संगीत” का विशेष प्रकाशन 


भातखंडे-संगोतशाद्र 


[ भाग १ ] 


'हिन्दुरतानी संगीत-पद्धति' ( थ्योरी मराठी ) के प्रथम भाग का 
हिन्दी-अनुवाद 


मूल लेखक 
पं० विष्णुनारायण भातखंडे ( विष्णु शर्मा ) 





अनुवादक 
ओर विश्वम्भरनाथ भट्द, एप. ए., संगीत विशारद 


श्री सुदामाप्रसाद दुबे, सगीताचाये, साहित्यरत्न 





अकाशक 


6 संगीत कार्यालय, हाथरस ( छ० प्र० ) 


मूल्य १८)२५ 


प्रथम संस्करण : 
सितम्बर, १६९५१ 
द्वितीय संस्करण : 
अप्रैल, १९५६ 
तृतीय संस्करण : 
मां, १६६४ 
चतुर्थ संस्करण : 
जनवरी, १९६७४ 


मातखंडे संगीत-शास्र 
[ हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति | 


>7]58५५ भाग १ 
पाव्यक्रम में स्वीकृत 


भातखंडे-यूनिवर्सिटी आफ इण्डियन स्थूजिक, लखनऊ 
माधव-संगीत-महाविद्यालय, ग्वालियर 

भारतीय संगीत-विद्यापीठ, बम्बई 
आये-संगीत-विद्यापीठ, कलकत्ता 

आल इण्डिया म्यूजिक-कालेज फॉर गल्से, कलकत्ता 
संगीत-समाज-कालेज, मेरठ 

नेशनल स्कूल आफ इण्डियन म्यूजिक, कानपुर 
बंगाल-म्यूजिक-कालेज, कलकत्ता 
चतुर-संगीत-महाविद्यालय, नागपुर 
भातखडे-संगीत-विद्यालय, जबलपुर 

आदि विभिन्‍न संगीत-संस्थाओं के पाख्यक्रम में यह पुस्तक स्वीकृत है। 





संग्रीत प्रेस, हाथरस 


अप्नो ओर से 


भाषा के विकास के पदचात्‌ व्याकरण की सुष्टि हुई है और व्याकरण का 
रूपान्तर भाषा के परिवर्तनों पर आश्रित रहता है। इसी प्रकार 'संगीत-पद्धति' का 
जन्म और रूपान्तर हुआ है, अतः संगीत में पद्धति को अनिवार्यता होने पर भी इसकी 
'रचना' पद्धति के आश्रित नहीं की जा सकती | 


पद्धति परिवर्तेतमय होती है और उससे केवल रूप+रेखा-मात्र का आभास 
कराया जा सकता है। संगीत का सम्बन्ध आँखों की बनिस्बत कानों से अधिक है, 
अतः जीवित कला का दशन पद्धति-प्रंथ में आँखों द्वारा नहीं, वरन्‌ कानों से प्रत्यक्ष 
सुनकर ही किया जा सकता है। 


संगीत के तीनों अंग -गीत, वाद्य और नृत्य में अभिन्‍नता है। गीत भावाभि- 
व्यक्ति का आंग्रिक रूप है, वाद्य गीत का पूरक क्षेत्र है और नृत्य भावोन्माद का गठित 
स्वरूप है। इस प्रकार गीत में वाय और नृत्य के मूल तत्त्व सन्निहित रहते हैं, अतः 
उसकी प्रधानता स्पष्ट हो जाती है । 


संगीत-पद्धति में प्रधानतः गीत और उसकी स्वर-रचना पर एवं ध्वनि-्षेत्र 
की उचाई-निचाई पर ही विचार किया जाता है। इस ध्वनिनक्षेत्र के स्थायित्व पर 
ही संगीत-भवन खड़ा हुआ है और ध्वनि ( स्वर )-विचार को ही अनेक रूपों में 
विभागीकरण द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न संज्ञाएँ देकर इस योजना को विस्तृत किया है। 
सम्पूर्ण रूप से यदि संगीत पर विचार किया जाए, तो पद्धति-प्रंथों में ताल और नृत्य 
का विधान भी दिया जाता आवश्यक होना चाहिए, कित्तु प्राय: पद्धतिकारों ढ्वारा ऐसा 
नहीं किया गया । ताल और नृत्य का साहित्य स्वतन्त्र रूप से अलग ही पाया ज़ाता है। 
इस प्रकार सामान्य रूप से 'संगीत-पद्धति' का अर्थ केवल स्वर-रचना और राग-रचना 
ही माना गया है। 


हमारी संगीत-पद्धति के क्रमिक रूप से ऐतिहासिक आधार-प्रंथ प्राप्त नहीं हैं । 
'सामवेद की ऋचाओं को आदि-ख्रोत माना जाता है, परन्तु इसके पद्चात्‌ यह पयस्विती 
जिन अगणित अज्ञात स्थलों में घमती-फिरती आज हमारे सामने प्रस्तुत है, वह रूप 
इसके प्राचीन उन्नत स्वरूप से बिलकुल ही भिन्‍त है। शाख्कारों की उपलब्ध रचंनाओं 
से जितना ज्ञात हो सकता है, वह ऐतिहासिक क्रमबद्धता की दृष्टि से बहुत अपूर्ण है । 
प्राप्य रचनाओं में भी मतंक्‍य प्राप्त नहीं होता; कई स्थल अस्पष्ठ भी हैं। स्वरलिपि- 
जसी कोई सुविधा भी प्राप्त नहीं होती, जिससे इन प्राचीन राग-रूपों एवं विधानों को 
समझा जा सके | सचमुच ही हमारे पुरातत को पढ़ सकने का एक-मात्र साधन स्वरांकन 
ही हो सकता था, जोकि दुर्भाग्यवद्श हमें प्राप्त नहीं है। आज हम भरत, कृष्ण और 
हनुमतू-मतों के मूल ग्रंथ ही नहीं पा रहे हैं, तब इन मतों की दुह्ाई देना एक 
ऐतिहासिक वस्तु-मात्र कहा जा सकता है। शाझ्भदेव, सोमनाथ, विद्यापति और 


है भातखंडे संगीत-शास्त्र 


अहोबल के विवेचन से हम उन्हें समझ ही कितना सके हैं ? इन महोदयों द्वारा 
यदि तत्कालीन रांगों की स्व॒रलिपियाँ भी दी गई होतीं, तो आज हमें उन चमत्कृत 
राग-स्वरूपों का पता चल सकता, जोकि इनके द्वारा आदरणीय हुए थे। मतभेद के 
सघन वन से एक निर्णय-पथ पर आ जाना कितना कठित है, यह इन रचनाओं के 
अध्येतां जान सकेंगे । 

परंतु -यह मतभेद और मतान्‍्तर का चक्र जहाँ समय के साथ-साथ 
परिवर्तन का द्योतक है, वहाँ हमारी भारतीय भावना का पोषक भी है। भारतीय 
विचारकों ने विचार-स्वातंत््य को जो महत्त्व दिया है, उसके दशंवन आपको 
उपनिषद्‌, पुराण, स्मृति, न्याय, सांख्य--सभी रचनाओं में दिखाई पड़ेंगे। प्रत्प्ेक 
मनीषी ने अपने अनुभव अपने विचार मुक्त कंठ से कहे हैं और उसके स्वतस्त्र 
स्वर को सदैव हमारे यहाँ सम्मान प्राप्त हुआ है। यह विचारधारा भी इस धर्म- 
प्राण और आस्तिक देश की विशेषता है कि प्राय: सभी कलाएँ और विद्याएँ अत्यन्त 
पावन रूप से देवी और देवताओं से सम्बन्धित मानी गई हैं, उनमें सप्राण शक्ति 
का-जीवन का निवास माना है और उन्हें मोक्ष-मार्ग का साधन तक माना है। 
मोक्ष' भारतीय विचारकों का चरम लक्ष्य रहा है और उससे एवं ईइ्वरी शक्ति से 
सम्बन्धित करने में उतका उद्देश्य कला के उपासकों को कठोर साधना, एकाग्रता 
एवं तन्‍्मयता, स्नेह, आदर आदि अनिवार्य हेतुओं के लिए आदेश देता माता जा 
सकता है। 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अब हमारे पास न प्राचीन स्वर ही हैं और न 
राग-रूप ही हैं। हमारे रागों के नाम यदि प्राचीन नामों से मिल भी जाते हों, तो 
पुरातन के नाम पर सिवा नाम-साहदय के, हमारे पास कुछ नहीं है। श्रुति-स्थानों के 
अनिर्चय एवं स्वर-स्थानों के विक्ृत रूप से हमारे प्रचलित राग-हूप सभी 
आधुनिक हैं। इस प्रकार से हम एक नवीन प्रणाली के संगीत पर विचार करते 
समय उन प्राचीन उल्लेखों को इन प्रचलित रूपों के लिए कदापि ठीक नहीं मान' 
सकते। जबकि हमारे स्वर ही नहीं हैं ( श्रुति-स्थान के अंतर के कारण ), तब 
इन स्वरों के उपयोग से जो स्वरूप उत्पन्न होगा, वह किसी भी दृष्टि से हमारे प्राचीन 
स्वरूप का प्रतिबिब नहीं कहा जा सकता। संगीत-शाख्त्र मे श्रुतियों ,का स्थान 
सूक्ष्म माना गया है और प्राचीन काल में इसके उपयोग द्वारा ही राग-स्वरूप 
सिद्ध किया जाता था। इस समय इनकी संख्या २२ से घटकर १२ रह गई है 
या की जा चुकी है। यह संक्षिप्तीकरण सुगमता की दृष्टि से बहुत अच्छा कहा 
जा सकता है, परंतु शेष १० श्रुतियों के अभाव ते प्राचीन रागों का तो अन्त 
ही कर दिया। इन १२ श्रुतियों में भी कुछ स्थान प्राचीन श्रुतियों के सूक्ष्म अंतर पर 
अवस्थित हैं। सारांश में, इस समय प्राप्त प्रचलित स्वरूप नवीन हैं और इन नव- 
परिवरतित स्वरूपों के लिए प्राचीन विवेचकों के विवेचन से सहायता चाहना सवंथा 
गलत चीज है । 

. इस परिवतेन के कारण का पता देश के इतिहास से सहज ही जानाजा 
सकता है। मुसलमानों के आगमन के पूर्व हमारे संगीत का चरम श्रेणी का 


प्रथम भाग 4 


विकास हो चुका था विदेशी शासकों और हमलावरों के कारण उत्तर-भारत की 
शांति सकड़ों वर्षों तक नष्ट रही । इस संगीत-लता के क्रमश: मुरझाने का समय 
यही था । मुगलों के राज्य-काल में अकबर-जंसे सम्राट्‌ ने धाभिक आदेश ठुकराकर 
भी संगीत का सम्मान 'तानसेन' के रूप में किया। यह पुरातन संगीत-प्रदीप की 
अंतिम प्रकाशवान्‌ लौ थी। इसके पर्चात्‌ यह प्रदीप ज्योतिहीन हो गया । ऐयाश 
बादशाहों श्रौर नवाबों ने संगीत को विलासिता का साधन बताया । आशिक प्रलोभनों 
ओर दरबारी नियमों की दृष्टि से मुसलमानों ने इस कला को अपने हाथ में लिया 
और मनमाने स्वरूपों से तोड-मोड़कर एक जलसों की चीज बना ली। शादी-सम्मानत 
के गौरव से इसे अपने खानदान तक ही सीमित रखना आरम्भ कर दिया । हिन्दुओं 
का प्रवेश न तो राज-दरबार में ही था और न उनका महत्त्व सच्चे कलाकार 
होने पर भी मुस्लिम-गायकों के सम्मुख स्वीकार किया जाता था। फलतः 
हिन्द्‌ लोग इस उत्साहहीन दशा में इसे छोड़ बेठे और परिणामस्वरूप बिना 
शाख्तर-ज्ञान के, सुने-सुनाए ज्ञान के फलस्वरूप, तत्कालीन मुह्लिम-गायकों ने संगीत 
का जो स्वरूप उत्पन्त किया तथा बाद में उनके घरानों में जिस स्वरूप का संवर्धन 
होता रहा, वह रूप हमें प्राप्त होता है । 


यह रूपान्तर पिछले पाँचसो वर्षों से होते हुए आज इस दशा में प्राप्त होता है । 
निरक्षर गायकों के आश्रित भारतीय संगीत, पद्धति और शृखला से- विहीन हो गया 
॥। आइचये यह था कि ये गायक प्राचीन नामों से अपना नवीन रूप सुनाते रहते थे, 
जिससे एक अध्येता को बड़ी कठिनाई होती थी । इन उस्तादों की उस्तादी का प्रदशन 
स्वनिर्मित स्वरूपों में भी हुआ है। इस प्रकार प्राचीन संगीत का भ्रष्ट उच्छिष्ट इन 
खाँसाहबों की क्ृपा-कोर से प्राप्त हुआ और उसी को स्वर्गीय पं० भातखडे ने 
तरतीबवार धो-पोंछु और सजाकर एक थाल में जमा दिया है। ये भग्नावशेष भी 
हमारे आँस पोंछने के लिए काफी हैं; अन्यथा हमारे पास इस समय अपना कहा : 
जा सकनेवाला कुछ भी नहीं है। अस्तु-- 


स्वर्गीय पं० भातखंडे--उत्तर-भारतीय संगीत के लिए एक उद्धारक, पोषक 
एवं संवर्धक सिद्ध होते हैं। उनकी विशाल कतृ त्व शक्ति, महात्‌ परिश्रम और 
ज्वलंत प्रतिभा का प्रमाण उनकी रचनाओं से स्पष्ट दिखाई देता है। संगीत-जिज्ञासु 
के रूप में समस्त देश का भ्रमण करने, प्राप्य हो सकनेवाले समस्त ग्रंथों का गहन 
अध्ययन करने एवं देश के चोटी के गायकों के सहवास तथा शिष्यत्व में रहकर 
सहस्रों राग-गीतों का संग्रह करने के परचात्‌ उन्होंने इस विषय पर अपनी लेखती 
उठाई है। “लक्ष्यसंगीवः उनका पद्धति-ग्रंथ है, जिसकी विवेचना विस्तृत रूप से 
हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' के चार बड़े-बड़े भागों में की है। लक्ष्यसंगीत' की पूरक 
रचना अभिनव रागमंजरी' है। पद्धति के शास्रीय विवेचन के उपरान्त उदाहरण- 
स्वरूप अनेक रागों की लगभग १८७५ चीजें अपनी सरल और सुबोध स्व॒रलिवि- 
पद्धति में बाँधकर “क्रमिक पुस्तक-मालिका' के ६ भागों में प्रस्तुत की हैं। रागों 
के आरंभिक अध्ययन की 'स्वरमालिका' और सस्वरबोध' नामक रचनाएँ भी अनुपम 
हुई हैं। इस प्रकार स्वर्गीय भातखंडे का सम्पूर्ण साहित्य, एक सम्पूर्ण चित्र-जसा है, 


धर भातखंडे संगीत-शाख्त्र 


जो आज उत्तर-भारत की शिक्षण-संस्थाओं और शिक्षाथियों के लिए पूजनीय 
हो रहा है। इस सम्पूर्ण रचना में जहाँ प्रचलित राग-रूपों का स्पष्ट चित्रण हुआ है, 
वहाँ रचनाकार की प्रतिभा का दर्शन, ठाठ-पद्धति, स्वरलिपि, रागों के लक्षणगीत॑ आदि 
के द्वारा होता है। इस समय के संगीत-विद्यालयों में ये रचनाएँ ही आधार-ग्रंथ मानी 

गई हैं औरं स्वर्गीय भातखडेजी का चित्रित किया हुआ पद्धति-स्वछूप ही सभी के 
द्वारा ग्रहणीय माना गया है। उनका यह कार्य संग्ीत-संसार में उनके श्रेय को सदेव 
ब्रनाए रखेगा । | 


६ ० 


कुछ घरानेदार गायकों और संगीत-विवेचकों ने प्रस्तुत पद्धति के लिए अपने 
इस प्रकार विचार भी प्रकट किए हैं कि इस पद्धति में कम ठाठों में अधिकाधिक 
रागों को रख देने के प्रयत्न में कुछ रागों के साथ अन्याय हुआ है। इसी प्रकार 
रागों के स्वरूप, वादी-विवादी एवं गरायन-समय आदि में भी ज्यादती हुई है । 
स्वरलिपि की अपूर्णता एवं एक-दो बार सुतकर ही स्वरलिपि बना देने के प्रयत्न में 
घरानेदार बन्दिशों का रूप विकृत हो गया है। पाइचात्य स्वरों के अनुकरण पर 
स्वर-स्थान निश्चित करने से श्रत्यंतर के कारण रागों में भी अंतर आ गया है, इत्यादि । 
परंतु ये सब तक इस रत्तराशि को नगण्य सिद्ध नहीं कर सकते। यदि ये कमियाँ 
रह भी गई हों, तो भी उन्तका संस्कार इसी भवन के आधार पर क्रिया जाना युक्ति- 
संगत होगा । लेखक तो अपनी रचना को वर्तमान का एक चित्र-मात्र कहुता है और 
भविष्य में आगे बढ़नेवालों के लिए एक सुसंगत मार्गे-मात्र ही मानता है। उसका 
कथन उसी के शब्दों में इस प्रकार है +-- 


“लक्ष्यसंगीतकाराचे वेली संस्कृत-ग्रंथ होते व ते त्यानें पावलें होतें, परन्तु 
प्रत्यक्ष उपयोगातल संगीत-ग्रंथाना सोड़ून परिवर्तन पावलें होतें, म्हणन “लक्ष्य- 
प्रधानानिशास्ाणि! या न्‍्यायाने त्याने प्रचारांतलें संगीत आपल्या ग्रथांत सामील 
केले-- और--आण रवी शेंपन्‍नास वर्षानी जरु पंडित आपल्या या कालचें संगीत 
कस होतें' ते शोध्‌' लागले तर या लक्ष्यसंगीताची त्यांस मदत होईल.” 


इससे अधिक संयमित और विनम्र अभिलाषा क्या हो सकती है ! 


२५ है है ५ 


अब कुछ बाते प्रस्तुत अनुवाद के विषय में कह देना चाहता हूँ। मूल 
पुस्तिका हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति” मराठी में है। यह देश के सम्पर्ण संगीत- 
विद्यालयों में थ्योरी के नाम से पाज्य-ग्रंथों. में नियत है। मल ग्रंथ चार बड़े-बड़े 
भागों में है । प्रस्तुत प्रथम भाग का हिन्दी-भाषान्तर हिन्दी-ज्ञाता एवं मराठी न जानने 
वाले शिक्षा्थियों के हेतु किया गया है। इस ग्रंथ की उपयोगिता विद्यार्थियों तथा 
शिक्षकों, गायकों और संगीत-प्रेमियों-सभी के लिए समान है। यह आज के संगीत 
का एक-मात्र पद्धति-ग्रंथ है, अतः इसका महत्त्व सवंमान्य हो ही जाता है। आशा है 
संगीत-प्रेमी इस हिन्दी-भाषान्तर से लाभान्वित होंगे । 


प्रथम भाग | ह 


संगीत-प्रेमियों के सम्मुख इस लाभदायक्र एवं उपयोगी भाषान्तर को प्रस्तुत 
करने का सम्पूर्ण श्रेय 'संगीत' के संचालक--श्री प्रभूलाल जी गर्ग को ही है। 
श्रीमान्‌ गगेजी द्वारा की जानेवाली संगीत-सेवाओं का महत्त्व संगीत-संसार में चिर- 
स्मरणीय रहेगा । आपने ही आज से १७-१८ वर्ष पर्व से हिन्दी का एक-म्रात्र 
संगीत-सम्बन्धी मासिक पत्र 'संगीत' निकालकर एवं संगीतसागर, रागदर्शन, 
संगीतसीकर, संगीतअर्चना, संगीतकादम्बिनी, आदि ग्रंथ प्रकाशित करके तथा 
संगीत के संस्कृत-ग्रंथ' सगीतपारिजात, - संगीतदर्पण, स्वरमेलकलानिधि आदि की 
हिन्दी-टीका तथा उर्द के मारिफुन्तग़मात का हिन्दी-अनुवाद कराकर सहस्रों नर- 
नारियों को संगीत-प्रेमी बनाया है। उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप यह भाषांतर 
पाठकों के सम्मुख आ रहा है । 


इस भाषान्तर में यथासम्भव बोलचाल की और सरल भाषा का ही प्रयोग 
किया है, जिससे सर्वसाधारण लाभान्वित हो सकें। ग्रंथकार द्वारा दिए हुए संस्कृत 
और इज़लिश के प्रमाणों को मूल रूप में ही रख दिया है, ताकि पाठक प्रमाण का 
उद्धरण प्रमाणदाता के शब्दों में ही जान सकें। ययासम्भ व मेरा प्रयत्न मूल ग्रंथकार 
के प्रत्येक भाव, विचार और तक की स्पष्टता ही रहा है और यह भाषान्तर पूर्ण 
सावधानी से ही किया है, फिर भी दृष्टिदोष से होनेवाली भूलों का मैं उत्तरदायी हूँ । 


अंत में इस भाषान्तर-कार्य में सहयोग देनेवाले वन्धुओं के प्रति अपनी आन्तरिक 
कुतज्नता प्रकट करता हूँ। कुछ मित्रों ने अपना अमल्य समय देकर इसकी प्रतिलिपि 
तेयार करने में जो सहायता दी है, उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। 


खातेगाँव किमधिकस्‌ 
( मध्यभारत ) 
मार्गशीर्ष १५, सं० २००६ सुदामानत्रसाद दुबे 


प्रकाशक का वक्तव्य 


आज के संगीत-समाज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जिसने संगीत के पंडित 
श्री विष्णुनारायण भातखंडे का नाम न सुना हो ! इस संगीताचायें ने अपने जीवन- 
काल में देश-देशान्तर का भ्रमण करके संगीत के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था, 
जिनमें से हिन्दी-भाषी संगीत-विद्याथियों तक उनकी 'क्रमिक पुस्तक-मालिका' की पहुँच 
तो हो सकी, शेष ग्रंथ संस्कृत या मराठी में होने के कारण, हिन्दी-विद्यार्थी उनके पठन- 
पाठन से लाभान्वित न हो सके । 


यद्यपि क्रमिक पुस्तकें भी आरंभ में मूल रूप से मराठी भाषा में ही थीं, किन्तु 
उनकी स्व॒रलिपियों से तो हिन्दीवालों ने लाभ उठाया ही, शेष राग-वर्णन या शाखीय 
विवेचन इन पुस्तकों में भी मराठी में होने के कारण हिन्दी-विद्याथियों की समझ से दूर 
ही रहा है। कुछ समय बाद जंसे-तेसे इनका प्रथम भाग हिन्दी में प्रकाशित हुआ । यह 
भाग तो एक छोटी-सी पुस्तिका के रूप में था, अत: आसानी से प्रकाशित हो गया, किन्तु 
कई वर्ष तक अन्य भागों के हिन्दी-भाषान्तर के लिए विद्यार्थी तड़पते रहे और कोई 
सुनवाई न हुई; अन्त में हमारी बहुत कोशिशों के फलस्वरूप इनका हिन्दी-अनुवाद 
प्रकाशित हुआ और तब विद्यार्थियों ने संतोष की साँस ली । 


हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 'क्रमिक पुस्तक-मालिका' के कुल ६ भाग हैं, जिनमें 
अनेक रागों की स्वरलिपियाँ दी गई हैं। थ्योरी या शाख्लीय विवेचन तो इनमें 
संक्षिप्त रूप से थोड़ा-थोड़ा दिया गया है। संगीत के हास्रीय विवेचन पर तो 
श्री भातखंडेजी ने एक स्वतन्त्र ग्रंथ का निर्माण अलग ही किया था। जिसका 
नाम है-- हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' ( थ्योरी मराठी )। इसके बड़े-बड़े चार 
भाग हैं। प्रथम भाग में ३९४, दूसरे में ५००, तीसरे में ४७८ और चौथे भाग में 
११२० पृष्ठ हैं, जिनमें संगीत-कला का भंडार भरकर यह महान व्यक्ति संगीत- 
विद्याथियों के लिए रख गया है; किन्तु दुर्भाग्यवश संगीत के हिन्दी-भाषी विद्यार्थी 
इनके दशेन तक नहीं कर सके, क्योंकि मूल ग्रंथ के चारों भाग मराठी भाषा में थे ! 
इनकी लोकप्रियता मराठी-जनता तक ही सीमित रही और वहीं इनका लाभ 
भी उठा सकी | द 


इन पुस्तकों की विशेषता का इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा कि 
लखनऊ की प्रश्तिद्ध भातखंडे-यूनीवर्सिटी तथा संगीत की अनेक शिक्षण-संस्थाएँ, 
जो कि हिन्दी के गढ़ उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान और बिहार आदि में हैं, उक्त 
मराठी-ग्रंथों को ही अपने पाख्यक्रम ( कोर्स ) में रखने पर मजबूर हुई ! इसका 
कारण सिवाय इसके ओर क्‍या हो सकता है कि हिन्दी भाषा में संगीत की थ्योरी 
की अन्य कोई पुस्तक उस समय नहीं थी और उक्त ग्रंथों को हिन्दी में अनुवाद 


प्रथम भाग & 


करके प्रकाशित करने का किसी भी प्रकाशक ने साहस नहीं किया ! विद्याथियों के 
लिए तो कुछ रखना ही था, अतः हम तो यही समझते हैं कि विवश होकर ही उन 
शिक्षा-संस्थ!ओं को हिन्दी-प्रदेशों में मराठी के उक्त ग्रथ अपने कोसे में रखने पड़े । 

प्रकाशकों की इस उदासीनता का भी एक कारण है, वह यह है कि संगीत का 
क्षेत्र सीमित होने के कारण तत्सम्बन्धी पुस्तकों की खपत बाजार में आसानी से 
इतनी नहीं हो पाती कि प्रकाशकों को अपनी पूंजी सुरक्षित रूप से कुछ मुनाफा- 
सहित वापस मिलने की आशा हो । इसलिए हम देखते हैं कि हिन्दी के प्रकाशक 
जहाँ अन्य विषयों की पस्तकों के लिए शिक्षा-विभाग के चक्‍कर काटा करते हैं, वहाँ 
संगीत-सम्बन्धी पस्तकों के प्रकाशन से बचते रहने में ही अपना कल्याण समझते हैं। 
संगीत या साहित्य के प्रचार की अपेक्षा इन प्रकाशकों को अपने लाभ की ही चिन्ता 
विशेष रूप से रहती है। लेकिन उक्त परिस्थिति में संगीत के हिन्दी-विद्याथियों को 
कंसी-कंसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, इसका अनुमान सहज में ही 
लगाया जा सकता है। | 

'संगीत-कार्यालय” इस ओर प्रयत्तशील था और उस अवसर की प्रतीक्षा 
कर रहा था कि विद्यार्थियों की यह कठिनाई दर हो जाए। हमने निश्चय कर लिया 
कि कार्यालय को चाहे इन पुस्तकों के प्रकाशन में घाटा ही क्‍यों न उठाना पड़े, 
किन्तु ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को हम अंधकार में विलीन नहीं होने देंगे। इस शुभ 
संकल्प के बांद, तलाश करने पर मालूम हुआ कि उक्त ग्रंथ के मराठी भाग भी अब 
किसी भी मल्य पर बाजार में नहीं मिल सकते । तब हमने 'संगीत” मासिक पत्र में 
एक विज्ञापन छापकर दुगुने-तिगुने मूल्य पर भी इन पुस्तकों की एक-एक प्रति 
खरीदने की इच्छा प्रकट की ! सौभाग्य से हमारे एक आदरणीय संगीत-ग्राहक 
श्री बी. एच. देवकरन ( गुलबर्गा ) ने मराठी के तीनों भाग हमारे पास बिना मूल्य 
भेज दिए और हमने अनुवाद-कार्य का श्रीगरोश कर दिया । यदि इन महोदय का 
हमें उस समय सहयोग प्राप्त न हुआ होता, तो यह हिन्दी-अनुवाद, जो इस समय हम 
उपस्थित कर रहे हैं, शायद अभी न कर सके होते; अत: इस मह्ठत्ती कृपा के लिए हम 
श्री देवकरनजी के अत्यन्त आभारी हैं । 

प्रथम भाग के इस अनुवाद का कुछ अंश जब हमने संगीत” मासिक पत्र में 
निकालना आरम्भ किया, तो उसे पढ़कर हमारे पाठक अत्यन्त प्रभावित हुए ओर 
जोरदार शब्दों में पुस्तक के प्रकाशन की माँग करने लगे। प्रसन्‍तता की बात है कि 
उनकी इच्छा के साथ-ही-साथ संगीत के हिंदी-विद्याथियों की भी इच्छा पूर्ण करने 
में हमें सफलता मिली है, और हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' के प्रथम भाग का यह 
हिन्दी-अनुवाद 'भातखंडे-संगीतशा््र' के नाम से हम संगीत-प्रेमियों के सम्पुख 
उपस्थित कर सके हैं। 

मल पस्तक के नाम में परिवतंन करने के कारण का उल्लेख भी यहाँ कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। प्रायः अनेक व्यक्ति इस भेद को नहीं समझते कि 
'हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति क्रमिक पुस्तक-मालिका' यह अलग ग्रंथ है और 'हिल्दुस्तानी ' 
संगीत-पद्धति' यह एक दूसरा ही ग्रंथ है। बहुत-से ग्राहक पुस्तक मंगाते समय 


१० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


प्राय: यह लिख देते हैं कि 'हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में 
पुस्तक-विक्रेता का इस विचार में पड़जाना स्वाभाविक है कि ग्राहक 'क्रमिक पुस्तक' 
चाहता है या थ्योरी की पुस्तक माँग रहा है। इप्ती अड़चन से बचने के (लिए प्रस्तुत 
पुस्तक का नाम 'भातखंडे-संगीतशार्त्र' रखना हमने उचित समझा है, जिससे कोई भ्रम 
न रहे और पाठकों की इच्छानुसार उन्हें पुस्तक प्राप्त हो जाए। 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भिक 5८ पृष्ठ तक का हिन्दी-अनुवाद 'संगीत' के सम्पादक 
श्री विश्वम्भरनाथ जी भट्ट संगीतविशारद' ने किया है और शेष संपूर्ण अंश का 
अनुवाद श्री सुदाभाप्रसाद जी दुबे द्वारा हुआ है। अनुवादकद्दथ ने जिस परिश्रम 
ओऔर लगन से यह काये किया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं ओर आशा 
करते हैं कि आगे भी इनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा । 


इस पुस्तक की बिक्री सन्‍्तोषजनक रूप से होगी या नहीं, इसका विचार 
छोड़कर हम अपने निश्चय पर अटल हैं, अतः आगे के भागों का हिन्दी-अनुवाद 
भी करा दिया गया है। आशा है, संगीत-प्रेमियों का प्रेम और सहयोग हमें प्राप्त 
होता रहेगा और हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे । 


जन्माष्ट पी 


ह (4 9-० -गार्जा. 
सवत््‌ २००७ वि० 4 हद 





अनुक्रमणिका 


क़र० सं०. विषय 

१ हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 
२ संगीत व गायन 

३ स्वर 

४ सप्नक 

प ठाठ 

६ आरोह, अवरोह 

७ राग-जाति 

८ ठाठों के नाम 


९ छुह राग, छत्तीस रागि नियाँ 
१० कोमल व तीव्र स्वर 
११ बिलावल ठाठ 

१२ कल्याण ठांठ 

. १३ खमाज ठाठ 

१४ भेरव ठाठ 

१५ पूर्वी ठाठ 

१६ मारवा ठाठ 

१७ भरवी ठाठ 

१८ आसावरो ठाठ 

१६ काफी ठाठ 

२० तोड़ी ठाठ 

२१ राग 

२२ वादी-सं वादी 

२३ विवादी-अनुवादी 
२४ विवादी स्वर का प्रयोग 
२४ कल्याण ठाठ के राग 
२६ मार्गी संगीत 

२७ देशी संगीत 

२८ संगीतरत्नाकर 

६६ यमन राग 

३० दाक्षिणात्य स्वर-ताम 
३१ कल्याण के प्रकार 
३२ राग और रागिनियाँ 


रो 


| ३३ ग्रह, न्यास 


१३ 


१४ । 
१५ | 
१६ | 
१७ | 
| ३८ रागत्तरंगिणी 


१६ 


१६ | 
| ४० राग कंसे गाना चाहिए 


२१ 


२२ | 
| ४२ राग-पसमय 
| ४से आश्रय राग 


२४ 
२६ 


२६ | 
२६ | 
| ४६ खयाल 


रद 


श्८ | 
र्‌€ | 
र२€ | 
२९ | 
२० | 
३० | 
३१ । 
३२ । 
३४ । 


रे 


३६ | 
) | ४८ श्रुति 
| ५९ प्राचीव काल में वादी-विवादी 


४१ | 


४७ 
४0 
४२ 
४३ 


3 
४७ | 





क़० सं० विषय 


३४ आलाप 

३५ स्थायी, अंतरा 
३६ पूर्वांग, उत्तरांग 
३७ गायन-प्रकार 


३६९ गायन के गुण व दोष 


४१ तान 


४४ गायन-शली 
४५ श्रुपद 


डजछ टप्पा 

४८ मुस्लिम-शासन में संगीत 
४६ ठुमरी , 

५० गमक 

५१ सगीत में परिवर्तन 
५२ राग यमन का सारांश 
प्३ कल्याण ठाठ के वर्गे 
५४ शुद्धकल्याण 

प५ जीव स्वर, अंश स्वर 
५६ प्राचीन आलाप-पद्धति 
५७ राग-गायन-समय 


६० अलंकार 
६१ भूपाली 
६२ चन्द्रकांत 
६३ यमन 


. 35 


0 
प्‌ 
नर 
रे 
भरे 

94 
हक ।ए 

“4 ८+ 

४६ 
६७ 

श्र 
घ्व 
4 

६९६ 
द्द 

20 
3२ 
3३ 

७9 
जहर 
ष्0 
प्‌ 
9224 
८३ 
2 
छह 
€ १ 

हर 
९५ 


१०३ 
१०३ 


६४ भूपाली व चन्द्रकांत का विस्तार १०४ 


१२ 


क्र० सं० विषय 

६४ मालश्री 

६६ भरव ठाठ का उदाहरण 
६७ हिन्दोल 

६८ बंगाल के संगीत-ग्रंथ-लेखक 
६६ हिन्दोल का स्वरूप 

७० दोनों मध्यमवाले राग 

७१ हमीर 

७२ केदार 

७३ रागों का ध्यान 

७४ कामोद 

७५ छायानट 

७६ द्याम 

७७ संगीत के उपलब्ध ग्रंथ 

७८ गौड़सा रंग 

७६ चन्द्रोदय के ठाठ व उनके स्वर 
८० बिलावल 


८१ दकराभरण के दाक्षिणात्य राग 


८२ दक्षिण के पद्धति-ग्रंथ 


८३ बिलावल ठाठ के रागों के नाम 
८४ रागांग, भाषांग, क़ियांग, उपांग 


दर अल्हैया 

८६ मूच्छेना 

८ ग्राम 

झ८ देवबगिरी 

८९ यमनी 

९० देशकार 

९१ मध्यकालीन शा ख्रक्ार 
९२ सामवेद के प्रश्न 
६३ बिहाग 

९४ बिहागड़ा 

६५ शकरा 

६६ ककुभ 

६७ सरपरदा 

€्द नद 

६९ शुक्लबिलावल 


पृष्ठ 


१०७ । 
१०८ | 
११२ | 
११५ | 
११७ | 
११८ | 
११८ | 
१२० | 
१२७. । 
१५९ | 
१२४ । 


१३७ 


१४७ 
१४५० 
१५० 


१४५२ 
१०० 
१५७ 


१७० 


१७७ 


(८१ 
डरे 
स्व 
१९० 
१६२ 
१९४ 
१६६ 


| क्र० सं० 





भातखंडे संगीत-दास्त्र 


विषय 


१०० लच्छासाख 

१०१ कल्पद्ू मे की विवेचना 
१०२ नादविनोद 

!०३ मलुहाकेदार 

१०४ हेमकल्याण 

१०५ दुर्गा 

१०६ हंसध्वनि 

१०७ गुणकली 

१०८ पहाड़ी 

१०९ मांड़ 

११० खमाज ठाठ के राग 


| १११ झिझोटी 
१३९ | 
१४३ | 


११२ कैप्टेन डे के विचार 
११३ पाइचात्य संगीत 


| ११४ खमाज 
, ११४ तिलंग 
| ११६ दुर्गा 

१५१ । 
१५१ | 


११७ रागेश्वरी 
११८ खंबावती 


| ११६ नारदोक्त राग-रागिनियाँ 
। १२० हारमोनियम 

| १२१ नारायणी 

१५७ | 
१६५ | १२३ प्रतापवराली 
। १२४ सोरठ 

१७३ | १२५ देश 

। १२६ तिलककामोद 
१७६९ 


१२२ नागस्वरावली 


१२७ वर्तमान गायकों १९ विचार 
१९८ रागतरंगिणी के स्वर 

१२९ जयजय वन्ती 

१३० गौड़मल्हार 

१३१ मल्हार के भेद 

१३२ गारा 


“१३३ बड़हंस 


पृष्ठ 


२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०७ 
२११ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
र्‌र८ 
० 
२२३ 
२२१ 
२२७ 
२२० 
२२९ 
२३१ 
र्३९ 
२३७ 
२४० 
२४२ 
२४४ 
२४६ 
२४९ 
रद 
२५० 
श्र 
२२६ 
२६० 
२६२ 
रन 
शरद 
र्द्८ 
२७१ 


22446 ८+22<5655:52 72 224०० ४००४०८ 
५०337 +022//27% 272 2,200०-६० 





५ ट 
पर की 
7 ।९ 
57... किट 
(६7 - 6५ 
(८ कंस. 
र्- क्र 
5 थटि एए 
पैछ ४ एि 
का ६ 
न अक 23 
पएः 9 फ पट 
म. (० 
पा च ि 
घ्ट़फि 
जा एफ 4 
किकलाफ हम अ 
अंक | 
5०4 कल 
नि त्च्व कि 
59 2: 
्ि ०० (5 
र्धट हि हि रख 
ए पी री 
(2 कर 
जज ४ 
करे रि 
४... 
हि मी मी 
कि 
हि 


जनल्म 


हिन्दुस्तानी संगीत-प्रद्धति 


( थ्योरी मराठी प्रथम भाग का हिंदी-अनुवाद ) 


प्रिय मित्रो ! मैंने बहुत दिनों से यह निर्चय कर रखा था कि एक बार तुम्हें 
योग्य स्वर-ज्ञान हो जाने पर, अपनी आधुनिक सगीत-पद्धति, जिसे प्रचार में कहीं-कहीं 
हिंदुस्तानी पगीत-पद्धति भी कहते हैं, सविस्तार तथा स्पष्ट रूप से समझा दूँगा। 
मेरा अनुमान है कि 'स्वरबोध', स्वरमालिका' इत्यादि पुस्तकों का तुमने भलीभाँति 
अध्ययन कर लिया है तथा स्वर-ज्ञान भी तुम्हें अच्छा हो गया है। अतः जितना 
संभव हो सकता है, उतनी सरल रीति से मैं उस पद्धति को तुम्हें समझाने का प्रयत्न 
करता हूँ। तथापि मेरा अनुमान है कि ऐसा करने के पुर्व दो-एक बातों का स्पष्टीकरण 
कर देना उचित होगा । में अभी, जिस पद्धति का उल्लेख करनेवाला हूँ, उसमें यद्यपि 
. हिदुस्तानी'-यह विशेषण जुड़ा हुआ है, तथापि इससे यह न समझना चाहिए कि 
आजकल यह हमारे संपूर्ण देश में समान रूप से प्रचलित है। संगीत की दृष्टि से, 
सुविधा के लिए हमारे देश के दो भाग किए जा सकते हैं। पहला उत्त र-भाग तथा 
दूसरा दक्षिण भाग । हम दक्षिण-भाग से मद्राप्त प्रांत का आशय समझेंगे तथा दोष 
संपूर्ण देश को उत्तर भाग कहेंगे। दक्षिण में कर्णाठकी-पद्धति प्रचलित है। इस समय 
मैं तुम्हें उसे न सिखाऊँगा। मैं जानता हूँ कि उस पद्धति के भाधार-ग्रंथों के विषय में 
अथवा उसकी राग-रचना के तत्त्वों के विषय में मुझे थोड़ा-बहुत बोलना पड़ेगा, परंतु 
वह हमारा आज का विषय नहीं है। यदि तुम यही मानकर चलो कि उत्तर-भाग में 
सवंत्र हिंदुस्तानी पद्धति प्रचलित है, तब भी हर्ज नहीं है। जगह-जगह विशिष्ट कारणों 
से राग-रूपों के संबंध में मतभेद हो सकते हैं ओर यह भी मैं मानता हूँ कि मतभेद हैं, 
परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि संगीत-पद्धति सर्वत्र एक ही है। तुम्हें अब 
भलीभाँति स्वर-ज्ञान हो गया है, अतः मैं जो कुछ कहूँगा, वह तुम्हारी समझ में अच्छी 
तरह आ सकेगा। योग्य स्वर-ज्ञान हुए बिना संगीत का ओऔपपत्तिक अथवा शाख्ीय भाग 
समझ में नहीं आता । 


स्वर-ज्ञान उत्तम हो जाने की पहचान यह है कि यदि कोई यह कहे कि अम्ुक 
स्वर गाओ, तो तत्काल वह स्वर गले से निकाला जा सके; इसी प्रकार यह पूछने पर 
कि अमुक ध्वनि का स्वर क्या है, तुरंत उस ध्वनि का स्व॒र-नाम लिया जा सके । 
एक बार ऐसा स्वर-ज्ञान हो जाने पर, फिर आगे का संपूर्ण मार्ग सरल है। दक्षिण 
में स्वर ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। खेद की बात है कि हमारे यहाँ 
इस विषय पर उचित परिश्रम नहीं किया जाता | तुम्हें यह सुनकर आदचर्य होगा 
कि हमारे यहाँ संगीत से ही अपना पेट पालनेवाले अनेक ऐसे लोग निकलेंगे, जिन्हें 
स्वर-ज्ञान अथवा राग-नियमों का यथोचित ज्ञान नहीं है। इस विषय पर यहाँ 
आलोचना करता मेरा उदं वय नहीं है, तथापि मैंने वस्तुस्थिति का उल्लेख-मात्र कर 
दिया है। मेरा तो कहना यह है कि स्वर-ज्ञान कै बिना न तो पद्धति का वास्‍्तविक 


१४ हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 


रहस्य समझ में आता है और न सच्चा आनन्द ही प्राप्त होता है। एक अन्य बात तुम्हें 
यह बताए दे रहा हू कि मैं जिस पद्धति को तुम्हें अभी सिखानेवाला हूँ, उसे कुछ 
नवीन ही ढंग से सिखाऊंगा । वह ढंग यह है कि तुममें से कोई एक, हर बार मुझसे 
प्रघन पूछता चले ओर मैं उस प्रइन का उत्तर देते हुए तुम्हारा समाधान करता चलू । 
जिसे जो प्रश्न सूभे, उसे वह अवद्य पूछ ले। मेरा अनुमान है कि इस प्रकार तुम्हें शीघ्र 
तथा उत्तम ज्ञान हो जाएगा । तुम लोग शिक्षित हो, अतः तुम्हें भी यह ढंग पसन्द 
आएगा। मैं जानता हँ कि पहले तो यह सुनकर तुम कुछ असमझजस में पड़ोगे। 
तुम सोचोगे कि संगीत-जसे अज्ञात विषय पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकेंगे, परंतु ऐसी 
अड़चन लेश-मात्र भी नहीं है । एक बार तुमने प्रशत शुरू किया नहीं कि फिर एक-पर- 
एक, अनेक प्रश्न तुम्हें अपने-आप ही सूझने लगेंगे । यह भी मैं जानता हूँ कि पहले- 
पहल तो तुम्हें बहुत-से प्रश्न पूछने पड़ेंगे, परंतु जेसे-जसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, 
वेसे-वेसे वे अपने-आप ही कम होते जाएँगे । संभवतः कुछ प्ररन अनर्गेल भी होंगे, 
परंतु उन्हें पूछने में लज्जित न होना ! तुम्हारे प्रश्न चाहे-जेसे क्‍यों न हों, परंत मुप्े 
उनसे कभी क्षोभ न होगा। मेरी तो यही हादिक इच्छा है कि इस हिन्दुस्तानी पद्धति 
को जिस प्रकार मैंने समझा है, प्रामाणिक रूप से उसी प्रकार तुम्हें भी समझा दूँ । 
प्रशनोत्तर के इस ढंग का मैंने कोई नवीन आविष्कार किया हो, यह बात नहीं है, तथापि 
इस पद्धति में इस शेली का उपयोग मैंने कहीं देखा नहीं, इसी कारण मैंने इसे तवीन 
कहा है। हमारी प्रचलित हिन्दुस्तानी पद्धति प्राचीन ग्रन्थों को छोड़कर अत्यधिक भिन्‍न 
हो गई है, अतः उसे अब ग्रन्थों की सहायता से नहीं सिखाया जा सकता । इसी से 
मैं तुम्हें प्रन्यों के खटराग में नहीं डालता । यह ठीक है कि वे भी तुम्हें पढ़ाए जाएंगे, 
परंतु यह फिर देखा जाएगा। कही-कहीं यदि प्राचीन ग्रन्थों के वाक्‍्यों का मैंने प्रयोग 
किया भी, तब भी प्रत्येक सिद्धान्त पर ग्रन्थों का प्रमाण देने का मैं वचन नहीं देता । 
हमारी प्रचलित पद्धति का समर्थन करनेवाले ग्रन्थ भी हैं, परंतु वे किस प्रकार तथा 
किस सीमा तक सहायक हैं, यह तुम्हें आगे चलकर विदित होगा | हाँ, तो अब हम 
अपने हिन्दुस्तानी संगीत के विवेचन में अग्रसर होते हैं। पहले तुम्हें 'संगीत' शब्द का 
अर्थ समझ लेना चाहिए । 


प्रशन : 'संगीत' शब्द का क्‍या कोई विशेष अर्थ माना जाता है ? 


उत्तर : हाँ, संगीत समुदायवाचक नाम माना जाता है। इस नाम से तीन कलाओं 
का बोध होता है । ये कलाएँ गीत, वाद्य तथा नृत्य हैं। इन तीनों कलाओं में गीत का 
प्राधान्य है, अत: केवल 'संगीत' नाम ही चुन लिया गया है । 

प्रश्न: इन तीनों कलाओं में से आप हमें कौन-सी कला सिखाएँगे ? 

उत्तर : मुभे तुम्हें गायन कला सिखानी है। 

प्रदन : गायन कला में आप हमें क्या सिखाएंगे ? 

उत्तर : गायन' पूर्णरपेण अपनी राग-रचना पर अवलम्बित रहता है, अतः 
गायन सिखाने का अर्थ उसके अन्तर्गत राग सिखाना होगा । यह स्पष्ट ही है कि सभी 
राग स्वरों पर अवलम्बित रहते हैं। तुमने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया है, उनमें 
स्वरों के नामों तथा रागों के नामों को देखा ही है, अब तुम्हें उन रायों की रचना के 


प्रथम भाग ॥ 


तत्त्व इत्यादि निश्चित पद्धति से सीखने हैं। हमारे यहाँ उत्तम गायक हैं, परंतु यह 
नहीं कि वे सभी पद्धति को जाननेवाले हों । मैं समझता हूँ कि तुम्हें पद्धति का महत्त्व 
समझाने की आवश्यकता नहीं है । 


प्रश्न : हमने जो स्वर सीखे हैं, वे ही इस हिंदुस्तानी पद्धति में प्रयुक्त होंगे अथवा 
कुछ दूसरे ही स्वरों का प्रयोग होगा ? इन सभी को आप एक बार शुरू से अच्छी तरह 
समझा दें, तो बड़ा अच्छा हो । 


उत्तर : तुमने जिन स्वरों को सीखा है, उन्हें ही इस हिंदुस्तानी पद्धति में प्रयुक्त 
होनेवाले स्वर समझो । उन्हीं की सहायता से तुम्हें अपनी पद्धति सीखनी है। यद्यपि 
उन स्वरों के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तथापि मुझे यह 
उचित प्रतीत होता है कि चलते-चलाते उनके विषय में भी कुछ बातें कहकर आगे 
बढ़ा जाए। इसमें पुनरुक्ति हो, तब भी हज नहीं है। हम अपने शास्त्र का आरंभ ही 
तो कर रहे हैं, अतः: स्वरों पर भी थोड़ा-सा विचार कर लें । 


प्रघन : अवश्य, ऐसा ही कीजिए; यह बड़ा उपयोगी होगा। .. 


उत्तर : मुख्य स्वर तो सात ही हैं, अर्थात्‌ सा, रे, गे, म, प, ध, नि। गायक 'री' 
के बदले 'रे' का उच्चारण करते हैं, इसलिए यहाँ 'रे कहा गया है। ग्रंथों में इन सात 
स्वरों के नाम हैं--षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत तथा निषाद । ये स्वर 
अच्छी तरह से तुम्हारे पहचाने हुए हैं। स्वरों के शुद्ध तथा विकृृत--दो भेद माने 
जाते हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी पद्धति में तीव्र तथा कोमल नाम दिया गया है। शुद्ध स्वरों 
को गायक तीत्र कहते हैं। केवल मध्यम को उपयुक्त संज्ञा प्राप्त नहीं है। इसका 
कारण आगे बताया जाएगा। हारमोनियम वाद्य पर छुद्ध स्वर सफेद पट्टियों पर 
दिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ नवीन शिक्षा्थियों को पहले-पहल बहुधा ये ही सातों 
शुद्ध स्वर सिखाए जाते हैं। अब यह समझाता हूँ कि विक्ृत स्वर किस प्रकार माने 
जाते हैं। में यह भी कह देना चाहता हूँ कि हारमोनियम का उदाहरण मैंने केवल 
सुविधा की हृष्टि से लिया है। उसके स्वरों से हमारे स्वर बहुत-कुछ मिलते हैं, यही 
सोचकर इस वाद्य का उदाहरण रखा है। कहा जाता है कि हारमोनियम के स्वरों में 
तथा हमारे प्रचलित बारह स्वरों में कहीं-कहीं अंतर है। स्वरों को विक्षत . करने का 
अर्थ है, उन्हें उनके निश्चित स्थान से विचलित कर देना | पंडितों ने इसकी यही 
व्याख्या की है। हम भी इसी व्याख्या को स्वीकार करेंगे। हमारी पद्धति में षड्ज 
तथा पंचम, ये दो स्वर कभी विक्नत नहीं होते । इन्हें अचल स्वर कहते हैं । ग्रंथों में 
इनके विषय में कहा गया है- हिदुस्तानीयपद्धत्यां तौ स्वरौत्वचलो मतौ' । विक्ृत 
स्वरों के विषय में आगे चलकर ग्रंथ-वर्णन उत्तम है, उसे याद रखो :-- 


स्व॒रस्तु प्रच्युतः श्रुत्या नियताया यदा भवेत्‌ । 
तदातस्य विक्ृतत्वमंगीकुवेन्ति पंडिता) ॥ 
रिगमधनयो लक्षे विक्रृंताः संभवंति यत्‌। 
अथतेषां विकारांस्तन्वशेयामि स्विस्तरस ॥ 


१६ हिंदुस्तानी संगीत-पद्ध ति 


पड़जप॑भयोश्च मध्ये कोमलो रिपभः स्थितः । 
कोमलोधेवतश्चापि पधयोरंतरे. पुन ॥ 
गांधारो रिगयोमेध्ये संगमतः कोमल्ामिधः | 
निषादोपि धनीमध्ये सूदुसज्ः सुसंस्थितः ॥ 
तीव्रभध्यमस्तु प्रोक्तो धंतरे मफ्योरपि। 


प्रत्येक सप्तक में रि, ग, मं, थ, नि, ये पाँच स्वर विकृत हो सकते हैं। इनमें से 
रि, ग, घ, नि, इन्हें कोमल तथा मध्यम को तीत्र संज्ञा प्राप्त होती है । 


प्र० : सप्तक' शब्द से किस वस्तु का बोध होता है ? 


उ० ; 'सप्तक' का अथे 'सातों का समुदाय स्पष्ट ही है। सातों स्व॒रों का क्रम से 
उच्चारण किया और सप्तक बना । रि, ग, मे, ध, नि, इन पाँच स्वरों को उपयुक्त 
कथनानुसार सप्तक में स्वीकार कर लेने से कुल बारह स्वरों की उपलब्धि होगी। 
इसी प्रकार प्रत्येक सप्तक में हम बारह स्वर मानेंगे। इस कथन से तुम्हें किचित्‌ 
विरोध का आभास दिखाई देगा । तथापि ऐसा मानने में कुछ नुकसान नहीं है। इस 
प्रकार यद्यपि स्वर तो बारह हो जाएंगे, परंतु उनके नाम हम सात ही रखेंगे। सप्तक 
की ग्रंथों में मेल, संस्थिति इत्यादि नामों से पुकारा गया है। प्रचार में गायक इसे 
ठाठ कहते हैं। इस अंतिम नाम को भलीभाँति याद रखना । यह नाम तुम्हें 
अत्यधिक सुनाई देगा । 


प्र० : तब तो इस “ठाठ' के विषय में आप हमें पूर्ण अभिज्ञान करा दें, तो 
अच्छा हो ? 


उ० : मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें अपनी संगीत-रचना को एक अर्थ 
में राग-रचना ही समझना चाहिए। इस राग-रचना का संबंध ठाठ-रचना से है। 
ठाठ ही राग का उत्पत्ति-स्थान माना जाता है। प्रत्येक राग किसी-न-किसी नियमित 
स्व॒र-सप्तक से निकलता है। इस विधान में ऐसा कोई रहस्य नहीं है, जो समझ में न 
आ सके। प्रत्येक राग को गाते समय, तुम कतिपय स्वरों को (सभी शुद्ध स्वर अथवा 
कुछ शुद्ध तथा विक्रृत स्वरों को) व्यवह्ृत करोगे ही । और जहाँ तुमने ऐसा किया कि 
अपने-आप ही कोई-न-कोई ठाठ उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक राग की जो 
आवंद्यक स्वर-रचना है, उसी का नाम “ठाठ' समझो । 


प्र० : इसे हम समझ गए। जितने राग हैं, क्या उतने ही ठाठ भी हैं? आपके 
कथन से तो यही प्रकट होता है कि प्रत्येक राग में एक ठाठ प्रयुक्त होगा । 

उ०: नहीं-नहीं ! तुम्हें आगे चलकर यह मालूम होगा कि एक ठाठ से अनेक 
राग उत्पन्न हो सकते हैं। यह विषय क्रम से आगे आनेवाला ही है । 


प्र»: तब फिर हमें ऐसी स्वर-रचना अथवा रागोत्यादक ठाठ कितने 
सीखने हैं ? 


प्रथम भाग १७ 


उ०: आजकल गायक प्रचार में जितने राग गाते हैं, वे सभी भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रकार से हमारे दस मुख्य ठाठों से उत्पन्न किए जाते हैं। इसलिए तुम्हें वें ही दस 
ठाठ सीखने हैं। तुमने 'स्वरमालिका' नामक पुस्तक का अध्ययन किया है, उसमें इन 
ठाठों के नाम तुम्हें हष्टिगत हुए ही होंगे। उन ठाठों की रचना इस प्रकार की जाती 
है, इन बातों को अब तुम्हें बताया जाएगा । अब तुप्र इस विषय को एक पद्धति से 
सीख रहे हो । 


प्र०: मालूम होता है कि ठाठों की कुल संख्या दस से भी अधिक है ? 


उ० : हाँ, ठाठों की कुल संख्या तो बहुत अधिक है। इसे तुम आसानी से 
समझ लोगे । यों समझो कि 'सा रेग म प ध नि, इन शुद्ध स्वरों को क़म से कहते ही, 
तुरंत एक ठाठ बन जाता है। कया यही स्वरमालिका नामक पुस्तक का बिलावल 
ठा5 नहीं है ? इन्हीं में से कोई स्वर विक्ृत किया नहीं कि ठाठ बदला। दो स्वर 
विक्ृृत होने से कोई और नवीन ठाठ बन जाएगा । 


प्र०: यह हम समझ गए, परंतु एक शंका है। हमारी इस पद्धति में शुद्ध स्वर 
सात तथा विक्कृत स्वर पाँच हैं। यदि इन ठाठों की रचना करने में इतने ही स्वरों का 
प्रयोग होता है तथा प्रत्येक ठाठ में स्वरों का क्रम सा रेग म प ध नि, यही रखना 
पड़ता है, तो हर बार इन बारह स्वरों में से सात-सात स्वर लेकर जो ठाठ बनाए 
जाएँगे, क्या उनकी संख्या गणित-शास्त्र से निर्धारित हो सकती है ! 


उ० : तुम्हारी कल्पना यथार्थ है। इस प्रकार की संख्या अवश्य निर्धारित 
हो सकती है। प्रस्तुत प्रसंग में हम दक्षिण-पद्धति पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए 
मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता, परंतु उधर के पंडितों ने जसे तुम कह रहे हो, उस्ती 
तरह मुख्य बारह स्वरों से राग-जनक ७२ ठाठ निश्चित किए हैं। कहा जाता है कि 
लगभग तीनसौ वर्ष पूर्व दक्षिण में वेंकटमखी नामक संगीत के एक प्रसिद्ध पंडित 
ने इन ७२ जनक मेलों की व्यवस्था की थी। उनके ग्रंथ का नाम “चतुदंडि- , 
प्रकाशिका' है। उन्होंने पहले तो शुद्ध स्वर-सप्तक के सा रे ग म', प ध निसा', ये दो 
बराबर के भाग किए। इसके बाद पहले भाग में 'रे, ग', ये दो स्वर कोमल जोड़कर 
उस भाग को छह स्वरों का बना लिया। अर्थात्‌ सा, रे (कोमल ), रे (शुद्ध ) 
ग (कोमल), ग (शुद्ध), म । इसी प्रकार ध, नि, इन दो स्वरों को कोमल-विक्ृत जोड़- 
कर उसे भी छह स्वरों का बना लिया । अब पहले भाग के छह स्वरों में से प्रत्येक बार 
चार स्वर (सा रे ग॒ म) लेने से, परस्पर भिन्‍न केवल छह ही मेलादे बनने शकय हैं । 
यह बात तुम आसानी से समझ लोगे । इसी प्रकार उत्तर भाग में भी छह ही मेला 
बनने शक्‍य हैं। पहले भाग के प्रत्येक मेला अथवा प्रकार से अगर दूसरे भाग के _ 
छह-छह मेला जोड़ दिए जाएँ, तो ३६ ठाठ उत्पन्न होंगे, परंतु तुमने जो ये ३६ मेल 
सिद्ध किए हैं, उनमें मध्यम स्वर शुद्ध ही था। तीन्र मध्यम का प्रयोग अभी तक नहीं 
किया था। बाकी के मेल-स्वरों को उसी तरह कायम करके जहाँ शुद्ध म है, वहाँ 
केवल तीव्र मध्यम कर देने से तुम्हें अन्य ३६ मेल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक हैन? 
बेंकटमखी पंडित ने भी इसी रीति से अपने ७२ जनक मेल स्थापित किए थे। 


१८ हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति 


तुम्हें इन सभी ७२ मेलों के खटराग में पड़ने की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं 
है। वह दक्षिण-पद्धति है। तुम्हें तो केवल दस मेल ही सीखने हैं। ये सब इन ७२ मेलों 
के अन्तर्गत आ ही जाएँगे, बस यही समझने की बात है। यह भी मत सोचना कि 
दक्षिण में ये सभी ७२ मेल प्रचलित हैं। लक्ष्यसंगीत' में कहा हैः-- 


एतावती यदि संख्या रागाणां शास्त्रनिश्चिता | 
लक्ष्यमार्ग नतेसवें प्रतीता इति ग्रस्फुटम ।। 
मेलसंख्या ग्रथकृद्धिमहत्योइषि प्रपंचिताः । 
लक्ष्ये प्रसिद्धिवेधूर्या दृहबस्ता हपेज्षिता: ॥ 
प्रश्न : तब तो हमारे वे दस मेल ही हमें समझा दीजिए, वे ही काफी हैं ? 
त्तर: मैं अब ऐसा ही करनेवाला हूँ। अपनी पद्धति के ये दस ठाठ एक बार 
तुम्हारी समझ में अच्छी तरह भा जाएँ, तो फिर एक-एक ठाठ से जन्यराग कंसे-कंसे 
उत्पन्न किए जाते हैं, यह समझा देना आधप्तान होगा । रचना के तत्त्वों को समझ लेने 


पर तुम्हारे समान सुशिक्षित लोग सहज में तथा अच्छी तरह से अपनी बुद्धि का उप- 
योग कर सकते हैं । 


प्रश्न : यदि सभी ठाठों में जन्यराग उत्पन्न करने का तत्त्व समान रूप से प्रयुक्त 
होता है, तो किसी ठाठ में उसका प्रयोग करके हमें अभी समझा दीजिए | यदि हम 
एक बार इसे भली भाँति समझ गए, तो फिर अन्यान्य ठाठों में इसका प्रयोग करना 
हमारे लिए सरल होगा । इसे समझाने में यदि और कोई आपत्ति न हो, तो यह बात 
हमें अभी बता दीजिए ? 


उत्तर : इसमें कोई हर्ज नहीं है। बड़ी खुशी से यह बात मैं तुम्हें अभी बताता 
हूँ । भलीभाँति ध्यान दो कि सा रेग म प ध नि, इस प्रकार शुद्ध स्वरों को ग्रहण 
करते ही तुम्हारा पहला ठाठ बन जाएगा । इसे मानकर आगे चलो । अब मुझे यह 
कहना है कि इन सात स्वरों में से प्रत्येक बार हम एक या दो स्वर कम कर दें, तो 
पहले जो सात स्व॒रों का ठाठ था, वह भिन्‍न प्रकार का हो जाएगा। ठीक हैन ? 
मैं समझता हूँ कि एक-आध उदाहरण देकर यह बात तुम्हें समझाऊ, तो जल्दी 
समझ सकोगे । 

प्रश्न : हाँ, हम भी आपसे ऐसा ही करने की प्रार्थना करनेवाले थे ! 

उत्तर : अच्छा, तो देखो शुद्ध स्वरों का तुम्हारा प्रकार है--'सा रेगरम पध 
नि । गाते समय बहुधा इसके दो रूप अपने-आप हो जाते है, ओर वे हैं--आरोह तथा 
अवरोह | तुम्हारे शिक्षक ने ये दोनों शब्द तुम्हें सिखाए ही हैं। 'सा' से ऊपर की तरफ 
“नि! स्वर की ओर गाते चले जाने का अथ है 'आरोह करना" तथा इसी प्रकार 'नि' से 
नीचे की ओर 'सा' की तरफ उतरते जाने को 'अवरोह करना कहते हैं। ठाठों से राग कंसे 
उत्पन्न होते हैं--यह बात समझाने में हमें इन दोनों शब्दों का बार-बार प्रयोग करना 
पड़ेगा । इसी से इन शब्दों को इनके अर्थ के सहित मैंने यहाँ पुत: समझा दिया है । यह 
कभी न भूलता कि प्रत्येक राग में आरोह तथा अवरोह, दोनों ही की अपेक्षा होती है । 
अब हम कुछ और आगे बढ़े । मुख्य स्वर सात ही हैं, इसलिए जिस समुदाय में ये 


प्रथम भाग १६ 


सभी स्वर होते हैं, उसे “संपूर्ण” संज्ञा प्राप्त होती है। जिस समृदाय में छह स्वर होते हैं, 
उसे 'बाडव' तथा जिसमें पाँच स्वर होते हैं, उसे 'औडव' प्रकार कहते हैं । इन नामों 
को तुम याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें बार-बार दृष्टिगत होंगे । मैंने तुम्हें पहले ही 
बताया था कि सात स्वरों के ठाठ में एक या दो स्वर कम करते जाने से भिन्‍न-भिन्‍्नत 
प्रकार बनते हैं। यह बात तुम्हें याद ही होगी । इन प्रकारों को ही हम 'षाडव' तथा 
ओऔडव' नामों से पुकारेंगे। अब इन शब्दों का--आरोह तथा अवरोह-इन दो शब्दों 
से संबंध स्थापित कर देना शेष है ओर ऐसा करते ही तुम्हारे इस शुद्ध स्वरों के ठाठ 
के अनेक प्रकार बन जाएंगे । 


प्रश्न : हाँ-हाँ, इसे हम अब समझे । एक बार संपूर्ण आरोह तथा संपूर्ण अव रोह, 
पुनः संपूर्ण आरोह और षाडव अवरोह और पुन: संपूर्ण आरोह तथा औडव अवरोह-- 
इस तरह करते जाएँ, ऐसे ही न ? 


उत्तर : ठीक समझे ! इस तरह नौ प्रकार हो सकते हैं; अर्थात्‌ १. संपृर्ण-संपूर्णे, 
२. संपूर्ण-षाडव, ३. संपूर्ण-औडव, ४. षाडव-संपूर्ण, ५. घाडव-षाडव, ६. षाडव-औडबव, 
७. औडवब-संपूर्ण, 5. औडव-षाडव, ६. औडव-ओऔडव । यह भी समझ लो कि इनके 
अतिरिक्त और अधिक बन भी नहीं सकते। 


प्रन : यह तो जान गए, लेकिन अभी इतना ही समझ सके हैं कि हम यदि इस 
रीति से शुद्ध ठाठ के प्रकार बनाने लगें, तो वे € बनेंगे । फिर इसके बाद ! 


उत्तर : इन नो प्रकारों का उपयोग तुम्हारी समझ में भली-भाँति नहीं आया। 
यह भाग उदाहरण देकर ही समझाता हूँ । पहला संपूर्ण-संपूर्ण प्रकार है । यानी इसका 
आरोह सात स्वरों का और अवरोह भी सात ही स्वरों का होता चाहिए । इस तरह 
का प्रकार एक ही होगा । यानी सा रेग मपधनि, निधप मग रे सा'। लेकिन 
संपुर्ण आरोह तथा षाडव अवरोह, इस तरह के प्रकार तुरंत छह बनेंगे, क्योंकि पहले सा 
स्वर के अतिरिक्त अन्य छह स्वरों में से हर बार एक-एक स्वर छोड़ देना होगा; यानी:- 


आरोह अवरोह 
सा रे ग मं प्‌ ध॒ नि > धथ प म ग रे सा 
२ हर नि» पमग रेसा 
३. रे निघ »&मग रेसा 
४. न निधप >>» ग रेसा 
भर कर निधपम >»< रेसा 
;- ; निधपम ग >»<सा 


सातवां प्रकार शकक्‍य ही नहीं है, क्योंकि 'सा' कभी नहीं छोड़ा जाता । इसी 
त्तरह षाडव-संपूर्ण प्रकार भी छह ही होंगे; क्योंकि वे ही छह स्वर आरोह में क्रम से 
छूट जाएँगे । 


प्रदत : यह तो बड़ी मनोरंजक बात है। इस रीति से तो षाडव-षाडव प्रकार 
६>८६८-३६ होंगे, क्योंकि प्रत्येक घाडव आरोह से छह षाडव अवरोह जोड़ दिए जाएंगे । 


२० 


हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति 


उत्तर : हाँ, है तो ऐसा ही । षाडव-षाडव प्रकार ३६ ही हैं। कदाचित्‌ संपूर्ण- 
औडव प्रकारों को तुम तुरंत न समझ सको, इसलिए समझाता हूँ :-- 
अवरोह 


आरोह 
सा रे ग॒ म प्‌ घ ति > 
२. मै ड 
३. गैर है 
४. क >५ 
प्‌ गै) 4 
६. 73 नि 
9. 8 नि 
है ॥ नि 
९. ५५ नि 
१०० कर नि 
११. है नि 
१२: है नि 
१३. है नि 
१४, ई;' नि 
१५. नि 


शि शि थे थे थे थे € > 2 2 3 थ4 4 ८ 


न नचेजे रोज ने जनेजड-नजजयमनकड;े-व4 


में 2 # मे जज से मे | अभय ओ> मअमअ 


शक 
अम्मी 


ग 
शृ 
५ 
ग 
ग 
ग 
2५ 
ग 
गे 
2८ 
हें। 
८ 
ग 
2५ 


कक # का के २६ #ा के #क 2 /क७ /क /# /७क 


>र 


सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
सा 


श्ः 
॥ 


सा 
सा 
सा 
सा 
सा 


इस तरह ये १४५ प्रकार बनेंगे। पुनः औडव-संपूर्ण प्रकारों को देखो, तो वे भी 
पंद्रह ही होंगे, यह तो समझ ही लोगे । 
प्रघन : तब तो फिर मेरा अनुमान है कि बाकी के प्रकार यों बनेंगे। षाडव- 
ओडब--६०, ओडव-षाडव--६०, औडव-ओऔडव--२२५ और इसी न्याय से आपके बताए 
हुए € प्रकारों में से ये प्रकार निकल सकेंगे :-- 


उत्तर : तुम बिलकुल | ठीक समझे तुम्हारे इस शुद् तुम्हारे इस शुद्ध ७ स्व॒रों के ठाठ से ही इतने 
प्रकार बने हैं, इसी रीति से यदि बारह स्वरों से उत्पन्न होनेवाले ७२ ठाठों से हम 


संपूर्ण-सं पूर्ण ++ १ 
संपूर्ण-षाडव--६ 
संपूर्ण-औडव-- १५ 
घाडव-संपूर्ण -- ६ 
घाडव-घषाडव-+ ३६ 
षाडव-ओडव 5-६० 
औडव-संपुर्ण -+१५ 
ओडव-षाडव--६० 


ओऔडव-औडवब८"-२२५ 


योग ४८४ 


प्रकार-संख्या निकालने लगें, तो ७२  ४८४८-३४८४८ होगी । यह सब कहने का मतलब 


इतना ही है कि ये जो औडव, षाडव, संपर्ण प्रकार हैं, वे सब एक अर्थ में राग ही 


माने जाते *हैं। 


प्रथम भाग २२ 


प्रदन : क्या ये सभी राग हमें सीखने हैं ? ये कंसे शक्‍य होंगे ? 

उत्तर : नहीं-नहीं यह बात नहीं है । यद्यपि गणित द्वारा इतने राग सिद्ध होते 
हैं, परन्तु वे समी रागत्त प्राप्त नहीं करते । 'राग'--इस शब्द की व्याख्या ग्रन्थों में 
इस प्रकार की गई है :-- 

योधयं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णविभूषितः । 
रंजकां जनचित्तानां स राग: कथितों बुधेः ॥ 

भावार्थ : एक विशिष्ट स्वर-समुदाय, जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर 
मनुष्यों के हृदयों का रंजन करता है, उसे पण्डित जन 'राग” कहते हैं । उपयुक्त विस्तृत 
राग-संख्या को इस व्याख्या की कसौटी पर कसने से वास्तविक रागों की सख्या नितानन्‍्त 
मर्यादित हो जाती है । 

प्रइत्त : उपयु क्त व्याख्या में 'वर्ण' शब्द आया है, उसका क्या अर्थ है ? 

उत्तर : ग्रन्थों में इसकी व्याख्या यह है--गानक्रियोच्यते वर्ण: । अगर हम कुछ 
भी गाने लगें, तो उसमें ये आरोह-अवरोह अपने-आप ही बनने लगेंगे। यदि यह कहा 
जाए कि इन्हीं को संज्ञा वर्ण” है, तब भी काम चल सकता है। वर्ण चार हैं-- 
१. स्थायी, २. आरोही, ३. अवरोही, ४. संचारी । जहाँ एक-एक स्वर रुक-रुककर 
उच्चरित होता है, वहाँ स्थायी वर्ण होता है। आरोह तथा अवरोह तो तुम जानते ही 
हो। बीच ही में आरोह तथा अवरोह इत्यादि करने को संचारी वर्ण मानते हैं। अब 
तुम्हारे शुद्ध शंकराभरण ठाठ की ओर हम पुन: अग्रसर हों ! 

प्रश्न : यह नाम हमारे लिए नया है। शुद्ध स्वरों के ठाठ को हम बिलावल 
ठाठ समझे हुए थे । 

उत्तर : तुम्हारा कहना ठीक है, हमारी 'हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति” में शंक रा- 
भरण ठाठ को ही बिलावल ठाठ माना गक है। यह नाम बड़ा पुराना है। 

प्रश्न : इन ठाठों के नामकरण का भला कया उद्देश्य है ? 

उत्तर : ऐसा करना अतीव सुविधाजनक होता है । किसी ठाठ का नाम लेते ही 
. फिर उसमें अमुक स्वर तीव्र है, अमुक कोमल है, इस प्रकार के विवरण की आवश्यकता 
नहीं रहती । यह मालूम होते ही कि अमुक राग अमृक ठाठ का है, तुरन्त यह पत्ता 
चल जाता है कि उसमें कौन-से स्वर लगेंगे। रागों में प्रयुक्त होनेवाले स्वरों को 
हमारे ग्रन्थों में इसी रीति से समझाया गया है। दूसरी याद रखने योग्य बात यह है 
कि इन ठाठों के नाम प्रायः रागों के ही नामानुसार हैं। यदि तुम शंकराभरण ठाठ 
का अर्थ वह ठाठ मान लो, जिससे शंकराभरण राग उत्पन्न होता है, तब भी काप चल 
सकता है। निदान यह स्पष्ट है कि यह तत्त्व हमारी हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' में भी 
गृहीत है। हमने अपने दस ठाठों को, जिन दस रागों के नामों से पुकारा है, वे हमारे 
यहाँ के नितान्त साधारण राग हैं। यह न समझना कि ग्रन्थोक्त ठाठों के भी ये ही नाम 
हृष्टिगोचर होंगे । | 

प्रइन : तब तो फिर यह प्रतीत होता है कि पुराने तामों में तथा हिन्दुस्तानी 
नामों में भेद दिखाई देना सम्भव है । 

उत्तर : हाँ, वेसे भेद तो दिखाई देगा, परन्तु इससे कोई खास अड़चन नहीं है । 
एक ठाठ के दो-दो नाम भी हों, तो क्या हुआ ? 


२९ हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति 


हमें तो ठाठ के स्वरों की आवश्यकता है, 'लक्ष्यसंगीत' में इस प्रकार के दो-दो 
नामों का स्पष्ट उल्लेख है।. इन इलोकों को तुम कंठाग्र ही कर डालो; देखो -- 
कल्याणी मेलको लक्ष्ये ग्रन्थेष्पषपि तथैव च। 
भवेद्विलावलीमेलः. शंकरामरणामिघः ॥ 
खंमाजी मेलको ६स्माक ग्रंथे कांभो जिनामकः । 
लक्ष्यज्ञानां भेरवों यस्‍्तत्र मालवगीडकः ॥ 
हे कं. जे 
भरव्यासावरीमेली तोडीभेरविनामकी ' 
तोडिव्यपदिष्टमेलोी वरालोनामकः पुनः ।। 
लक्ष्येचत्र पूर्विसंज्ञों यस्तत्र स्थात्कामबर्धनः । 
मारवाख्यो लक्ष्यगतो ग्रन्थेष॒ गमनश्रमः :। 
काफिनामा55धुनिको5पि तत्र श्रीरागमेलकः | 
एवं जनकमेलानां संज्ञाःस्युग्न न्थसंमताः ॥ 
ये इलोक तुम्हें याद रहें, तो अच्छा होगा । ठाठोल्लेख करते समय इन सभी 
नामों को मैं फिर से कहँगा, परंतु इलोकों की सहायता से ये नाम शीघ्र याद हो 
सकेंगे। रागों के ठाठों के नामों के विषय में ग्रन्थों में अनेक मतभेद दृष्टिगोचर हो 
सकते हैं। इन नामों के विषय में अभी विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। 'राग' शब्द 
की व्याख्या तुम देख चुके हो । राग की पूरी परीक्षा उप्तके रंजकत्व पर निर्भर है। 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों ने भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों में अपनी-अपनी व्याख्या की है, परंतु उन सभी 
को उपयुक्त कसौटी स्वीकार है। कोन-सा स्वर-समुदाय रंजक है तथा कौन-सा 
नहीं, इसका निर्णय समाज पर अवलम्बित है । इसे तुम समझ ही सकते हो, 
तथापि पर्याप्न अनुभव से हमारे पण्डितों ने कतिपय बड़े चमत्कारपूर्ण नियमों को 
निश्चित किया है । 
प्रदन : उनमें से कुछ हमें भी बता दें, तो अच्छा हो ? 
उत्तर : ऐसे दो-एक नियमों का यहाँ उल्लेख करता हूँ। किसी भी राग में 
पाँच से कम स्वर नहीं लगेंगे, यह पहला नियम समझो । पहले मैंने रागों के तीन 
ही प्रकार किए थे, अर्थात्‌ औडव, षाडव तथा सम्पूर्ण। वे प्रकार इसी नियम के 
अनुसार थे। हमारी पद्धति में तीन या चार स्वरों के समुदाय को राग नहीं मानते । 
दूसरा एक नियम यह याद रखो कि किसी भी राग में मध्यम तथा पंचम, ये दोनों स्वर 
वर्जित नहीं किए जाते । 
प्रइन : यहाँ, बीच में ही मैं एक अप्रासंगिक प्रदन पूछता हूँ । रागों के विषय में, 
हम प्रायः छह राग तथा उनकी तीस अथवा छत्तीस रागिनियों, उनके पुत्रों इत्यादि की 
बातें सुना करते हैं। इस रचना के विषय में भी क्या आप दो शब्द कहेंगे ! 
उत्तर : इस विषय पर आगे चलकर बहुत-कुछ कहना है, तथापि अभी (४७. 
ए]870 के ॥[7९४४४७ 0] ४6 एप्रगं० ०0 प्ांग्रतप४॥977 ग्रन्थ के पृष्ठ 
५१ पर इस विषय में क्या लिखा है, यह तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ । 


प्रथम भाग ९र 


“6 पफ्बव/ 02076 ग्र्था।825४ $0 शछञ9 ज्ा। प्र$ 5 ॥॥70॥606 09 & 
ग068, क्षाव 007ग्रं४$ क्‍0 46870 कराए 2 [06 6<कर्टणा 70806 0897068 6 
(06 56९ए९/8) 5300768 ज्ञांए एणाइई707स्‍00 30 0008ए8, श्97 7857060 ६०0 
880॥ 00967, ज़्ां6 06 शिवव(8:॥०९ 05090568 0६70$6 500706$8 79 8 2ए७॥ 
5870085507, 870 360807॥765 ॥06 एं॥०/ए98)] 50प्रा05. 4086 $8६॥776 ((9४ 
78५9 96 3094]7060 ६0 इ8९एश४। रिवढ8४76०५ 07 8 ठाीशछशिरएं 0060 
5प०८2685807; ए067695 70 रिव87272९ 0७0 ०26 7/89606 0प्रा | ॥8 0ण्र 
970967 वफहढा, 36 5 ॥६86ज7856 ॥00 8 50702, /0ए' 80]8 ऊछाा000875 ८६॥॥ 
3098[90 [06 ए070$8 0 8 50॥72 (0 ब्रप्ठफ् रिव8४7०९०९; 007 6065 & ०98726 
० ४6 (6870ए ॥8 उ्राशर+ पृषशाए, ॥॥70प7720 १0 श98ए7 80 या 
0852056 +08 उिकव8077९९ 0660076 89 65५०६ श॥०९व ८का 85 $0 ०0687 8 
दार्तिशिका0 0786 . 


8९" (6 ९6738 808 78086 0॥809ए9 8006 090887ए80075 07 
६76 [77477676 ० 75606 छा783, 370 ]80 85 एल्था।पए 88 ॥6ए 20०76 
85027 एशीः 7689९९ए6७ आंप0075, ४6ए ध0प९2॥६ ० 7607०/ंग९ 
(06४0 70 ९ठ०गठद्यालावाव07 परा60७ए (6 ए69/6567ककाठा॥ णएाी एट४वथाए7 
वित[वद्षा' 006०5, क 0०067 $0 88898 6 77670797 ६0 +टथा। 07] 
86४७४ 700 €ब्वंटा', ॥0 ०0060 & ए769ए 0० #6602९760प8 5प्र०- 
608 60 8४6 00 ॥64007 जाप ९800 6007" प्रगति 006 ०00.7079 
7680, 30 07667 ५0 976867४6 8 ०0708/6798007, 988 98667 8 [0780[0€ 
९८०0ग्रा707 क्ा7072880 ४96 0767्रा॥ ॥980075, 870 5प0875$05 50 $98$ श्श'प 
5897. ॥796 3॥4&0 97 2800, +6 7006शआाधा)80, 006 3उि%५६॥$7, 
बात & शा।#9५ 0 छणा65 |7 हो ॥,072प09265 0 ॥6 ९६४. 3276 [7700 
द्रगा0ज्ए7 40 6एश+॥४ 7छशाउ0ा ज्राग0 ४988 0090 6 98075 ० 0०7०४६४४ 
वॉशिाधाप्रा 8. 


[0 56७05 [770979496, परद्यार्डई0/6, फरधा (76 3पर07 ० 486 रिवक्व8७ 
8॥0 उध्वव8&77०९३, 048ए॥8 ०077908606 8 ०९४४7 प्रपधा76/7 0 ४प्रा68 7250- 
[४९७७४ ६0 [077 50776 807 0 498796 ॥7 एका ॥6 7४208 770700706 
धाहा 8 | 4 ए62प४7 58788. 40 008 एछपा0056, 06७ 00700080060, ४ 
066 ज़रदा6 शंड आ्वव85, 0 8 590608५5 0० अए789, एा० 9769060 0ए७ 
88 787फ 96टप्रीध्ा' एप65 07 778035]68, 8700 ॥॥98760 8807 07 ४878690 9280 
3827९687]फ9 0 एंथ्लयाप्रा7870 ५6, का 35 दिये] 38ए3, 85 ज्ञांए25, ए)० 
29580 ए975अंत66 6६०७ 076 0ए३# का 0प्रा6, पाए$ गधरशंगर ध्ाओक्षक्षा7, 
370 8०ए९०काआए 0 #8 ईक॥0ए त8-9प60 फरं$ ०007700॥70॥5 ६।॥ण॥४ 
पफहशा, 76 88४९७ 096 ग्रक्मावा55 ए ६४056 ए72766०746व 9ण्ंपं085 (0 
$76 0प765. 


86 38 3250 970047]6 &॥46 08 745 70 2॥867%45 806 ॥0+% 
06 ०007 08४60073$ 0[ (06 58008 909६ 50.73 5प9530प.०७00 8०075, ज]0 


र््‌ड हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 


3079/लालादकाए [080 पथा' तप ज़0परात 068 2768079 ॥08695$66 09 
प्रांड 86007] ब०वचपरंशं।ा00, ० तार्वीाए था ॥77079007 ॥7 ४06 
7772 2४880॥590 ९20 79 078 प5826 एरा800 700 09 ए&] 76028 ४९०, 0 
08 5070स्‍6006 07 000०7 ६ ऐरांए॥ एप58 8 72]००००॥ ०04$॥6 5प्क्रुषा- 
प्रप्रा०शाए +प्र288 38 700 एथाएं॥6, 007077ए606 ४86 ४09 एक ॥6 
[98258 थाद ७३2९॥॥8065 090 72620%67 का]दा&आ, ७58 ०ींग्राठण 38 
8967207९760 9 ए ॥05 2079 85$87600 (व 407ए2०8॥60 7७ए 770065 
ज़छा6 800९6 ७० 8॥प्राप्रा, 


ये ४४/॥॥४79 साहब के उद्गार हैं। ये समीचीन हैं अथवा नहीं, इसपर हम 
अभी विचार नहीं कर रहे हैं। राग-रागिनी की रचना को भलीभाँति समझ चुकते 
पर तुम उपयु क्त मत पर स्वयं विचार कर सकोगे। मैं सोचता हूँ कि अब हम अपने 
ठाठों की ओर अग्रसर हों तो अच्छा है । 

प्रसव : हाँ, ऐसा ही कीजिए । पहला ठाठ तो हमें बताया ही जा चुका है । 
उसमें सब स्वर शुद्ध ही हैं । 

उत्तर : यह ठोक है। तुमने 'स्वरमालिका' का अध्ययन किया है। वह अपने दस 
ठाठों के अनुरोध से लिखी गई है। उसमें ठाठों के नामों का उल्लेख हृष्टिगोचर होगा। 
अब हम यहाँ उनके विषय में अधिक स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तुम्हारे इसी शुद्ध ठाठ 
' को ग्रन्थों में शंकराभरण कहा ग्रया है, यह मैं बता ही चुका हूँ । ' 


प्रदन : इस ठाठ को हम समझ गए, अब अगला समझाइए ? 


उत्तर : यह तुम देख ही चुके हो कि पहले ठाठ में जो ७ स्वर थे, वे शुद्ध स्वर 
थे। दूसरा ठाठ भी बहुत-कुछ बसा ही है, परन्तु इसमें केवल एक मध्यम स्वर को 
बदला जाता है। पहले ठाठ में वह 'शुद्ध/ था, यहाँ उसे 'तीन्र” कर दिया जाता है। 
पहले मैंने तुमसे यह कहा था कि स्वरों के दो भेद किए जाते हैं-१. शुद्ध तथा २. विक्ृत । 
अब इस ठ5 में हम मध्यम बदल देते हैं, यानी उसे विक्ृत कर देते हैं। मध्यम की 
इस विक्ृति के सम्बन्ध में थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर देना उचित है। मैंने तुमसे कहा 
था कि स्वर को उसके स्थान से विचलित करने से वह विक्रृत हो जाता है। स्वर दो 
प्रकार से विचलित हो सकता है; अर्थात्‌ उस स्वर को या तो कुछ ऊँचा कर दिया जाए 
या कुछ नीचा कर दिया जाए। स्वर को उसके शुद्ध स्थान से ऊंचा करने पर उसे तीव्र 
किया हुआ मानते हैं। यदि उसे नीचा कर दें, तो उसे कोमल किया हुआ कहते हैं । यह 
में कह ही चुका हूँ कि षड़ूज और पंचम, ये दो स्वर विक्रृत नहीं होते । अब तुम दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात यह याद रखो कि हमारी इस 'हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति' में रे, ग, घ, नि, 
इन स्वरों की 'तीब्र विक्ृति नहीं मानी जाती । ये स्वर केवल कोमल होते हैं, यह बात 


+ 


तुम्हें कुछ विचित्र-सी प्रतीत होगी । | 


प्रश्न : वस्तुतः विचित्र ही प्रतीत होती है; क्योंकि अभी तो, आपने यह कहा था 
कि स्वर को अपने शुद्ध स्थान से विचलित करने से वह विकृत हो जाता है तथा यह 
कृत्य दो प्रकार से हो सकता है, अर्थात्‌ उसे कुछ ऊँचा करके अथवा कुछ नीचा करके । 
यह होते हुए भी भ्रब आप यह कहते हैं कि रे, ग, घ, नि, ये 'तीब्र' नहीं होते, 


अथम भाग २५ 


केवल कोमल ही होते हैं। यह तो हम मलीभाँति नहीं समझे । यह बताइए कि क्‍या 
तीत्र रे, तीन नि, तीत्र ध इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकता ? 

उत्तर : इसमें कुछ निराला ही रहस्य है। अपनी हिन्दुस्तानी पद्धति में उपयुक्त 
तीत्र ग॒ इत्यादि के प्रयोग तुम्हें अवश्य दृष्टिगोचर होंगे, परन्तु तुम्हें यह भी दिखाई 
देगा कि ये तीत्र स्वर वे ही हैं, जिन्हें तुम अभी तक शुद्ध मानते आए हो । 

प्रश्न : हमें तो यह सुनते ही भ्रम होता है, फिर तुरन्त ही यह कहना कि शुद्ध 
स्वर को ही तीत्र स्वर माना जाता है, कदापि सुसंगत नहीं हो सकता । 

उत्तर : तुम्हारी शंका बिलकुल ठीक है। किसी सीमा तक इसका समाधान इस 
प्रकार किया जा सकता है कि जिन्हें हम अभी तक शुद्ध स्वर मानते आए हैं, वे प्राचीन 
ग्रन्थों के शुद्ध स्वर नहीं हैं। यदि तुम दक्षिण की ओर गए और वहाँ तुमने किसी 
गायक से केवल सात शुद्ध स्वर बजाने के लिए कहा, तो सुनने पर वे तुम्हें बहुत-कुछ 
नवीन से प्रतीत होंगे । 


प्रघन : भला यह क्‍यों ? क्‍या वह इस बिलावल ठाठ के ही स्वरों को शुद्ध स्वर 
मानकर नहीं बजाएगा ? और यदि नहीं, तो कौन-से शुद्ध स्वर बजाएगा ? 

उत्तर : सा, म, १, थे तो तम्हारे ही बजाएगा, लेकिन 'रे, ग, ध, नि, ये स्वर 
तुम्हें अवश्य भ्रम में डाल देंगे। जिन्हें तुम हिन्दुस्तानी पद्धति में कोमल रे, घ मानोगे, 
उन्हीं को दक्षिण में शुद्ध रे, ध' माना जाएगा । इतना ही नहीं, प्रत्युत जिन स्वरों को 
तुम अपनी पद्धति में शुद्ध 'रे, ध मानते हो, वे ही वहाँ क्रम से शुद्ध 'ग, नि होंगे । 

प्रश्न : अरे-अरे ! संगीत के संबंध में उधर कंसा अज्ञान है, परन्तु उन 
लोगों की ऐसी अनर्गंल धारणा कंसे हो गई ? 


उत्तर : ठहरो, उतावली में तुम अपना ऐसा मत निश्चित न करो । यह न 
समझना कि दक्षिण में जो ये स्वर-नाम हैं, वे निराधार ही हैं। उन्हें संस्क्ृत-ग्रन्थों का 
उत्तम आधार प्राप्त है। वे लोग तो उलटे हमारे यहाँ के नामों को दूषण देते हैं। किन्हीं 
अंशों में उनका कहना ठीक ही है । 

प्रन्‍न : तब क्या फिर आपको भी यही प्रतीत होता है कि हमारे इन शुद्ध स्वरों 
को दशास्राधार प्राप्त नहीं है ? हमारी पद्धति जिन मुख्य सात स्वरों पर अवलंबित है, 
वे ही यदि निराधार हो मए, तब फिर हमारे संगीत की सश्चाख्तता ही क्या रही ? क्या 
हमारी पद्धति का समर्थन करनेवाले ग्रन्थ कोई नहीं हैं ? 


उत्तर : तुम्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है। यह बात डीक है कि जो 
ग्रन्थ प्राचीन कहे जाते हैं, उनके स्वर-अर्थात्‌ शुद्ध स्वर बिलावल ठाठ के हहीं हैं, 
परन्तु यह नहीं है कि हमारी पद्धति को बिलकुल ही आधार उपलब्ध न हो। चतुर 
पंडित-कृत 'लक्ष्यसंगीतः' नामक जो ग्रंथ है, वह तुम्हारी ही पद्धति का समर्थन 
करनेवाला है । प्राचीन ग्रन्थों में ही मतेक्य कहाँ दिखाई देता है ? 'संगीत-पारिजात', 
'संगीतरागतरंगिणी' इत्यादि ग्रन्थों के स्वर दक्षिण की पद्धति के स्वरों से भी निराले हैं। 
मैं तो यह समझता हूँ कि देश-देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में पद्धति का भिन्‍न-भिन्‍न 
होना बिलकुल स्वाभाविक है। भाषा, क्या भिन्न-भिन्न नहीं होती ? ऐसा होते हुए 


२६ हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 


भी क्‍या हम इसके लिए दुखी होते हैं ? तात्पर्य यहु है कि एक सप्तक में जो १२ स्वर 
माने गए हैं, वे यदि सवंत्र एक-से ही हों, तो उनके नाम-गाँव के भेद से हमें भ्रम में 
न पड़ता चाहिए । अस्तु, हमारा विचार-विन्दु यह था कि हमारे शुद्ध स्वरों का 'तीत्र', 
यह नाम किस प्रकार उचित होगा ? अब तुम्हीं देखो कि यदि शुद्ध 'रे, ग, ध, नि' स्वर 
दक्षिण के. मत के अनुसार ठीक हुए, तो क्‍या उन स्वरों का तुम्हारा वर्तमान स्थान तीत्र 
नहीं है ? इस बात पर भलीमभाँति विचार करके देखना- भला ! यह न भूलना कि 
तुम्हारा 'लक्ष्यसंगीत' नामक ग्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
वह 'पारिजात' के बाद का है। _ 

प्रश्न : बिलकुल ठीक है। आपका कथन थयुक्तियुक्त दृष्टिगोचर होता है। इस 
दृष्टिकोण से देखने से हमारे स्वर तीब्र ही होंगे तथा जो इस प्रमाण के पूर्व ही तीब्रत्व 
प्राप्त कर चुके हैं, उनका पृथक तीक्रत्व न मानना चाहिए, यही बात है न ? 

उत्तर : ठीक समझे ! अब “मध्यम यह स्वर पुराना तथा नवीन एक ही है । यह 
समझकर चलो कि इसके दो नाम हैं। पहला शुद्ध म' तथा दूसरा 'कोमल म! । 
हिन्दुस्तानी पद्धति में कुछ लोग 'कोमल म' नाम भी व्यवहत करते हैं। 'तीत्र म' 
यह स्वर उस 'कोमल म' से भी ऊंचा है, इसलिए उसका 'तीतब्र" यह नाम ठीक ही 
है। 'शुद्ध म तथा “कोमल म॑', ये भिन्न स्वर नहीं हैं, यह समझकर आगे बढ़ना 
उचित होगा । 

प्रन्‍न : ठीक है। अब अपने ठाठों का वर्णन कीजिए | 

उत्तर : हाँ, मैं दूसरा ठाठ समझा रहा था । इस दूसरे ठाठ में केवल मध्यम तीक् 
लिया जाता है, बाकी के छह स्वर बिलावल ठाठ के ही लिए जाते हैं । 

»प्रहन : इस ठाठ के कौन-से दो नाम रखे जाएँगे ? 


उत्तर : इस ठाठ को कल्याण ठाठ कहते हैं। यहाँ दो विभिन्न नाम नहीं हैं । 
मैं दो नाम बताता हूँ। इसका कारण कदाचित्‌ तुम समक ही गए होगे, तथापि मैं 
पुन: समझाता हूँ। आगे चलकर तुम्हें ग्रन्थों को भी पढ़ना है। उनमें भी ठाठ- 
रचना है। उनमें भी ठाठों के नाम दिए हुए हैं । यहाँ हम जिन दक्ष ठाठों को स्वीकार 
करनेवाले हैं, वे भी ग्रन्थों में उपलब्ध होंगे; परन्तु यह नहीं है कि वहाँ वे अपनी 
पद्धति के नामों के अनुसार हों । तथापि यह समझकर कि ग्रन्थों में आए हुए नामों को 
आजकल के नवीन प्रचलित नामों के साथ बताते जाना सुविधाजनक होगा, मैं उन्हें भी 
कहता जा रहा हूँ । 

प्रइन : हाँ, ऐसा करना उचित होगा । इन्हें इसी प्रकार कहते चलिए । हम उन- 
सबको याद रखेंगे। ग्रन्थों में इस दूसरे ठाठ का नाम कल्याण है, यह हम समझ गए; 
अब तीसरा ठाठ बताइए ? द 

उत्तर : तुम्हारे जो मूल सात शुद्ध स्वर हैं, उन्हीं को लेकर उनमें जो 'निषाद' 
स्वर है, उसे 'कोमल' कर देता है। इस ढाठ को हम हिन्दुस्तानी पद्धति में 'खमाज' 
ठाठ कहते हैं। ग्रन्थों में यह ठाठ 'कांभोजी' नाम से उपलब्ध होगा । 

प्रश्न : इस नाम को हम याद रखेंगे। अब अगला बताइए | आप यह पहले ही 
बचा चुके हैं कि ये ठाठ हमारी पद्धति के आधार-स्तम्भ कहे जाते हैं, क्योंकि आगे 
चलकर इन्हीं से हमारे अनेक राग्र निकलेंगे । 


प्रथम भाग २७ 


उत्तर : यह तो है ही ! ग्रन्थों में इन ठाठों का बहुत महत्त्व माना जाता है। इन्हें 
राग-जनक मेल कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था केवल संगीत की ही 
नहीं है। इतर शास्त्रों को भी देखो - वनस्पति-शाखत्र अथवा प्राणी-शाखत्र ही लो, तो क्या 
वहाँ भी मुख्य (४१०5 अथवा वर्ग नहीं माने गए हैं ? उत्तम पद्धति को इसी प्रकार 
सुव्यवस्थित होना चाहिए । दक्षिण में इन मेलों का महत्त्व अभी तक वसा ही है। उधर 
यद्यपि ग्रंथाध्ययन करनेवाले अधिक उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यह प्राचीन क्रम अभी तक 
अव्याहत रूप से बंसा ही चला आ रहा है| ह 
उद्भ्रम तो केवल हमारे उत्तर में ही होता है; जैसा चाहा वेसा मनःपृत 
गायन । दुर्दव से, आगे चलकर सरल तथा उत्तम पद्धति का भी लोप होता चला गया । 
कुछ लोग इस्र स्थिति का कारण यह बताते हैं कि मुसलमानों के हाथ में हमारे 
संगीत के चले जाने से ही यह दशा हुई है। उनका यह कथन अथ॑-शुन्य 
नहीं है। मुसलमानी शासन में मुसलमान ग्रायकों को अधिक प्रोत्साहन तथा 
महत्व मिला हो, तो कोई आश्चयं नहीं है। उन गायकों को संस्क्ृत-ग्रन्थ तथा 
उनकी सुसंगत पद्धति कौन सिखाता ? वे लोग किसी सीमा तक स्वधर्माभिमानी 
भी थे, अतः शान्तिपूर्वक हिन्दू संस्कृत-पण्डितों से इस शास्त्र को सीख लेना सम्भव भी 
नथा। यह भी कहा जा सकता है कि वह समय इस विषय के लिए अधिक अनुकल 
न था । हमारे वतमान शासक, जिस प्रकार हमारी पुराती विद्या सीखने की आस्था 
दिखाते हैं, वेसे मुसलमानी शासक न थे। आजकल तो विलायत में भी हमारी 
धर्म-पस्तकों का उत्तम अध्ययन किए हुए अनेक विद्वान मिलेंगे। बादशाही जमाने 
में ऐसे उदाहरण सुनाई न देते थे। संस्कृत-ग्रन्थ लिखनेवाला कोई मुसलमान 
पण्डित मुझे तो इतिहास में दिखाई दिया नहीं । मुसलमान गायकों की संगीत में 
रुचि थी। यह भी कहना पड़ेगा कि उनमें अलोकिक बुद्धि थी। परन्तु प्राचीन 
ग्रन्थों को सीखने की उनमें वेसी उत्कण्ठा न थी। स्वयं तानसेन इत्यादि बड़े-बड़े 
लोगों को ही लो, उन्होंने ही हमारै आगे कौन-से स्मारक ग्रन्थ रखे हैं? यदि हम 
लोगों में से कोई यह सिद्ध करने को कहें कि उन्होंने सभी ग्रन्थ भलीभाँति समझ 
लिए थे, तो मानना पड़ेगा कि उसे प्रमाण उपस्थित करने में बड़ी कठिनता होगी । 
अब कोई यह कहेगा कि हमारे पुराने गीतों में 'सप्तसूर, तीनग्राम, एकईस मूरछान, 
बाईस श्रुति, बारा बिकरत, उनचास कोट तान' इत्यादि क्‍या हिन्दी भाषा में दिखाई नहीं 
पड़ते ? यह ठीक है, परन्तु ग्रन्थों को पढ़ने से तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि यह 
ग्रन्थों को समझ लेने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अस्तु, वे अप्रतिम गायक थे तथा अब 
हमें उनके द्वारा रुूपान्तरित संगीत ही प्रचार में अधिक मिलेगा, यह बात 
प्रमाणिक रूप से माननी पड़ेगी । मेरी इच्छा तुम्हें विषयान्तर में ले जाने की नहीं है । 
ऐसे विषय बड़े विवादग्रस्त होते हैं। जनक ठाठ तथा उनसे उत्पन्न जन्यराग, यह 
पद्धति सीखने-सिखाने के लिए उत्तम है, इस विषय पर में बोल रहा था। 
इतना ही कहना था कि यह पद्धति अत्यन्त प्राचीन है और इसी को मैं भी स्वीकार 
कर रहा हूँ । 
प्रशत : यह हुम समझ गए। हमारी समझ में यह भली-भाँति आ गया है 
कि यह ठाठ-रचना बड़ी ही कौशलपूर्ण है। क्या हमारे सभी गायक ठाठों की 


र्८ हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 


इस पद्धति को भलीमभाँति समझकर गाते हैं। यदि ऐसा हो, तो उनकी बड़ी प्रशंसा 
ही करनी होगी । 


उत्तर : जो तन्तुवाद्यों के बजानेवाले हैं, उन्हें बार-बार 'ठाठ' शब्द का प्रयोग 
करना पड़ता है, क्‍योंकि अपने वाद्यों पर भिन्न-भिन्न राग बजाने के लिए उन्हें विभिन्‍न 
स्वर-रचनाएं करती पड़ती हैं, परंतु जो लोग केवल गायक ही हैं, वे ठाठों के इस झमे ले 
में नहीं पड़ते । वे लोग जिन रागों को गाते हैं, वे अपने-आप समुचित ठाठ के अन्तर्गत 
आ जाते हैं, लेकिन यदि तुम उन गायकों से इस ठाठ-पद्धति के बारे में कुछ पूछने लगो, 
तो तुम्हें बहुधा समाधानकारक उत्तर न मिलेगा। इसका कारण केवल यही है कि वे 
पद्धति के अनुसार सीखे हुए नहीं हैं । अस्तु, अब तुम्हें चौथा ठाठ बताता हँँ। इस 
ठाठ का प्राचीन नाम 'मालवगौड़' है। अपनी पद्धति में हम इसे भेरव ठाठ कहेंगे । 
ध्यान रखने के लिए ही मैं तुम्हें ठाठों के ये दो-दो नाम बता रहा हू । इससे एक ओर 
भी लाभ होगा। यह बात प्रसिद्ध ही है कि हमारा प्राचीन संगीत ग्रंथों में वणित है। 
हिन्दुस्तानी संगीत तो नया ही है; अर्थात्‌ पिछले दो-ढाईसौ वर्षों में, विद्वानु अथवा 
अज्ञान गायकों ने उसमें बड़ा उलट-फेर कर डाला है, यह बात अब प्राय: सभी को 
स्वीकार है। अतः: स्पष्ट है कि हमारे नवीन संगीत का प्राचीन संगीत से मेल बेंठना 
बहुत कम सम्भव है । तथापि मेरा विचार है कि यदि किसी के मन में इस नवीन संगीत 
की पुराने संगीत से तुलना करने की इच्छा हुई, तो इन ठाठों के पुराने तथा नए नाम 
जानना उपयोगी होगा । 


प्रशन : यह बिलकुल ठीक है। यह बात पहले ही हमारी समझ में आ गई थी । 
ये नाम बड़े उपयोगी होंगे ।-इसका ज्ञान होने से यह तरनत पता चल जाएगा कि हमारी 
प्रचलित पद्धति में जो राग-स्वरूप हैं, उन्हें प्राचीन ग्रंथों में कहाँ हू ढ़ा जा सकता है । 
यही बात है न; 


उत्तर $ ठीक समभे.। इस भरव.ठाठ के 'रे' ओर “'ध', केवल ये दो स्वर कोमल 
हैं; बाकी के सब शुद्ध ही हैं। इस ठाठ के विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं है। पाँचवें ठाठ का स्वरूप भी कुछ इसी की तरह है, इसलिए उसे भी यहीं कहे 
देता हु । भेरव ठाठ में जिस प्रकार हमने 'रे, घ', इन स्व॒रों को कोमल लिया है, उसी 
तरह इस पाँचवें ठाठ में भी वे कोमल हैं । भेरव में केवल मध्यम स्वर कोमल अथवा 
शुद्ध है ओर इस ठाठ में वही तोन्न है। यह बात नहीं है कि इस ठाठ को उत्पन्न करने 
के लिए पहले भरव ठाठ की स्थापना करनी पड़े | शुद्ध स्व॒रों का ठाठ लेकर उसमें 
रे, ध कोमल और "मं तीव्र करने से यह पाँचवाँ ठाठ बनता है। इसका यही वर्णन 
ठीक होगा । इस ठाठ के प्राचीन नाम ,रामक्रिया', 'कामवर्धती' हैं। हमारी अर्वाचीन 
पद्धति में इसे पूर्वी ठाठ कहते हैं। हमारी पद्धति में भरव और पूर्वी ठाठ बड़े महत्त्वपूर्ण 
माने जाते हैं। इस ठाठ को कुछ लोग दीपक ठाठ भी कहते हैं। दक्षिण में इस ठाठ 
को 'कामवर्धेती' नाम से पहचानते हैं। यहाँ मैंने दो से भी अधिक नाम बताए हैं, 
इससे भ्रम में न पड़ता । 


प्रश्न : नहीं-नहीं, हमें तो इस प्रकार का अभिज्ञान महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है । 
अब अगला ठाठ बताइए ? 


प्रथम भांग ' २€ 


उत्तर : पाँचवें ठाठ में तुमने रे, घ कोमल और-मध्यम तीत्र लिए थे | छूठे ठाठ 
में रे कोमल तथा म तीब्र लेना है। धेवत शुद्ध ही रहने देना है। इस ठाठ को प्राचीन 
नाम से गमनश्रम' अथवा 'गमनश्रिय कहेंगे तथा हिंदुस्तानी पद्धति में इसका नाम 
मारवा मानेंगे। मैं जिन छह ठाठों का उल्लेख कंर चुका हूँ, उनमें से पहले तीन 
अर्थात्‌ बिलावल, कल्याण तथा खमाज में (रे, धा स्वर तीब् थे और 'ग तो तीनों ही 
ठाढों में तीव्र था । अगले तीन ठाठों में 'रे' कोमल है, इस बात को ध्यान में रखना । 
इसका उपयोग आगे चलकर शने: - शरने: विदित होगा । यह ठीक है कि तुमने 'स्वर- 
मालिका' का अध्ययन किया है। उसमें ठाठों का क्रम कुछ भिन्‍न है, परंतु यहाँ हम 
इसी क्रम से आगे चलेंगे। । 


प्रन्‍न : ठीक है। इन अंतिम तीन ठाठों में ग, नि, ये स्वर तीव्र थे, यह हमने 
देखते ही ध्यान में रख लिया था । अब सातवाँ ठाठ लीजिए 


उत्तर : सातवाँ ठाठ हम भरवी का हो मानेंगे । इसमें सभी स्वर कोमल हैं । 
सब स्वर कोमल कहने से यंह न समझना कि 'सा' और.'प' भी कोमल हैं | ये तो अचल 
माने गए हैं। यह तुम्हें विदित ही है कि मध्यम कोमल का अर्थ शुद्ध से भिन्‍न नहीं है । 
यदि तुम इस ठाठ की ग्रंथों में खोज करो, तो तुम्हें 'तोड़ीी नाम दृष्टिगोचर होगा। 
यहाँ तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी । अपनी हिंदुस्तानी पद्धति में हम जो दस 
ठाठ कायम कर रहे हैं, उनमें भी 'तोड़ी' नाम का एक ठाठ है। वह भरवी ठाठ से भी 
अलग है। ग्रथों में तोड़ी ठाठ में 'रे, ग, ध, नि', ये स्वर कोमल हैं। प्रचलित तोड़ी 
ठाठ में ऐसा नहीं है । सारांश, इस बात को न भूलना कि ग्रंथगत ठाठ तथा प्रचलित 
ठाठ, इन दोनों में भेद है। यहाँ यह कह देना चाहता हूँ कि दाक्षिणात्य पद्धति में 

थोक्त तोड़ी ठाठ अभी तक प्रचलित है । 


प्रशन : तब क्‍या आपके कहने का तत्पये यह है कि उधर का संगीत बहुतांश में 
ग्रंथों के अनुसार है ? आपने यह भी कहा था कि ग्रथोक्त स्वर उधर यथायोग्य रीति से 
प्रचार में हैं। यदि यही बात है, तो उधर के लोगों.का सशास्त्र होने का दावा अथवा 
अभिमान निराधार नहीं कहा जा सकता ? 


उत्तर : उनका यह दावा किन्‍्हीं अंशों में न्यायपूर्ण ही कहा जाएगा, तथापि 
यह न समझना कि हमारे यहाँ का संगीत बिलकुल ही कम कीमत का है। यह बात 
हीं है कि हमारे संगीत के समर्थक पर्याप्त ग्रंथ न हों। “रागतरंगिणी', पारिजात 
'लक्ष्यसंगीत' इत्यादि हमारे लिए उपयोगी होंगे । इसी प्रकार भावभटट पंडित के ग्रंथ 
भी तुम्हारी ही तरह के हैं। जब दक्षिण के लोगों की भाषा उनके आचार-विचार 
इत्यादि सभी बातें अलग हैं, तब फिर उनका संगीत भी अलग हो, तो इसमें नवीनता 
सी ? यदि उनके संगीत की कुछ बातें हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हैं, तो हमारे 
संगीत की बहुत-सी बातें उनके लिए भी ग्रहण करने योग्य हैं । 


प्रदन : यह ठीक है । अब हमें आठवाँ ठाठ बताइए !? 


उत्तर : आठवाँ ठाठ हम आसावरी का मानेंगे । बहुमत के कारण ही हम 
इस नाम को पसंद कर रहे हैं। आसावरी को भरवी ठाठ का राग माननेवाले 


३० हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति 


लोग भी हैं। जैसे कि भेरवी और आसावरी के स्वरों में भेद माननेवाले लोग भी 
दिखाई देते हैं । इन दोनों ठाठों में ऋषभ स्वर का भेद है। आसावरी में ऋषभ तीव्र 
मानते हैं तथा भेरवी में उसे ही कोमल मानते हैं। इस ठाठ के घिषय में यदि तुम ग्रंथों 
में खोज करने लगो; तो वहाँ हमारे आसावरी ठाठ का 'भेरवी' अथवा 'नटभरवी' नाम 
दिखाई देगा । यहाँ तुम्हें इतना ही याद रखना है कि हमारे प्रचलित आसाबवरी ठाठ में, 
रे तीव्र तथा ग, नि, ध स्वर कोमल माने गए हैं। यह आसावरी ठाठ बड़े महत्त्व 
का है तथा वेसा ही यह लोकप्रिय भी है। 


प्रइन्‍न : यह समझ गए । अब अगला लीजिए । आसावरी ठाठ की स्वरमालिका 
हमारी समझ में भलीभाँति आ गई है । 


उत्तर : नवें ठाठ में निषाद तथा गांधार स्वर कोमल हैं। यदि आसावरी ठाठ 
से इस ठाठ को उत्पन्न करना हो, तो वहाँ जो धंवत स्वर कोमल था; उसे शुद्ध 
अथवा तीक्र ही रहने देने पर यह ठाठ बन जाएगा। ऐसा करने से इस ठाठ में 
'ग, नि', केवल ये ही दो स्वर कोमल तथा बाकी के सब शुद्ध रहेंगे। हमें इस ठाठ 
के अनेक राग प्रचार में मिलेंगे। इसे 'काफी' का ठाठ कहते हैं। ग्रन्थों में इस ठाठ को 
'श्री' राग का ठाठ अथवा कुछ ग्रन्थों के अनुसार 'हरप्रिय' ठाठ कहा जाता है । दक्षिण की 
ओर यही नाम प्रचलित है । 


प्रशन : यह ठाठ हमारी समझ में भलीभाँति आ गया, अब दसवाँ बताइए ? 


उत्तर : दसवाँ ठाठ 'तोड़ी' का है। इसके विषय में मैं पहले भी कुछ कह चुका हूँ। 
इस ठाठ में भेरवी ठाठ की तरह 'रे, ग, ध', ये तीन स्वर कोमल हैं तथा 'म' और 
नि, ये स्वर तीन हैं। इसका गाना कुछ कठिन पड़ता है। तुम्हें इस ठाठ का अनुभव 
हो ही गया है। स्वरमालिका में इस ठाठ की स्वरमालिका सीखते समय तुम्हें अधिक 
प्रयास करना पड़ा होगा; है कि नहीं ? 


प्रदन : हाँ, वह हमें कठिन ही प्रतीत हुई। 'तीव्र म' तो बड़ा कठिन लगा। 
आइचयं यह है कि 'कल्याणी', 'पूर्वी' इत्यादि ठाठों में यही 'तीत्र म' हमें इतना कठिन 
प्रतीत न हुआ था, परन्तु तोड़ी” के ठाठ की स्वरमालिका गाते समय हमारे शिक्षक 
हमारी अनेक भूलें बताते थे। यह तो हम न समझ सके कि इस ठाठ के स्वरों को गाना 
इतना कठिन क्यों प्रतीत होता है, परन्तु यह चमत्कारपूर्ण तो अवश्य ही है। यह भी 
समझ गए हैं कि इस ठाठ का अर्वाचीन नाम तोड़ी है, परम्तु इसका प्राचीन नाम 
क्या है ? 


उत्तर : प्राचीन नाम 'वराली' अथवा 'पन्तुवराली' है। यह नाम ग्रन्थों में 
तथा दक्षिण में अभी तक प्रचलित है। अब यह मानकर कि ये दस ठाठ तुम्हारी 
समझ में अच्छी तरह आ गए हैं, मैं आगे चलूगा। इन 'ठाठों' को हम अपनी 
प्रचलित हिन्दुस्तानी पद्धति में संग्रहीत रागों के जनक मानेंगे । यह व्यवस्था प्राचीन 
ग्रंथों के अनुसार हो या न हो, परन्तु तुम्हें इसे स्वीकार करके ही भागे बढ़ना है। 


प्रथम भाग ३१ 


हिन्दुस्तानी पद्धति के प्रचलित सभी राग भलीभाति समझ लिए जाएँ, यही तुम्हारा 
अन्तिम साध्य है। यह उत्तम तथा शीघ्र समझ में आ जानेवाली पद्धति से हो जाए, 
त कार्य-भाग को पूरा हुआ समझना चाहिए । भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ 
होती ही हैं। जब तुम प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करोगे, तो तुम्हें ऐसी अनेक पद्धतियाँ 
हृष्टिगोचर होंगी । तथापि प्रत्येक ग्रथकार का हेतु अपने समय के संगीत को पद्धति से 
उपस्थित करना होता है। बस, यही तुम्हें सब जगह मिलेगा । अब आगे मैं तुम्हें यह 
बतानेवाला हूँ कि इन ठाठों से राग कंसे उत्पन्न होते हैं। यह कुछ निराला ही 
तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। 


प्रहन : यह क्या आपने हमें भलीभाँति समझा नहीं दिया है ? प्रत्येक ठाठ को 
लेकर उसके स्वरों में से एक या दो निकालकर आरोह तथा अवरोह करते जाने से, 
हजारों राग बनना सम्भव है, यह हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं । 


उत्तर : यह ठोक है, परन्तु इन रागों के महत्त्व के विषय में कुछ अन्य बातों का 
ज्ञान भी तुम्हें होना चाहिए। ठाठों के स्व॒रों को निकालकर ऊपर तथा ऊपर से नीचे 
कहने से ही राग तेयार न होंगे । यह तो नित्रिवाद है कि स्वरों को वर्जित करने के 
नियमों का सदेव पालन करना पड़ता है, परन्त यही सब-कुछ नहीं है। यह मैंने कहा ही 
था कि राग में रंजकत्व आना चाहिए, इस बात का तुम्हें स्मरण ही होगा । यह भी 
मैं बता चुका हु कि गणित से जो राग सिद्ध होते हैं, उनमें से सभी वास्तविक अर्थ में 
राग नहीं हैं। यद्यपि रागों के बीज ये ही हैं, परन्तु समाज में खरे राग थोड़े-से ही हैं। 
यह निश्चित करना बड़ी कुशलता का काम है कि कोन-से स्वर-समुदाय लोकप्रिय होंगे, 
और फिर वे किस रीति से गाए जाने पर लोकप्रिय होंगे, यह मालूम होना भी बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें इसी विषय में कुछ बताने वाला हू । ग्रंथों में राग उत्पन्न 
करने के भिन्‍न-भिन्‍त ढंग बताए गए हैं; जसे :-- | 


हिन्दुस्थानी यपड्धत्यां मार्गा: स्युर॒परा अपि | 
निरूपिता लक्ष्यविड्धी रागोत्पादनहेतवः | 
आरोहणे चालितास्ते स्व॒रा नस्युविलोमके । 
अथवा तट्ठिपर्यातो बनयेद्रागभेदकम !। 
स्पाद्रागोचितस्वरेषु विशिष्टा वक्रतापुनः | 
समानस्वरेष्वयवा. वादिभेदाड्वेद्धिदा ॥ 
नरागाणां : नतालानां मंतः कुत्रापिविद्यते । 
इति यच्छुयते लोके केवल ठद्यथाथेकम्‌ ॥ 


ठाठ तो तुम्हें केवल यह बताता है कि राग में कौन-से स्वर लगेंगे। इसके बाद 
स्वर कंसे लगाए जाएँ यह बात आरोह-अवरोह से विदित होगी। फिर आरोह- 
अवरोह के भी शुद्ध ओर वक़, इस प्रकार भेद किए जाते हैं। क्रमशः स्वर कहते हुए 


श्र हिदुस्तानी-संगीत-पद्धति 


आगे चलें, तो उसे शुद्ध आरोह कहते हैं। कुछ स्वरों " को कहते जाने पर कुछ पीछे 
लौटकर फिर आगे बढ़कर आरोह पूरा करें, तो उसे वक्र आरोह समझते हैं । यही 
न्याय अवरोह के विषय में समझना चाहिए। तुम्हें आगे चलकर विदित होगा कि ये' 
कृत्य बड़े महत्त्वपूर्ण है । द 


प्रघन : इस तरह से देखें, तब तो असंख्य राग होंगे, है कि नहीं ? 


उत्तर : इसी से तो ऊपर के अन्तिम इलोक में कहा है “न रागाणा। यह केवल 
आरोह व बवरोहों की वक़्ता से ही है, परन्तु स्वर एक-से ही होने पर वादी-संवादी 
स्व॒रों की सहायता से दो राग पृथक हो सकते हैं, यह तुम आगे- चलकर समझोगे । 
इसलिए अब मेरे ध्यान में यह आया है कि वादी संवादी, अनुवादी, विवादी-ये नाम 
तुम्हें अच्छी तरह से समझा दू'। इसका कारण यह है कि आगे राग-वर्णन समझाने में 
इन नामों का बार-बार उपयोग किया जाएगा। 


प्रइन : यह बात है, तब तो अच्छी तरह समझा दीजिए. । ये कंसे नाम हैं ? 


उत्तर : ये संज्ञाएँ स्व॒रों की ही हैं। स्वरों के ये चार प्रकार अथवा वर्ग हैं । 
विक्वत व, शुद्ध, ऐसे जो तुमने बारह स्वर सीखे हैं, उन्हीं में ये चार और जोड़ ' दिए 
जाएँगे, ऐसा न समुझना । ये वर्ग कुछ भिन्‍न ही धारणा पर हैं। ग्रन्थों में इस सम्बन्ध 
में यह कहा है :-- ह 


प्रतिरागे लकितव्याश्चतुर्विधा। स्व॒र्ा बुधः । 
वादिसंवाय लुवादिविवादिनश्व॒. नित्यश३ ॥ 
वादीस्व॒रस्त्वेक. एवं संवाद्यपि तथेव च। 
शेषाणामनुवादित्व॑ विवादी  वर्जितस्वरः ॥ 


प्रत्येक राग में चार प्रकार के स्वरों की ओर सदव ध्यान देना चाहिए। ये 
वादी, सवादी, अनुवादी तथा विवादी हैं। प्रत्येक राग का वादी एक ही होता है । 
इसी प्रकार संवादी स्वर भी एक ही होता है। इन दोनों स्वरों की छोड़कर शेष सब 
अनुवादी स्वर समझने चाहिए ! राग में न लगनेवाले स्वर विवादी स्वर हैं। ऊपर 
के इलोक का यही भावार्थ हुआ ।. उपयुक्त प्रत्येक स्वर के विषय में अब हमें विचार 
करता है। राग में-कम-सेन्कम पाँच स्वर तो होने ही चाहिए, यह हमारे संगीत का 
एक नियम है। यह मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि रागों .के तीन वर्ग औडव, षाडव 
तथा संपूर्ण माने गए हैं,। अभी मैं,यह भी बता चुका हूँ, कि एक राग का वादी 
स्वर भी एक ही होगा । अब इससे तुम सरलता-पूवक समझ लीगे कि राग में लगने- 
वाले पाँच, छह अथवा सात स्वरों में से कोई एक वादी स्वर हो जाएगा । वादी का 
अथे दावा करनेवाला नहीं है। 'बदतीति वादी--मैं अमुक राग हूँ, यह बात जो स्वर 
बतंलात! है, वह वादी है-यह अर्थ समझना चाहिए । . वादीं स्वर पर ही प्रत्येक राग 
की मुख्य परख निर्भर है। ऐसा मानते हैं कि वह पूरे राम का राजा है। अनेक बार 


प्रथ्म भाग | 3३ 


उसे अंश स्वर भी कहते हैं। जब दादी स्वर का इतना अधिक महत्त्व है, तो राग में 
जहाँ-तहाँ उसका प्राधान्य दिखाई देना स्वाभाविक ही है। इस महत्त्व को कुशल गायक 
कंसे-कंसे प्रकट करते हैं इसे ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा वे अनेक युक्तियों से 
प्रकट करते हैं। प्रयोग में वादी स्वर अनेंक बार लाया जाता है। कभी बड़ी देर तक 
उसे लंबा कर देते हैं, कभी-कभी उसे गीत के महत्त्वपूर्ण भाग में लाते हैं। ऐसी. अनेक 
युक्तियों से वादी प्रदर्शित किया जाता है। भिन्‍न-भिन्‍न राग' गाते समय, में वादी 
कंसे दिखाता हूँ, इसे अच्छी तरह देखने से तुम्हें श्ञान हो जाएगा । जिस गायक को 
इस वादी स्वर का महत्त्व विदित नहीं होता, उसे अपने रांग' में रजकत्व का 
सेभालना नहीं आता । ऐसे भी बहुत-से गायक तुम्हें देखते में आएँगे । ऐसा नहीं है 
' कि यह कृत्य कठिन हो; तुम्हारे समान सुशिक्षितों की समझ में यह तुरंत आ जाएगा। 

भिन्‍न-भिन्‍न ग्रंथों में वादी स्वर की व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों से की गई है, जो 
इस प्रकार है :-- | । 


प्रयागे बहुल! स्वर: वादी राजा$त्र ग्रीयते! । 
सप्रस्वराणां मध्येषपि सस्‍्वरे यस्पमिन्सुरागता! ॥ 
स जीवस्वरं हइत्युक्तो हंशो वादीति कथ्यते। 
प्रयोगे बहुधावृत्तः स्वरो बादीति नामकः' ॥ 
रागस्य जीवभूवो5सो मन्‍्यते गानकोविंदे! । 
प्रत्येकस्मिस्तु रागेःसा वादी दह्यति मह्खवान्‌” ॥ 
निश्वायकोी रागनाम्नः समयस्यापि व्यंजकः | 


इस व्याख्या का मर्म एक ही है, केवल भाषा का भेद है। 


- प्रदन : अब हमें वादी स्वर की अच्छी कल्पना हो गई है। आप संवादी के 
विषय में समझाएँ ? 


उत्तर : संवादी स्वर का अथ है-राग में लगंनेवाला एक ऐसा स्वर, जो 
महत्त्व में केवल वादी की अपेक्षा ही कम हो, परंतु उस राग के अन्य सभी 'स्वरों की 
अपेक्षा अधिक महत्त्व का हो। प्रत्येक राग के वादी ओर संबादी, ये दो बड़े 
आधार-स्तम्भ मानें, तब भी ठीक है। इसी पर संपूर्ण राग की स्थिति है। राग में 
लगनेवाले ठाठ के यदि दो भाग किए जाएँ, तो ये दो स्व॒र इसके दो भागों में रहेंगे । 
एक दूसरे की बड़ी ही मदद करता है। यह बात प्रत्यक्ष करके दिखाने से तुम्हारी 
समझ में अच्छी तरह आएगी | जब मैं ये बातें करके दिखाऊगा, तब तुम्हारी बुद्धि 
अधिक विकसित होगी । वादी व संवादी, इन स्वरों का एक-दूसरे के निकट होता 
: कभी शोभनीय नहीं है, अतः हमारे विद्वान पंडितों ने एक. नियम बना दिया है ओर 
वह यह है कि वाद़ी से संवादी बहुधा पाँचवाँ होना चाहिए । 


प्रदन : वाहवा, ये कसा सरल नियम बताया ! इस प्रकार से 'सा का संवादी 
यू), 'रे! का 'ध', 'ग! का नि, यह निरिचत होगा । है न यही बात ? 


३४ हिन्दुस्तानी संगीत-फद्धति 


उत्तर: बिलकुल ठीक है; नियम ऐसा ही है। कहीं-कहीं इसका चाहे अपवाद 
हो, पर तुम नियम ठीक समझ गए हो । 


प्रइन : इस नियम में अपवाद कंसे होंगे, यहु समझ में नहीं आया । 


उत्तर: तो समझो, सा रेगप ध' इस प्रकार तुम्हारा पाँच स्वरों का 
ओडव राग है। मान लो, तुम्हें इसमें “गः स्वर को वादी करना है; अब तुम इसमें 
अपना नियम लगाओ तो देख ! 


प्रशव : ठीक है, संवादी के लिए हमें “नि' स्वर चाहिए; लेकिन वह वर्जित है, 
यहाँ क्या करना चाहिए ? 


उत्तर : यही मैं अभी बतानेवाला था। ऐसे प्रसंग में नियमानुसार आनेवाले 
स्वर के निकट का, अर्थात्‌ वादी से चौथा अथवा छुठा संवादी समझो। यद्यपि यह 
किसी ने स्पष्ट नहीं कहा है कि इन दोनों में से कौन-सा लिया जाए, तथापि वादी से 
संवादी दूर होना चाहिए, इस तत्त्व को याद रखो, तब भी काम चल सकता है। 
अभी मैंने वादी-संवादी स्वरों के विषय में दो नियम बताए हैं, उन्हें साधारण समझना । 
प्रचार में तो ऐसे भी प्रकार तुम्हें दिखाई देंगे कि घेवत का संवादी ऋषभ, ऋषभ का 
पंचम, षडज का मध्यम, मध्यम का षडज इत्यादि-इत्यादि । 


प्रश्न : यह हम समझ गए, अब अनुवादी के विषय में बताइए ? 


उत्तर : हाँ, औडव, षाडव व संपूर्ण, ये राग के तीन वर्ग माने गए हैं । अर्थात्‌ 
प्रत्येक राग में कम-सैे-कम पाँच स्वर आने चाहिए, यह तुम्हें मालूम ही है। इन पाँच 
स्वरों में से दो स्व॒रों की व्यवस्था तो तुमने कर ली, अर्थात्‌ एक को वादित्व प्रदान किया 
और दूसरे को संवादी पाना; तथापि बाकी के स्वर रह जाते हैं। ठीक है न ? उन्हीं 
को अनुवादी स्वर कहते हैं। केवल वादी और संवादी स्वरों से राग दक्य नहीं है । 
हीरे के लिए जिस प्रकार कु दन होता है तथा उसके योग से जिस प्रकार उसकी शोभा 
बढ़ती है, उसी प्रकार यह अनुवादी स्वर भी वादी और संवादी, इन मुख्य स्वरों की 
शोभा बढ़ा देते हैं। गायक-वर्ग वादी अथवा संवादी के साथ भिन्‍न-भिन्‍न अनुवादी 
स्वरों के समुदायों को जोड़कर राग-विस्तार करते हैं तथा ऐसा करके श्रोताओं के 
हृदयों को आह्वादित करते हैं । 


प्रइन : विवादी स्व॒र का हम क्या अर्थ समझें ? 


उत्तर: यह न समझना कि यह स्वर राग में नियमानुसार लगता है । 
'रागमंजरी' में विवादों स्व॒र की व्याख्या स्पष्ट इस प्रकार दी हुई है--'विवादी तु 
सदा त्याज्य::। यह अर्थ आजकल भी प्रचार में है, इसमें संदेह नहीं । तुम भी इसे 
ऐसे ही स्वीकार कर लो । 'संगीतसारकलिका' नामक ग्रंथ में वादी-संवादी इत्यादि स्वरों 
के विषय में यह कहा है :-- 


प्रथम भाग ३५ 


रागानुरागसंपत्ति वादों वदति राबवत्‌ । संवादी 
स्व॒रः संवादात्‌ मंत्रिवत्‌, रागसंपत्ति वदति; अनुवादी 
तु भृत्यवत्‌; विसंवादाय रागेषु शत्रुतुल्या: विवादिनः। 


प्राचीन ग्रंथों से बह प्रकट होता है कि इन अनुवादी तथा विवादी स्वरों के 
विषय में प्राचीन काल में कुछ निराली ही घारणा थी। जिस उदृश्य से अभी हम 
ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसी अथें से इस विषय में भी हम नहीं 
जाएँगे। जब मैं तुम्हें 'रत्नाकर' इत्यादि ग्रंथों को समझाऊंगा, तब इस विषय 
पर भी जरूर कहूँगा । लक्ष्यसंगीतकार को देखो, तो उसने भी ऐसा ही 
कहा है :-- 
विवादिस्वरव्याख्याने रत्नाकरप्रपंचितम्‌ । 
रहस्य किंचिदष्यासीत भिन्‍न॑ ममविदां मते ॥ 


उसका यह कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि 'रत्ताकर' में विवादी स्वर 
का वर्णन करते हुए शाज्ञ देव पंडित ने कहा है :-- 


श्रुतियो द्वादश अष्टीवा ययोरंतरगोचराः । 
मिथः संवादिनी ती स्‍्तो, निगावन्यविवादिनों ॥ 
रिधयोरेव वा स्‍्यातां तो, तयोवां रिधावपि | 
शेषाणामनुवादित्य॑ वादी राजा5त्र गीयते ॥ 


प्रइन : तब तो फिर प्राचीन काल में रागों में विवादी स्वर दिखाया जाना 
संभव रहा होगा ? 

उत्तर : यद्यपि इस प्रइन का पूर्ण समाधानकारक उत्तर देना संभव नहीं है, 
तथापि तुम्हें ग्रंथों के दो-एक मत बताता हूँ। 


विदग्धा गायका गीते विवादिनमपिस्वरस । 
इप्त्स्पशचालनेन प्रदशेयंति लक्ष्यके ॥ 
प्रायः स्वर विवादिनं योजयंत्यवरोहणे । 
न तच्छास्त्रेपि दोषाह ग्रथेषु नियमों छसी | 
सुप्रमाणयुतों मन्ये विवाद्यपि सुरक्तिदः | 
यथेषत्कृष्णबर्शेन.. शुश्रस्यातिविचित्रता ॥ 


योरोपियन संगीत के विषय में मेरा ज्ञान मर्यादित है, परंतु ॥70[. 3]885078 
की “००४ ० $80फ70! नामक पुस्तक में मैंने एक जगह यह पढ़ा है :-- 


दि हिन्दुस्तानी संग्रीत-पद्धति 


ए> 0 ४वा5 9०76 गाए 6 ०888 ० ०078ग्राध्ञा। ०005 [8& 
98७॥ ०007॥00९0, 976 ग्रापडंट ए़ठप्रात 98 एश५ 9007 7 ॥0 शछा8 पक्मा(26 
+0 ४658, &70 40 096 809 7065 वीक्षा ०070086 ४ी०ाग. 7६ प्रा॥ए 06 
पाताल 8ध० पात्र प्रप्रशंट 00760, -07ए एणी ०00507487 ०0०१5 ए०्पाँत॑ 
96 €डादाहप ग्रा0700708 ्ाते तृर्षा।8 शराह०0पा णंशुणपरा; ॥ ए०पौत 0८ 
8 30% ० 080ए7 07 एक्‍700660 60 ठ०व ॥6 87 शा५00फ (07०7४ 
06 ॥ंतत 8॥0 जए्रञा0ा0पा 6ह7०5धं॥98 879५0॥7 ९. 


.._ 0 #स्‍676856 पाशा' ॥6$0फप्रा065 क्षार्त (0 8लदुपां।6 शाध्याश' प्रांश०णपा 
8॥0 80678 ॥7 ॥#06 ९:्ा65४07 0० शा! 40685, 70909॥$9 7976 
986६४ 00॥2960 ६0 १६४७ 76९0प्ा56 ६0 6550क॥0 770॥25 870 ०॥०0705. 


ढंग छ64ॉताए, प्रापणा शाच्धल $क४ि4०१0०7 8 666 जाथा 8 
तांइइ0797 ०0076 $ 7650ए60 [70 8 ०0750 एा0णव ६0 फ़रतढा 
00792 9 ०0080#8760 ०3070 8$ ००॥] 86६70, [6 ॥5 006 [006 ०ए 
20॥07856 ए०ी 970007085 (856 $७75900॥8 |॥ ८५, ]प४ 88 ए6 00977]9 
8ए/76८००४४७ 8 ठकवा। कल 8 8077, 7]08 ॥9 6६३०५ (6 068 जरा 
॥88 प0075007%)9 हुप्रंत&0 770४० प ६0 0पा 076. (8 5086॥8607 ॥65 
 0058807र065, ॥ 0॥69ए 60 ॥0 48 000 [078 ध्वाप॑ 669 928 80 88[: 
680४९0 4700 200$074॥ छा0705... द 


बोरोपियन सगीत में 8&777007 नामक जो भाग है, वसा हमारे यहाँ 
नहीं है। यह ठीक है, तथापि प्रयोग में विवादी स्वर का क्वचित्‌ डपयोग हो सकता है 
या नहीं ? इस प्रदइत पर मेरा अनुमान है कि उपयुक्त उद्धरण. पर्याप्त प्रकाश 
. डालेगा। आजकल हमारे गायक विवादी स्वर का बहुत ही थोड़े परिमाण में 
प्रयोग करते हैं और हम कभी-कभी उन्तके इस कृत्य की लोगों के द्वारा की हुई 
प्रशसा भी देखते हैं। परंतु यहाँ हमें इतना गहरे में जाने को आवश्यकता नहीं है। 
इन वादी-संवादी स्वरों के महत्त्व को सरल घरेलू उदाहरण के द्वारा समझाने के 
हेतु यह कहा जा सकता है कि जेसे किसी सभ्य कुटम्ब में घर का बड़ा जिस 
प्रकार सभी में श्रेष्ठ होता है तथा उसका बड़ा लड़का उसकी अपेक्षा महत्त्व में कम, 
परंतु घर के इतर लोगों की अपेक्षा अधिक ही होता है; इसी प्रकार इस राग-रूपी 
घर में वादी-संवादी इत्यादि स्व॒रों की स्थिति समझनी चाहिए । धर में जिस 
प्रकार नौकरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें इन अनुवादी स्वरों की 
अपेक्षा है। ये नौकर सदेव ऐसे होने चाहिए, जो ग्रहपतिं के इष्ट कारये को पूरा 
कर सकें । यही बात अनुवांदी स्व॒रों'के लिए है। चुगलखोर अथवा वाचाल नौकर से 
काम नहीं चलता | ऐसे +ही विकादी स्वर को समझना चाहिए। विवादी स्वर 
अत्यंत ही थोड़े परिमाण में ग्रहण करने पर शोभित होता है इस मत को स्वीकार 
करके यदि हम अपने उदाहरण में इस तत्त्व का: समावेश करें, तो यह कहेंगे कि हिंदू- 
कुटुम्ब में कहीं-कहीं मुसलमान नौक॑र भी होतेःहैं, परंतु उन्हें कहाँ रहना चाहिए, 


प्रथम भाग ३७ 


तथा कितनी स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए, यह नियमित करना पड़ता है । हे यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि यह उदाहरण वसे ही रख दिया है । तुम्हें स्व॒रों के चार वर्ग 
समझ में आ जाएँ, बस ! काम पूरा हुआ । 


प्रशतत : यह हम अच्छी तरह समझ गए। रागों के विषय में तो हमें बहुत॒-सी 
बातें विदित हो गई हैं। आपने दस ठाठों की योजना अच्छी की । इन ठाठों से उत्पन्न 
होनेवाले कुल कितने राग आप हमें सिखाएँगे ? 


उत्तर : तुम्हें यह विदित होगा कि हमारे यहाँ प्रचार में डेढ़सो से अधिक राग 
कोई नहीं गाता । इससे मैं तो यही समझता हूँ कि इतने राग यदि तुमने समझ लिए, 
तो बहुत हैं । 


प्रशत : पहले अपने आरोह व अवरोह की सहायता से रागों की संख्या बहुत 
अधिक बना दी थी, तब भी प्रचार में रागों की संख्या इतनी थोड़ी है ?' रंजयती ति राग:*- 
इस नियम के अनुसरण से ही सम्भवतः यह कमी हो गई है । 


उत्तर : तुमने ठीक कारण समझा । एक ठाठ में ४८४ राग ! इस दृष्टि से केवल 
१० ठाठों के ही चार हजार से ऊपर राग होंगे। परन्तु हमारे विद्वान्‌ पण्डितों ने भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के नियम लगा दिए हैं। इससे समाज का रंजन करनेवाले रागों की संख्या 
बहुत ही थोड़ी हो गई है। 'लक्ष्यसंगीत' ग्रंथ भी हिन्दुस्तानी पद्धति का ही है। उसमें 
भी डेढ़सौ से अधिक राग नहीं हैं । 


प्रइन : मैं तो कहता हूँ कि डेढ़सो रागों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इतने ही 
राग हमें आ जाएँ, तो बहुत हैं। यदि कभी इनसे भी अधिक रागों के स्वरूपों को जानने 
की लालसा हुई, तो हमें राय उत्पन्न करने के तत्त्वों का पता तो चल ही गया है। परंतु 
विवादी स्वर के विषय में आप पहले जो कह रहे थे, उसे सुनकर मन में सहज ही एक 
प्रघन उत्पन्न होता है और वह यह है कि हम गायकों के गाने तो प्रायः सुनते हैं, १रन्तु 
उन गायकों को देखें, तो उनमें से बेचारे बहुत-से बिलकुल अशिक्षित दिखाई देते हैं। 
आप प्रारम्भ से ही हमें नाना प्रकार के नियम इत्यादि बता रहे हैं तथा दावे के साथ 
यह कह रहे हैं कि उनका भलीभांति पालन किए बिना राग उत्तम रीति से नहीं सघ 
सकते ? तब फिर इन बेचारे अज्ञ गायकों ने उन कठिन नियमों का अभ्यास किस तरह 
किया होगा, यह बड़ी विचित्र बात है। उन्हें रागों के इन तत्त्वों को किसने तथा किस 
प्रकार समझा दिया ? गाते-गाते, वादी-संवादी स्वरों के परिमाण को भली प्रकार 
सभालना, वसे ही योग्य अनुवादी स्वरों की योजना कर देना, विवादी स्वर का योग्य 
स्थान पर योग्य रीति से उपयोग करना, इत्यादि काम क्या कठिन नहीं है? वे ये 
सब कंसे करते हैं ? 


उत्तर : तुमने यह पूछकर बड़ा अच्छा किया । देखो ! हमारी तरफ क्या सभी 
लोग मराठो भाषा नहीं बोलते ? उनके बोलते समय क्‍या व्याकरण के बड़े-बड़े 
प्रयोग नहीं आ जाते ? तथापि इन लोगों ने विद्यालयों में जाकर व्याकरण कहाँ 


३८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


सीखा है ! इसी प्रकार केवल अभ्यास के बल पर गायक लोग इन बातों को सीख 
लेते हैं। इन सभी को राग-तत्त्वों का ज्ञान हो, यह बात नहीं है। यह भी स्पष्ट है 
कि जिन्हें इतका ज्ञान है, वे उच्च कोटि के गायक हैं। तुम अपना ही उदाहरण लो न । 
स्वर्मालिका गाते समय तुम्हारी दृष्टि भी उसमें कहे हुए राग-तत्त्वों पर उत्तम रीति 
से पड़ती ही थी, परतु तुम्हें शास्त्रीय ज्ञान कहाँ था? हमारे छोटे-छोटे बालक 
भी भराभर बोलते हैं, परंतु उनमें विद्या भला कहाँ है? ऐसे ही इन अशिक्षित 
गायकों के विषय में समझो । नित्य कसरत करके वे अपने गले तेयार करते हैं, फिर 
धीरे-धीरे उन्हें यह भी विदित होने लगता है' कि समाज का रंजने किस प्रकार 
होगा । वे लोग अपने गुरु के पास जिन गीतों को सीखते हैं, वे भी नियमों को भली- 
भाँति संभालकर रचे हुए होते हैं। इसी से वे गीत तुरंत लोकप्रिय हो जाते हैं। 
गायक उन्हें सीखकर उन्हीं के आधार पर अपने गीतों को रचते हैं। मुझे 
विश्वास है कि कुछ और आगे बढ़ने पर यह सब तुम्हें भी अत्यंत सरल 
प्रतीत होगा । 


प्रशन : यह सब अब हम अच्छी तरह समझ गए । इस विवादी स्वर को 
नितांत त्याज्य मानना अधिक सुविधाजनक हो गया है, परंतु उसका थोड़ा-सा 
उपयोग होना भी संभव है । अतः मन में यह शंका होती है कि रागों को पहचानने में 
बड़ी अड़चन पड़ेगी। 


उत्तर : यह ठीक है ! यदि गायक कसबी न हुआ, तो उसके गाने में हमें अनेक 
दोष हृष्टिगोचर होंगे । कारण यही है कि उसे विवादी स्वर प्रयोग करना आने से 
रहा । अगर यह नहीं सधा, तो उसके राग की शुद्धता भी नहीं रहेगी । यह स्पष्ट है, 
तथापि यह सब हो, तो उप्तका इलाज ही क्या है ! ग्रंथकार इन नियमों का वर्णन कर 
देते हैं, परंतु उनके प्रयोग में आने के लिए योग्य शिक्षण की अपेक्षा है। गाते समय 
एक-आध जगह ऐसी अड़चन आ जाती है कि वहाँ विवादी स्व॒र का स्पश किए बिता 
गाना भली-भाँति सधता ही नहीं है। ऐसी ही जगह ऐसे स्वर का स्पर्श करना 
पड़ता है। परंतु यह स्पश गायक लोग ऐसी सफाई से तथा ऐसी शीघ्रता से कर जाते 
हैं कि श्रोताओं को कहीं कोई बात विसंगत दिखाई नहीं देती । ऐसी अड़चनों को 
देखकर ही ग्रंथकारों ने विवादी स्वर को व्याख्या बड़ी खूबी से की है। 'संगीतसमयसार 
ग्रंथ में 'प्रच्छादनीयों लोप्यो वा! इस प्रकार इस स्वर को व्याख्या की है तथा 
प्रच्छादन शब्द का अर्थ 'मनाक्स्पर्श: किया है। “रागविबोध' ग्रंथ में यह कहा है कि 
: “बज्येस्व॒रो5वरोहे द्र तगीतो न रक्तिहर:' । यह भी विवादी स्वर को प्रयुक्त करने की 
युक्ति है। सारांश, विवादी स्वर को जान-बूझकर, योग्य रीति से प्रयोग करना आता 
हो, तो कुशलता का काम है; यदि ऐसा करना न आया, तो मूर्खता दिखाई देगी । इस 
विषय पर मैं अभी अधिक नहीं कहता । | 


प्रघन : आपने पहले हमें दस ठाठ समझा दिए हैं। आपने इन-सबको याद 
रखने का आदेश प्रदान किया था । ग्रथों में इलोकों में इन ठाठों के नाम 
बताए गए हों, तो आप वे इलोक हमें बता दें। उनका पाठ कर लेने से सरलता 
हो जाएगी । रा 


प्रथम भाग ३६ 


उत्तर : ऐसे इलोक हैं। तुम्हें उनकी आवश्यकता है, तो बताता हूँ । 
कल्याणी मेलकस्त्वादों बिलावल्या टद्वितीयकः । 
खंमाजाख्यस्तृतीयः स्पादमेरवस्प चतुर्थकः ॥ 
पंचमो भेरवीनामा पष्ठस्व्वासावरीरितः । 
सप्तमस्तो डिकाव्यो5पि पूव्येमिधो5ष्टमःस्मृवः ॥ 
नवमी मारवाभिज्ञो दशमः काफिसंज्ञित३ । 
स्येते दशमेलास्ते  रागोत्पादनहेतवः 


ये ही तुम्हारे हिन्दुस्तानी दस ठाठ अथवा मेल हैं। इनका क्रम कुछ भिन्‍न है, 
परंतु ये दसों हैं तुम्हारे ही । 


प्रदन : इसमें कोई हज नहीं है। हम इन इलोकों को याद ही कर डालेंगे। 
हमारी समझ से तो अब आप जन्‍्यरागों की ओर अग्रसर हों, तो अच्छा हो । सबसे 
पहले कौन-सा ठाठ तथा उसके अंतर्गत कौन-सा राग लिया जाएगा ? 


उत्तर : पहले हम कल्याणी ठाठ को ही लेंगे । इस ठाठ से, उत्पन्न होनेवाले 
कुल तेरह राग मैं तुम्हें समझाऊंगा । उनके नाम याद रखने के लिए तुम्हारे लिए ये 
दो इलोक अच्छे है :-- 


यमनः शुद्धकल्याणो भूपाली हंमिराहयः । 
केदारश्व्छायनाटश्व कामोदः श्यामसंज्वितः ॥ 
दिंदोलो गौडसारंगो मालश्रीयेमनी तथा । 
चंद्रकांतादिका एते रागाः कल्याणमेलजाः ॥ 


इन इलोकों में जो तेरह राग कहे गए हैं, वे ये हैं--१. यमन, २. शुद्धकल्याण, 
३. भपाली, ४. हंमीर, ५. केदार, ६. छायानट, ७. कामोद, ८. व्याम, €. हिडोल 
१०. गौडसारंग, ११. मालश्री, १२. यमन, १३. चंद्रकांत । अभी इतने ही बहुत हैं। 
रागों के नाम हम प्रचार के अनुसार ही मानेंगे । यद्यपि ग्रंथगत नामों में से कुछ का 
अपभ्र शा हो गया है, तथापि हम प्रचार का ही अनुसरण करते हुए आगे बढ़नें का 
प्रयत्न करेंगे। रागों का नामकरण भिन्‍न-भिन्‍न घारणाओं के आधार पर हुआ है। 
कहीं-कहीं तो हमारे देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों ( के नामों ) के अनुसार ही ये नाम 
रखे गए दिखाई देते हैं। यह हमारा देशी संगीत है । 


प्रदन : देशी संगीत से हम क्‍या समझें ? 


उत्तर : यही मैं आगे कहनेवाला था। ग्रंथों में संगीत के दो भेदों का उल्लेख 
मिलता है--१. मार्ग, २. देशी । वहाँ इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है :-- 


४७० भातखंडे संग्रीतब्शास्क्ष 


मार्मो देशीवितद्वंधा तत्रमागं! स उच्यते | 
यो मार्गितो विरिंच्याये: प्रयुक्तो भरतादिभिः ॥ 
देवस्य. पुरतः शंभोनियताभ्युदयप्रदः ॥ 
देशे-देशे जनानां यहुच्या हृदयरंजकम्‌ । 
गान च वबादनं नृत्यं तद शीत्यभिधोयते ॥ 
अबलाबालगोपालें! छितिपालेनिजेच्छया । 
गीयते यानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते ॥ 


इन इलोकों का वास्तविक सार इतना ही समझो कि जो संगीत अत्यन्त प्राचीन 
तथा कठोर संस्कृत-नियमों से जकड़ा हुआ है, वह मार्गी है तथा देश के विभिन्‍न भागों 
में छोटे-बड़े सभी लोग जिसे प्रेम से, नियमों की ओर बहुत अधिक ध्यान न देते हुए 
गाते हैं, वह देशी है। महादेव के बाद भरत ने जिसका प्रयोग करके दिखाया तथा 
जिसे सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने शोध करके उत्पन्त किया, वह मार्गी संगीत है, इत्यादि 
व्याख्याएं हमारे विशेष काम की नहीं हैं। लक्ष्ययंगीतकार ने इस सम्बन्ध में 
कहा है :-- ' 


गीत॑ वाद्य तथा नृत्य त्रयं संगीवम्नुच्यते | 

मार्गदेशी विभागेन संगीतं ह्विविध मतम || 
कं कोल न्‍ कु 

मार्गितं प्रथमाचार्ययत्रितं नियप्ोत्तमंः । 

अतिशुद्धरूपमपि सांग्रत॑. नेवगोचरस्‌ ॥ 

अधुनालक्ष्यमा्गें यतस्वरूप॑ परिव्श्यते । 
के ९ 0) हट बक 

तत्सवे देशिसंज्ञं स्पादित्याहुले क्ष्यवेदिनः ॥ 


यदि तुम यह मानकर भी चलो कि मार्ग-संगीत अब उपलब्ध नहीं है तथा आजकल 
हम जिस संगीत को सत्र देखते हैं, वह देशी है, तब भी कोई भारी दोष नहीं है । 
महादेव के पश्चात्‌ भरत के द्वारा गाया हुआ संगीत मार्गी है, ऐसा कहने से तुम्हारे- 
जैसे चौकस जिज्ञासु का समाधान कैसे हो सकता है ? तुम तुरन्त ही पूछोगे कि यह 
ब्रह्मदेव कौन ? उनके शिष्य भरत कौन ? वह कब हुआ ? तब फिर ऐसे प्रश्नों का 
उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ ! ऐसी बातों पर अधिक ध्यान न दिया जाए, यही अच्छा 
है । आब जबकि हमें मार्ग-संगीत गाना ही नहीं है तथा वह कहीं सुनाई भी देने से रहा, 
तो हम यह व्यथें का खटका क्‍यों करें ? ग्रल्थकार ऐसे ही कहीं-कहीं लिख देते हैं, 
परन्तु इसका स्पष्टीकरण नहीं होता । यह्‌ भी न समझना कि इन्हें भी सदेव इन बातों 
का ज्ञान होता है। सत्र यही समझा जाता है कि संगीत सामवेद से उत्पन्न हुआ है, 
परन्तु यह किस प्रकार हुआ तथा दोनों का मेल कहाँ और केसे हुआ, 'इसका 
स्पष्टीकरण किसी ने नहीं किया है । क्‍ 


प्रथम भाग ४१९ 


प्रदन : हम सुनते हैं कि 'रत्ताकर' नामक ग्रन्थ हजारों वर्षों पहले का है । क्या 
उसमें भी इसका स्पष्टीकरण नहीं है ? 


उत्तर : अभी यह ग्रन्थ हजारों वर्ष पुराना नहीं हुआ है, यह निश्चय किए जाने 
योग्य है। इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने प्रारम्भ में ही कुछ राजाओं के नाम दिए हैं। ये' 
नाम इतिहास में मिलते हैं तथा उनको सहायता से इस ग्रंथ का काल बहुत-कुछ 
निश्चित होता है। 'रत्नाकर' में भिल्‍लम राजा का नाम आया है। अगर तुम 
जएप70070 0770 साहब की "9 स्रां#ऋणाए ०4 ]707&' नामक पुस्तक को देखो 
तो पता चलेगा कि भिल्‍लम, यादव-घराने का एक राजा हो गया है । इस राजा का 
राज्य देवगिरि ( दौलताबाद ) तथा नासिक के बीच में था । यह राजा ई० स० ११६१ 
में मारा गया । यादव-घराने में सिधण नाम का एक दूसरा राजा भी बड़ा प्रतापी हो 
गया हैं। उसका नाम भी “रत्नाकर' में है। उसका घराना ई० स० १२६४ में नाश को 
प्राप्त हुआ | इस ग्रन्थ से ऐसा विदित होता है कि “रत्नाकर' के कर्त्ता के दादा काइ्मीर 
से आकर दक्षिण के उपयुक्त राजा के पास रहे थे। इसी से तो ॥)7. ४४॥807 
'रत्नाकर' का काल तेरहवीं शताब्दी निश्चित करते हैं और यह त्रुटि-पूर्ण नहीं है । 
'रत्नाकर' के कर्ता ने पू्॒व-प्रसिद्ध कुछ राजाओं के नाम दिए हैं; इनमें भोज, सोमेश्वर, 
परमर्दी भी हैं। ये सभी नाम 'रद]ए प्रां5६079' में दिखाई देते हैं । भोज का समय 
ई० स० १०५३ है। सोमेश्वर ई० स० ११८३ में हुआ । परमर्दी का राज्य-काल ई० स० 
११६५ से १२०३ दिया हुआ है। ये सब प्रमाण सिद्ध करते हैं कि “रत्नाकर ई० स० 
१२०० के बाद का है। इस ग्रन्थ पर कल्लिनाथ पण्डित ने टीका की है। वह स्वतः 
देवराज के पास था । देवराज, तु गरभद्रा नदी के पास स्थित विजयनगर का राजा था । 
करवाए ल0ए के आधार पर देवराज का समय १४०२ से १४२५ तक निद्चित _ 
होता है। हम विषयान्तर में अधिक नहीं जाते, परन्तु इन सब बातों से यही अनुमान 
निकलता है कि 'रत्नाकर' के कर्त्ता का मार्ग-संगीत का ज्ञान सुना-सुनाया ही था । 
ऐसा कैसे ! वह स्वतः भी अपने “राग-अध्याय में प्राचीनप्रसिद्ध तथा अधुनाप्रसिद्ध नाम 
से रागों के दो भेद करता है। और उसके ये आधुनाप्रसिद्ध राग अभी तक हमारे यहाँ 
प्रचार में हैं। 'रत्नाकर' को आजकल सभी पुराना ग्रंथ समझते हैं। इसका कारण 
यह है कि अवधशिष्ट अनेक ग्रंथकारों ने उप्तके उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिए हैं । 
'नारदसंहिता', 'मतंगसंहिता', 'भरतनाट्यशास्त्र' इत्यादि इसकी अपेक्षा अधिक पुराने हैं, 
परन्तु वे--संगीत की पूर्वस्थिति कसी थी--इस प्रइन का स्पष्टीकरण क्‍या करते हैं, 
यह जानने का साधन अब नहीं है। आजकल सब जगह देशी संगीत ही है; कहने का 
उद्देश्य यही है। 'रत्वाकर' के कर्ता ने संगीत की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है-- 
सामवेदादिदं गीत॑ संजग्राह पितामहः' । केवल इतने ही से तुम्हारा समाधान केसे होगा ! 
टीकाकार कल्लिताथ ने एक अन्य युक्ति निकाली :-- 


सामनित्युस्कृष्टप्रथम द्वितीयत॒तीयचतुथ मंद्रादिखार्थार्याः सप्तखराः | 
हह तु त एब यथायोगं पड़्जादिव्यपदेशभाज इति ॥ 


४२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


मैं समझता हूँ, इस पंडित पर टीका करने का काम हमें यहाँ नहीं करना है। 
कुछ ग्रंथों में बह भी मिलेगा कि सबसे पहले महादेवजी ने राग उत्पन्न किए। उनके 
पाँच मुखों से पाँच राग उत्पन्न हुए तथा छठा पावेती ने उत्पन्न किया | यह लिखा 
हुआ है। अब यह जरूरी तो नहीं है कि इन वचनों का गूढ़ अर्थ शोधकर निकालने का 
काम हमें यहीं कर डालना चाहिए। 


उत्तर : सो तो है ही। हमें ( अपने ) प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ना चाहिए । 
संगीत की उत्पत्ति का विषय ऐतिहासिक है, वह यहाँ नहीं है। मार्ग तथा देशी 
संगीत का भेद हमारी समझ में यह आया कि संगीत अत्यंत प्राचीन है तथा 
जिसके नियम धामिक नियमों के अनुसार पालन किए जाते हैं, वह मार्गी है 
और जो जन-रुचि के अतुसार भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर सकता है, वह देशी है। 
हम यह भी मानकर चल रहे हैं कि आजकल हम जो कुछ सुनते हैं, वह सब देशी 
(संगीत) है । 


उत्तर : ठीक है। अब हम जन्यरागों के विषय में विचार करेंगे । कल्याणी 
ठाठ तो हमने लिया ही है। इसमें से प्रथम 'यमन' जन्यराग हाथ में लेंगे । 


प्रशन : ऐसा प्रतीत होता है कि “यमन संस्क्ृत-नाम नहीं है। 


उत्तर : "यमन नाम के ऊपर थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 
फारसी भाषा का 'इमन' नाम है। वे यह भी कहते हैं कि इस राग को अमीर खुसरो 
. ज्ञाम के एक संगीत-विद्वान्‌ ने प्रचलित किया है। यह बात ठीक है कि सुल्तान 
अलाउद्दीन के राज्य-काल में अमी रखुसरों नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ था। यह 
भी प्रसिद्ध है कि उसने कुछ नवीन राग-स्वरूप प्रचलित किए थे। यह विद्वान गोपाल 
नायक का समकालीन था। दक्षिण के पंडित कहते हैं कि यह राग हमारे “यमुना- 
कल्याण' का ही एक प्रकार है। यह भी सच है कि दक्षिण के कुछ ग्रंथों में यमुना- 
कल्याण नाम मिलता है। हम समझते हैं कि हमें इस विवाद में न पड़ता चाहिए। 
हम उस राग को समझ लें, बस बहुत है । हमारी तरफ यह राग अत्यंत साधारण तथा 
लोकप्रिय है। प्रचार में इस राग को यमनकल्याण नाम से भी पहचानते हैं। यमन 
तथा यमनकल्याण का भेद क्वचित्‌ ही मानते हैं। कुछ लोग इसका. यह समाधान 
निकालते हैं कि यदि केवल तीक्र स्वरों से यह राग गाया जाए, तो उसे 'यमन' कहेंगे 
और उसी में यदि दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाए, तो उसे 'यमनकल्याण” समझना 
चाहिए। इस मत के लिए ग्रंथाधार तो है नहीं, तथापि यह सुविधाजनक प्रतीत होता 
है। यदि ग्रंथों में कल्याण ठाठ का वर्णन देखा जाए, तो वहाँ केवल एक तीव्र मध्यम 
ही है। यह पहले की कल्याण राग की व्याख्या भी तीव्र मध्यम की ही है, तो 'यमन' 
नाम में 'कल्याण' शब्द जोड़ देने से उसमें शुद्ध मध्यम कहाँ से आया ? हमारी समझ 
में तुम इसे यों समझकर चल्लो कि ग्रंथों में जिसका 'कल्याण” नाम से उल्लेख हुआ है, 
उसी में किसी ने थोड़ा-सा शुद्ध मध्यम समन्वित करके--यह फिर चाहे अमीर खुसरो 
हो अथवा कोई और हो-यम्रनकल्याण का स्वरूप तेयार किया है। ग्रंथगत रागों को 
लेकर, उनमें एक-आध स्वर बदलकर अथवा बढ़ाकर नवीन राग बना लेने के 


प्रथम भाग ४३ 


उदाहरण तुम्हें प्रचार में अनेक मिलेंगे। इस समय तो हम यमन तथा यमनकल्याण 
को एक ही मानकर चलेंगे। यह मैं जानता हूँ कि यमन में एक ही मध्यम तथा 
यमनकल्याण में दोनों मध्यम मानने से दोनों रागों को भिन्‍न माना जाता है, ऐसा तुम्हें 
प्रतीत होगा, तथापि इसपर विचारणीय एक अन्य बात भी है। यमनकल्याण में जो 
शुद्ध मध्यम लिया जाता है, उसकी स्थिति ही विलक्षण है। एक-आध राग में यदि 
विवादी स्वर को अवरोह में अल्प परिमाण में लगा दिया जाए, तो उससे विशेष राग- 
हानि नहीं होती । मैंने तुम्हें पहले भी एक ऐसा ही नियम बताया था, तुम्हें उसकी 
याद होगी । इस यमनकल्याण में लगनेवाले शुद्ध मध्यम की स्थिति एक विवादी स्वर 
के समान है, यह कहा जाए, तब भी काम चल सकता है। इस स्वर का उपयोग 
यमन में बहुत थोड़ा, केवल गांधार स्वर के साथ होता है। यदि यह शुद्ध मध्यम एक 
नवीन स्वर की स्थिति में, इस राग में नियमानुसार लिया गया होता, तो ऐसा न 
होता । जहाँ-जहाँ गायक इस स्वर को लगाते हैं, वहाँ-वहाँ सदेव पहले गांधार को 
गाकर, फिर उसे लगाते हैं तथा पुनः गांधार पर लौट जाते हैं। यह प्रत्यक्ष उदाहरण 
से स्पष्ट होगा । 


प्रशत : बीच में ही एक प्रश्न पूछता हूँ । यमन का ठाठ कल्याण है, यह तो अब 
हमें मालूम ही है। आपने कहा कि ग्रंथों में कल्याणी ठाठ के वर्णन में मध्यम तीत्र 
कहा है | क्‍या आप हमें यह समझा देंगे कि ग्रंथों में ठाठ का वर्णन केसे होता है। 
ऐसा करने में कोई आपत्ति न हो, तो हमारी इसे जानने की इच्छा है । 


उत्तर : ग्रंथों में तुम्हारे प्रचलित (बारह) स्वरों के नाम कहीं-कहीं भिन्‍न हैं, 
यह पहले कह देना पड़ेगा | दूसरी कोई अड़चन नहीं है। उन नामों को यदि तुम 
ध्यान में रखो, तो मेरी तरफ से बताने में कोई आपत्ति नहीं है । 


प्रशत : हम उन्हें ध्यात में रखेंगे। स्वरों के नाम समझ लें, तो फिर कदाचि त्‌ 
हम ग्रंथों में राग-वर्णन देखकर उनका अर्थ भी समझ सकेंगे । 


: उत्तर ; अच्छा, तो देखो, “'चतुर्दे डिप्रकाशिका' नामक ग्रंथ में तुम्हारे हिंदुस्तानी 
सा, म, प शुद्ध स्वरों के शुद्ध सा, म, प, ये ही नाम हैं। तुम्हारे शुद्ध रि, ध स्वरों के 
नाम उस ग्रंथ में पंचश्रुति रि तथा पंचश्रुति ध हैं । तुम्हारे कोमल “रि' तथा 'ध' स्वरों 
को उस ग्रंथ में कोमल न कहकर शुद्ध रि, ध कहा है। ऐसा क्यों किया ? इस प्रश्न का 
उत्तर देने की हमें आवश्यकता नहीं है । उस ग्रंथ की यही परिभाषा है, इसे मानकर 
त्‌ म्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी हिंदुस्तानी पद्धति में कोमल तथा तीकब् गांधार हैं। उस 
ग्रंथ में इनके क्रमानुसार साधारण तथा अंतरग्रांघार, ये नाम हैं। तुम्हारे कोमल 
तथा तीब्र निषाद, उस ग्रंथ में कंशिकनिषाद तथा काकलीनिषाद, इन नामों से 
पहचाने जाते हैं । 


प्रहत : ये केसे चमत्कारिक नाम हैं ! क्‍या सभी ग्रंथों में ये ही नाम 
इृष्टिगोचर होते हैं ? 


ड़ भातखंडे संभीत-शास्त्र 


उत्तर : ये दक्षिण के सभी ग्रन्थों में मिलेंगे । 'रत्नाकर', 'दरपण,, 'रागविबोध', 
'स्वस्मेलकलानिधि', 'सारामृत' इत्यादि सभी में स्वरों के ये ही नाम मिलेंगे। दक्षिण 
में आजकल ये प्रचार में भी हैं, अतः कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उपयुक्त ग्रन्थ 
दक्षिण के: ही हैं । 


प्रइन : तब फिर यह तीब्र-कोमल संज्ञा कहाँ हष्टिगोचर होती है ? 


उत्तर : 'रागतरंगिणी', 'पारिजात', लक्ष्यसंगीत' इत्यादि ग्रन्थों में ये नाम 
टृष्टिगोचर होते हैं। भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों में भिन्‍ल-भिन्‍न नाम हुए, तब भी क्‍या हुआ, 
स्वर तो तुम्हारे ही हैं न ! 'लक्ष्यसंगीत' के नाम तो ह-ब-हू हमारे ही हैं। कारण यह है 
कि यह प्रत्यक्ष हमारी ही पद्धति का ग्रन्थ है। 'पारिजात' के सा, म, प शुद्ध का अर्थे 
हमारे शुद्ध सा, म, प है। रि और ध को देखो, तो वे भी हमारे ही हैं। कोमल रि, घ 
भी हमारे ही हैं। हम जिन्हें शुद्ध ग, नि कहते हैं, उन्हें वहाँ तीव्र ग, नि कहा गया है। 
हमारा तीब्र म 'पारिजात' का तीव्रतर म था। अधिक अन्तर तो, हम जिन्हें कोमल 
ग, नि कहते हैं, उन स्वरों में है। 'पारिजात' में वे शुद्ध स्वर माने गए हैं, अर्थात्‌ उस 
ग्रंथ में शुद्ध स्व॒रों का ठाठ काफी का माना गया है। 'पारिजात' के राग-वर्णन में कहीं- 
कहीं हिन्दुस्तानी शुद्ध रि, घ॒ स्वरों को पूर्वांग तथा पूर्व नि, ये नाम भी दिए गए हैं । 


प्रइन : यह केसे ? 'रि' तथा 'ध'-इन स्वरों के “ग! ओर “नि ये नाम ! 

उत्तर : इसमें तुम्हें कुछ नवीनता प्रतीत होने का कारण नहीं है। इस बात 
से किन्‍्हीं अंशों में यह सिद्ध हो सकता है कि पारिजातकार को दक्षिण की पद्धति 
का ज्ञान था । 

प्रदन : तब क्‍या दक्षिण के रि, ध के हमारे स्व॒रों-जसे ही नाम हैं ? 

उत्तर : हाँ, तुम्हारे शुद्ध रि, ध ( हिन्दुस्तानी )--उनके शुद्ध ग, नि स्वर हैं । 

प्रघन : यदि ऐसा है, तो उनके शुद्ध रि, ध ? 

उत्तर : ये तुम्हारे कोमल रि, ध हैं। यह मैं तम्हें पहले ही बता चुका हूँ । 

प्रदन : हमारा तीव्र म दक्षिण का कोन-सा स्वर है ? 

उत्तर : उसके अलग-अलग नाम हैं : जैसे चतुदेण्डिकार उसे 'वराली म* कहेगा। 
'रागविबोध' में उसके मृदु प, तीत्रतम म॒ इत्यादि नाम आएंगे। “रत्नाकर' व “दर्षेण' में 
जो कैशिक प है, उसकी जगह भी यही कहनी पड़ेगी; लेकिन अभी हम उन ग्रंथों के 


झगड़ों में क्‍यों. पड़ें ? ग्रंथों में कल्याणी ठाठ का वर्णन किस प्रकार है, प्रथम यही 
जानने की तुम्हारी इच्छा थी, ठीक है न ? 


प्रइन : हाँ यह ठीक है। उसका वर्णन कीजिए ! 


उत्तर : 'पारिजात' में यहु कहा है :-- 


प्रथम भाग डे, 


मस्तु तीतव्रतरों यसर्मिन गनीतीवावितीरिती ।! 
'गाधारो मध्यमस्य श्रुतिद्ययं गृह्ाति, निषादश्च पड़जस्य । 
श्रुतिद्वर्य गृह्ति, मध्यम: पंचमस्य श्रुतिद्ययं गृह्मति तदा ॥ 
'इमनसंस्थानम' 
यह वर्णन 'रागतरंगिणी' में है। इसमें श्रुतियों के विषय में लिखा है। यहाँ 


तुम्हें उसे समझने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस वर्णन में कहा हुआ ठाठ तुम्हारे 
यमन का ही है। 


पड़जस्वरश्च ऋषभः  पंचश्ृतिससन्वितः । 
गांधारोंतरसंज्रशच वरालीमध्यमस्तथा ॥ 
शुद्धश्व॒पंचमः  पंचश्रुतिको घेवतस्तथा। 
काकल्याख्यनिषादश्च कल्याणीमेलके स्वरा: ॥! 


प्रशन : इसे अब हम समझ गए । आप कल्याण का उदाहरण देकर यह दिखा 
रहे थे कि यायक, उसमें गांधार की संगति से शुद्ध मध्यम किस प्रकार लेते हैं। उसी 
को लेकर अब हमें दिखाइए । ग्रंथों में स्वरों के बारे में कही हुई ये बातें हमें चलते- 


चलाते बता दी गई, यह बड़ा अच्छा हुआ। इससे अब हम ग्रंथों में दिए हुए राग-वर्णन 
को थोड़ा-बहुत समझ सकते हैं ? 


उत्तर : ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। परंतु इस राग-वर्णन में प्रवेश करने से 
पहले एक संकेत बताता हूँ । जहाँ तीव्र मध्यम होगा, वहाँ म” अक्षर के ऊपर एक 
खड़ी रेखा लगाएँगे, जसे-- म॑ । यदि यह न हो, तो यही समझना कि शुद्ध मध्यम है । 
मेरे बताए हुए स्व॒रों को इसी रीति से तुम्हें लिखना आना चाहिए । 


प्रश्न : तब फिर कोमल स्वरों के विषय में भी यदि संकेत निर्धारित कर दें, तो 
क्या ठीक न होगा ? यह एक प्रकार की स्वरलिपि ही होगी ? 


उत्तर : हाँ, आगे चलकर ऐसा ही करना होगा । कोमल स्वर लेना हो, तो 
उस स्वर के नीचे आड़ी लकीर लगा दो; जसे रे, ग॒ इत्यादि। स्वरमालिका में 'ती' 
और “को', ये दो अक्षर लिए थे; यहाँ ये नए चिह्न याद रखो। गाने में लगनेव्ाली 
तीन सप्तकों का ज्ञान तुम्हें है ही, सप्तक के चिह्न तुम्हें याद होंगे ही ! 


प्रशन : स्वर के सिर पर बिंदु हुआ, तो वह तार-स्वर तथा नीचे बिंदु हो, तो 
वह मंद्र-स्बर होगा; यह हमने सीखा है ? 


उत्तर; हम भी इसी चिह्न का प्रयोग करेंगे। चिह्न जितने थोड़े होते हैं, उतना ही 
अधिक अच्छा रहता है। इस प्रसंग में हम स्वरलिपि के विषय पर नहीं बोल रहे हैं। 


४६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


एक बार तुम्हें इन रागों का पर्याप्त ज्ञान करा दिया जाए, तब फिर आगे संगीत की 
स्वरलिपि (]९०५४॥४07) के विषय में कहेंगे । गायक लोग इस यमनकल्याण राग में 
शुद्ध मध्यम कंसे लेते हैं, इस विषय पर हम बात कर रहे थे, है कि नहीं ? यह महत्त्व- 
पूर्ण बात है। अब इस प्रयोग को देखो--ग म ग, सा रे ग, प सं ग रेग, गम गे, रे 
सा,ग सं प्॒म॑ग, रे ग म ग, रे सा। तुम्हारे शुद्ध मध्यम का प्रयोग कहाँ कैसे किया 
गया है; इसपर भली-भाँति ध्यान दो । यह स्वर आरोह में आता है, यह नहीं कहा 
जा सकता; कारण 'गमप' इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता । अबरोह में देखो, तो 
'पम ग' इस तरह का प्रयोग नहीं करते । यदि एक-आध बार शुद्ध मध्यम लगाना 
ही हो, तो 'प म॑ गे, मे ग, रे सा, इस प्रकार लगाते हैं। क्या इसे देखकर यह नहीं 
कहा जाएगा कि यमन में कोमल मध्यम का प्रयोग विलक्षण है ? यह बात बिलकुल 
सही है कि इसे कभी-कभी ही लगाते हैं । खयाल' नामक गीतों को गानेवाले लोग 
इस स्वर को प्रायः लगाते हुए दिखाई देंगे । 


प्रदन : यह हमारी समझ में आ गया। हम यही मानकर चलें कि शुद्ध मध्यम 
इस राग के नियमित ख्वरों में से नहीं है; परतु उसे लेता हो, तो विवादी स्वर के 
नियम से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक शंका मन में उठी है, उसे 
पूछता हूँ । विवादी स्वर राग में मनोरंजन के लिए लिया जाता है। एक बार यदि 
यह बात निश्चित हो जाती है, तब फिर यमन में कोमल ग, कोमल रे इत्यादि स्वर 
कोई लगाने को तेयार हो, तो क्या ऐसा हो सकता है ? 


उत्तर : तुम दूसरा एक नियम भूल गए ! “रंजयतीति राग: यह हमारे रागों 
की कसौटी है न ? तुम जिस स्वर को पसंद करो, वह उस राग में सुसंगत होना 
, चाहिए न ? वादी स्वर कुशलता से पसंद किया जाना चाहिए। ऐसा करना न 
आया, तो गानेवाला नासमझों में गिना जाएगा । किस राग में कौन-सा स्वर चल 
सकता है, यह परंपरा व लोकरुचि के अनुसार निर्धारित होता है। नितांत नवीन 
स्वरूप उत्पन्त करके उसे लोकप्रिय बना देना सरल काम नहीं है। गायक सदंव 
समाज-रुचि का अनुसरण करके चलते हैं । समाज को नादशास्त्र के तत्त्व विदित होते 
हों, यह बात नहीं है; वह तो केवल इतना ही देखता है कि कानों को प्रिय लगता है 
कि नहीं । हमारे संगीत में कहीं-कहीं स्वर-समुदाय नादशास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं 
है, योरोपियन पंडित हमारे संगीत पर इस प्रकार का दोष लगाते हुए दिखाई देते हैं 
परंतु अगर वह स्वर-समुदाय लोकप्रिय हुआ, तो गायकों को उसे सदंव प्रयुक्त करना 
पड़ता हैं। यह खरी बात है कि यमन में शुद्ध मध्यम के सिवाय इतर विवादी स्वर 
खप ही नहीं सकता । यह बात नहीं है कि यमन का ठाठ लेकर उसमें कोमल रे 
अथवा कोमल ध लेश-मात्र भी गाया नहीं जा सकता । ऐसा तो सहज में ही किया जा 
सकता है; परंतु वह यमन राग नहीं हो सकता, वह कोई दूसरा ही कल्याण का प्रकार 
अथवा अन्य कोई राग होगा | 


प्रदन : क्या कल्याण के और भी प्रकार माने जाते हैं? यदि ऐसा ही है, तो 
उन्तका नामकरण कंसे करते हैं ! 


प्रथम भाग ४७ 


उत्तर : हमारी हिंदुस्तानी पद्धति में ऐसे प्रकार भी माने जाते हैं। दो-एक राग 
एकत्रित करके, यदि उनका सुंदर समन्वय हो सका, तो उसे एक नवीन राग कहकर 
स्वीकार कर लिया जाता है। 


प्रश्न: लेकिन फिर उसका नाम ? 


उत्तर : जिन दो रागों का भिश्रण होता है, उन रागों के नाम कभी-कभी जोड़ 
दिए जाते हैं; नहीं तो उप्त प्रकार का बिलकुल नवीन ही नाम रख देते हैं। भावभटू- 
कृत 'संगीतानपांकुश' ग्रंथ में कल्याण के ऐसे ही भेद बताए गए हैं; देखो -- 


शुद्धफल्याण राग ततः कल्याणनाटकः | 
हंमीरपूपकः.. पूर्याभूपाली .पूर्वकष्ततः ॥ 
जयश्रीपूषे कल्याण: च्षेपकल्याणनामकः । 
ततः कामोदिकल्याण!ः श्यामकल्याणकस्तथा ॥ 
ऐमनादिककल्याणश्राही यांदिस्ततः परम । 
ततस्तिल्लककामों दकल्याशस्ते. त्रयोदश ॥ 


इसमें तुम्हे बहुत-से संयुक्त नाम दृष्टिगोचर होंगे। अब ये मिश्रण कौन-से 
तत्व पर किए जाएंगे, एक-एक राग का प्रमाण कितना हो, इत्यादि प्रइन 
कठिन हैं; यह बात बिलकुल सत्य है। साधारण नियम ऐसा समझो कि जिन दो 
रागों का मिश्रण हो, वे दोनों राग इस मिश्रण को सुनने पर, उत्तम रीति से एक-में- 
एक मिले हुए दिखाई दें। पहले कोन-सा तथा बाद में कौन-सा आए, इस विषय में 


मतभेद सुना जाता है । ("४.(. ४/॥॥७॥0 साहब अपने ग्रंथ के पृष्ठ ५७ पर इस प्रकार 
लिखते हैं :-- 


गुफ्ह +पो6 [0 06॥0॥ांगरांत? 06 0765 0 06 गाहि्व॑ कढ85,5 
82788970|7 40 5076 धप॥07065, ६0 ग्रध08 $86 एग70४००। 076 4895 
870 (वा एाएा 45$ ॥7%0900०66 ॥0 76, 80; 38 7?00764 />#दा65766; 
0078, 706 गव्वाप्राध्रीए 58५, 4/ 7:%6/ जग0०व5 787ॉ000060 ॥7 ४6 
वाई एक 07006 5078 ० 076 ४80प्रात 96 0९7॥0760 8 क्या +76 
०३०7१ 07 06758 5प्र)]0०प्०6 ६0707 762प्रॉद्वा"' 5790065507; 6. 2. 500790$2८ 
8%8%व॥ 6 विवाटप्र7०४ ॥00 926 ०0770प्रात€त ज्ञात दबा 66, 
5%#%#का8 075 06 ०007फ्र्माट्शाशां, था सिलप०९ 45 ध्रीशजधातं5 
[0700002९6 37600 76, ॥ 8#0प्रीत 96 टक्ली[808 १68 रिव्र॥) 07 वा ठ6॥ 
(6 ००आा।27"ए, [0 00र6706९5 ज्ञात रिकाल्फॉ०४ 6 3॥094०7: 26 
3%6"/०७३7१5 77#7000060, $#6 ज्ञ06 58004 58 १७007स्‍स्‍7%686 
4087॥ 3/% ध॥7. 


. इस प्रमाण के अनुसार संयुक्त नामों के विषय में मतभेद है, इतना ही तुम्हारी 
समझ में आ जाना पर्याप्त है। मैंने जो ये कल्याण के प्रकार अभी बताए हैं, उनका 


ऐ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


अलग वर्णन अभीष्ट नहीं है; परंतु मिश्चित होनेवाले जो राय हैं, वे सब तुम सीखोगे 
ही । हमारे ग्रंथों में शुद्ध, छायालग व संकीर्ण, इस प्रकार रागों के तीन वर्ग किए गए 
हैं। वे इस मिश्रण के ही आधार पर हैं । 


प्रदत : इन वर्गों का उल्लेख किस प्रकार हुआ ? 
' उत्तर : ग्रंथों में ऐसा कहा है :-- 


शुद्धरागत्व॑ नाम शास्त्रोक्तनियमाद्रंजकत्वम! । 
'छायालगत्य॑ नामान्यच्छा यालगत्वेनर क्तिहेतुत्वम! | 
'शुद्धच्छायालगमुख्यत्वेन र क्तिहे तुत्वम॒ संकीशेत्वम ॥' 


यह विषय विवादग्रस्त है। इस कारण तुम्हें इस प्रसंग में अधिक गहराई में 
जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ग्रंथकारों को देखो, तो उन्होंने भी इसपर 
मौन धारण कर रखा है| शुद्ध राग कौन-से ? छायालग व संकीर्ण कौन-से ? यह 
ठहराना सरल नहीं है। इस वर्गीकरण का यहाँ दिग्दशन-मात्र किया गया है। 
इतता ही बहुत है । (०४90. एगञ0 साहब ने प्रृष्ठ ६ पर इस संबंध में कुछ चर्चा 
की है। हो सका, तो आगे चलकर मैं तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने को दूंगा । रागों के 
ओडव-षाडव इत्यादि वर्ग पहले किए ही थे ओर अब शुद्धादिक ये तीन नए सुन रखो, 
बस बहुत है । 


प्रदन : ऐसा प्रतीत होता है कि वे वर्ग तो रागों में लगनेवाली स्वर-संख्या के 
अनुसार थे और ये किसी निराले ही तत्त्व पर हैं ? 


उत्तर : ठीक समझे ! अब हम अपने प्रस्तुत यमन की तरफ बढ़े । यमन राग 
संपूर्ण है। इस 'राग' शब्द को प्रयुक्त करते ही मन में ऐसा आता है कि तुम्हें एक 
ओर बात बता दें । गायकों के मुह से हम अनेक राग, रागिनी, पुत्र, भार्या इत्यादि 
के नाम सुनते रहते हैं। इससे मन में सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि राग 
और रागिनी का अंतर किस प्रकार माना जाता है ? ऐसा प्रचार होने से यह प्रइन 
नितांत स्वाभाविक ही है। हम यह भी मान लें कि ऐसा अन्तर प्राचीनकाल में भी 
था, तब भी हमारे प्रचलित संगीत में ऐसा कोई अन्तर अब माना जाता है या नहीं, 
इसी प्रइन पर हमें विचार करना है। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे भिन्‍त-भिन्‍न कारण 
बतलाते हैं; जेसे राग-पुरुष है, वह गंभीर प्रकृति का होगा व सावकाश तथा 
' प्रशस्त रूप से गाया जाएगा और संपूर्ण होगा । इतर स्वरूपों में उसका अंश दिखाई 
देगा, लेकिन उसका निजी स्वरूप शुद्ध व स्वतंत्र होता चाहिए। रागिनी में राय की 
प्रकृति थोड़ी-सी दिखाई देगी, उसका चलन जरा चपल होगा । उसका उपयोग थू गार 
की ओर अधिक होगा । यह धारणा युक्तिसंगत है, यही कहना पड़ेगा; परंतु क्या इसे 
ग्रंथाधार प्राप्त है ? यह प्रशइन है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देना पड़ेगा कि प्रंथों 
में राग और रागिनियों के ध्यान का जो उल्लेख किया है, उसी से यह अनुमान 
लगाया जाता है । 


शब्रथम भाग ४ , 


यदि तुम्हें यह भेद मानने-योग्य प्रतीत हो, तो मानो; परंतु हमारे प्रचार में तो 
राग ओर रागिनी में तात्त्विक अन्तर समझकर गाना तो अलग राहा, उसे समझानेवाले 
गायक भी तुम्हें नहीं मिलेंगे--यह बिलकुल सच है। यही नहीं, प्रत्युत यह माननेवाले 
भी मिलेंगे कि पुल्लिगी नाम हो तो राग और स्त्रीलिंगी हो तो रागिनी । इसके सिवाय 
उन्हें दूसरा कारण पता नहीं है। हमारे सामने एक दूसरी महत्त्वपूर्ण अड़चन भी खड़ी 
रहती है कि यदि हमारा प्रचलित संगीत ग्रंथों को छोड़ गया है, अर्थात्‌ उसका रूपांतर 
हो गया है, तो उसका प्राचीन वर्गीकरण यथायोग्य रीति से किस प्रकार लागू हो 
सकता है ! जब आजकल प्राचीन राग-स्वरूप नहीं हैं, तो हमें प्रचलित रागों का 
उनके गुणावगुण के प्रमाणों से क्या नवीन वर्गीकरण नहीं करना चाहिए ? मान लो, 
ऐसा ही करें, तो देश के मतभेद की ओर देखते हुए क्या वह सर्वेघान्य हो सकेगा ? 
इस कठिन समस्या को देखकर हमारे चतुर पंडितों ने अब राग ओर रागिनी में अन्तर 
मानना छोड़ दिया है। प्राचीन काल में राग-हूपों की धारणा के लिए चाहे यह 
वर्गीकरण उस युग में ठीक होगा, परंतु मेरा अनुमान है कि वह अब नवीन रूपों पर 
लाग्‌ नहीं हो सकता । (:8४७॥. '४॥॥6 कहते हैं:-- 


“६ 5९७४४ [700300९0, ४९९6, ॥08 696 ब्रप्र॥07 0 076 2०485 
870 अिवव&४४००३ ॥8 एं॥28 2077905606 & ०श07था7 7रप्रय&' 0 ॥प7765 7850- 
780 $0 +0077 5द॥706 507% 0 8796 | फरग्मनांएछ। #6 णांशाा 77004प70९ 
पीछा थी ग 8 762प्रा 5९7०७. ॥0 ४5 छणए008०, ॥6 [760067060, 
(860 धाला6 जाल अंज चिवव85, 0 4 996065 07 तरस, शझा0 ए78४80 
0ए७7 88 प्रध्चाए 760प्राक्षा (प68 070760965 & ६09४६ 6३०४ 007 ॥40 
82788809ए (0 चिद्वाप्रायका। 4४6 णा 85 #िक्ञएक्वात 58५5 शंड एए९$, फ़0 
3850 [76४0960 ७४० ०76 0एश रद (प्रा6, [कप बशंएड् आजतबा।।9 0 
8000 7ठांग्र8 (0 धांड 0ज्॥ शिा।0ए 887700060 |5 00770थ/ं0075 87028 
पिला, ॥6 28४४ 6 गरधा65 0 पा08 फाशशाव66 तदाशंणा68 0 
586 6प्रा85, [6 48 350 9709970]6 एक 06 फ्र/-65 2700 2#67%65,._. 06 
700 686 ००॥70909073$ 0 ४6 506 97 5076 80758त0ए७॥॥ ह8शयंप्र$ 
ज़0 ४ए7००70ा78 एव पा ग्रग्राएश' छ0्प्रैत॒ 06 शात्थाए वराएा6- 
85860 9ए पा बततांग्रगाबों ब०वुपांशंणता 09 ताला 8 ॥70ए8007 ॥॥ 
#6 #_प7767 68080॥5॥60 9ए घ5826 क# # # # 020707५8606 $6 5509 ४080 
506 उंधव85 & सिकव877०९४ 80 0680002॥ का(0फएढ॥, 


प॥8६ ४॥86 ग्रवाव6 0० 837ए 076 ० 06 रिवव(&$ 0 ्विव॒रा8९३ ए5 
धातप्रधा।।ए 88४2760 97 06 _्रातत0 (0 धाए 076 0 98 ०00790आ0075, 
8 858 [770040]6 88 ४6 0007 ज्रंग्राशंटदं ॥8768 डाएशा 09 0प्ा ९0प्राए१- 
(क्ला08 & 766 ००07790868 ४0 शश्या। 97047९०४0॥58. परक्रा$ 49 पिधीदश 
770080]6 70% 0०6 50ंग?३ एछप ॥06 0 ग0 आाध्रक्षा।प 70 प्रा 2 
हब दे गांड किवव870००5, 76 त50079 458 50 ड640 004 80॥6 (एं6 


५० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


06 ति॥600 &पर078 तदांडबन2/68 शाह 7888700 ६0 6 रिबढ8 ६0 ज्रंए॥ 
82एशबी 0 006 रधििव&४0००४, 77०3 07 8#667%45 280॥2. 


मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि वह वर्गीकरण प्राचीन स्वरूपों के लिए ठीक 
होगा, परंतु अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे गायक राग व रागिनी, 
इन शब्दों को यों ही, अर्थात्‌ उनमें परस्पर भेद न मानते हुए प्रयुक्त करते हैं। यह 
अनुभव की बात है। निदान मैं तुम्हें अब जो घिखाऊँगा, उसमें यह भेद नहीं माना 
जाएगा। 


प्रन्‍त : आपका कहना हमें उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार का भेद नवीन 
रूपों पर नहीं लग सकता । आगे चलिए ! 


उत्तर : अब चलते-चलाते तुम्हें दो अन्य शब्द 'ग्रह' और 'न्यास' बताए 
देता हैं । यह सच है कि इन स्वरों का हमारे प्रचलित संगीत में अधिक महत्त्व 
नहों है, परंतु प्राचीन संगीत में ये महत्त्वपूर्ण हैं। जिस स्वर से गीत का आलाप 
आरंभ होता है, उसे 'ग्रह' स्वर कहते हैं तथा ऐसे ही जिसपर गीत समाप्त होता 
है, उसे "न्यास स्वर कहते हैं। अंश स्वर के विषय में, मैं तुम्हें पहले ही बता 
चुका हूँ। अश और वादी को हम एक ही समझेंगे। प्राचीन काल में बहुधा जो 
स्वर वादी होता था, वही ग्रह तथा न्यास भी होता था। ग्रह की व्याख्या इस प्रकार 
मिलती है:-- 


गोतादिनिहितस्तत्र स्व॒रोग्रह इतीरितः ।! 
न्यास को व्याख्या यह है :-- 
गोते समाप्तिकृन्यासः ।! 


इन स्वरों के झमेले में हमें अधिक पड़ने की आवश्यकता नहीं है । ग्रंथों के 
समय में ही देखें, तो इन स्वरों के नियम नहीं पाले जाते थे; तब फिर अपनी बात तो 
टूर ही रही । ये कठोर नियम मार्ग-संगीत के थे। देशी संगीत में नियमों का उल्लंघन 
होता है, ऐसा स्पष्ट कहा है; जंसे:-- 


येषां श्रुतिस्वरग्रामजात्यादि नियमों नहिं। 
नानादेशगतिच्छाया देशीरागास्तुते मताः॥ 


यह उद्धरण कल्लिनाथ की टीका में से तुम्हें पढ़कर सुना रहा है। कल्लिनाथ 
का कथन है कि उसने इसे आजनेय अर्थात्‌ हनूमान्‌ के ग्रंथ से लिया है। यदि यह 
हमूमान्‌ (रामायण के समय के पंडित हैं, तब तो यदि कोई यह कहे कि प्राचीन काल 
में ही मार्ग-संगीत में अन्तर उपस्थित हो गया था, तो उसे अनुचित कंसे कहा जा 
सकता है ? सारांश यह है कि हमारे आजकल के संगीत में अमृुक राग, अमुक स्वर 


प्रथम भाग पर? 


से ही शुरू होगा, अमुक स्व॒र पर ही समाप्त होगा इत्यादि नियमों का उल्लेख नहीं 
किया जा सकता । यह तो कोई भी कहेगा कि राग के जितने नियम हों, उतना 
अच्छा ही है; परंतु अब वे प्राचीन नियम नष्ट हो गए हैं, अत: भब इसका इलाज ही 
क्या है? वादी स्वर प्राचीन काल का ग्रह-न्यास है। यह बात बहुतों ने कही है। 
इस नियम के उदाहरण आजकल भी हमें क्वचित्‌ दृष्टिगोचर होंगे; परंतु नियमों के 
परिवर्तित किए जाने के उदाहरण सदेव दिखाई देंगे। ग्रंथों में हमारे प्रचलित रागों 
के नाम मिलते हैं तथा वहाँ देखें तो ग्रह, अंश, न्यास भी लिखे हुए हैं, परंतु हम जो 
राग-स्वरूप गाते हैं, उन्हें प्रायः ग्रंथों के रूपों से भिन्‍न ही गाते हैं । फिर ग्रंथों 
के ग्रह, अंश और न्यास भला हमारे किस काम के हैं ? हमारी आजकल की 
पद्धति के अनुकूल एक स्वतन्त्र ग्रंथ होना चाहिए। “लक्ष्यसंगीतः कुछ ऐसा ही 
ग्रन्थ है, यह तुम्हें आगे पता लगेगा। आगे चलकर मैं यह ग्रंथ तुम्हें पढ़ानेवाला 
भी हूँ। प्राचीन ग्रंथों की पद्धति अब बहुतांश में नष्ट हो गई है । इसके लिए 
हमें क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सुष्टि का क्रम ही है। ऐसा 
तो प्रायः होता ही रहा है । इसी से तो भिन्‍न-भिन्‍न समय में विभिन्‍न ग्रंथ- 
कारों ने अपने-अपने युग के संगीत का अनुसरण करके प्ृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ लिखे 
हैं। ग्रन्थों में देखो, तो मतभेद अनेक हैं । हमारी हिन्दुस्तानी पद्धति के राग 
प्राचीन ग्रंथों से बहुत-कुछ भलग हो गए हैं। इसी से “लक्ष्यसंगीत' ग्रंथ बना है। हाँ 
तो अब 'यमन' पर आगे विचार करें। गायक लोग तुम्हारे इस यमन राग में 'म 
तथा “नि, इन दो स्वरों को महत्त्वपूर्ण मानकर अनुवादी स्व॒रों की सहायता से मधुर 
आलाप करते हैं । 


प्रश्न : 'आलाप' किसे कहते हैं? यह तो नया ही शब्द है ! 


उत्तर : ठीक है, इसके विषय में भी दो शब्द कहे देता हूँ । हमारे गायक कोई 
भी गीत गाने के पहले उस गीत में लगनेवाले राग-स्वरूप का थोड़ा-सा दिग्दशन 
कराते हैं। यदि तुम यहु मानकर भी चलो कि इसी को प्रचार में आलाप कहते हैं, तब 
भी कोई हज नहीं । आलाप में ताल तथा गीत के शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल 
राग में लगनेवाले स्वरों को लेकर श्रोताओं के सम्मुख, गायक राग्र-स्वरूप को स्थापित 
करते हैं। यह कृत्य भला प्रतीत होता है। आलाप करने में बड़ी कुशलता चाहिए 
कोई-कोई गायक पहले अपने गीत को ही केवल अकार में गाकर दिखाते हैं। इसके 
अनन्तर उसी के शब्द ताब-सहित कहते हैं। ऐसे प्रकार को आलाप नहीं कहते | ग्रंथों 
में रागालाप, रूपक, आलप्ति, आक्षिप्तिका इत्यादि प्रकार कहे गए हैं, परन्तु यह सच 
है कि प्रचार में अब उनका यथायोग्य महत्त्व नहीं है। तथापि उनमें कहा गया है, अतः 
तदनुसार यहाँ कहता हूँ । 'संगरीतरत्नाकर' में आलाप की व्याख्या इस प्रकार की गई 
है, इसे तुम्हें पाठ करने की आवश्यकता नहीं है :-- | 


ग्रहांशतारमंद्राणं न्‍्याप्तापन्यासयोस्तथा । 
अल्पत्वस्य बहुत्वस्य पाडवीडुवयोरपि ॥ 
अभिव्यक्तियेत्र रृष्टा स रागालाप उच्यते ॥ 


*२ भातखंडे संबीत-शास्त्र 

इसका भावार्थ यह है कि राग के आलाप में निम्नलिखित बातें दृष्टियोचर 
होनी चाहिए। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, तारस्थानावधि, मन्द्रस्थानावधि स्वरों 
का अल्पत्व तथा बहुत्व । राग का ओडवत्व तथा षाडबत्व इत्यादि । यदि गायक 
इतनी बातें दिखा दे, तो आलाप पूरा हुआ समझो । यह बात वर्णन द्वारा नहीं 
समझाई जा सकती, परंतु प्रथक्‌ रूप से यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
लोगों के सम्मुख गाते-गाते इन बातों का मण्डन करना ही पड़ता है। देखो, प्राचीन 
नियम कंसे उत्तम हैं। परतु आजकल देखो, तो अधिकांश गायकों को यह पता हो 
नहीं है कि आलाप के कुछ नियम भी हैं या नहीं। यहाँ अपन्यास शब्द तुम्हारे लिए 
नवीन ही है, परंतु उसका अर्थ न्यास-सरीखा ही है। न्यास गीत के बिलकुल अन्त 
में आता है और अपन्यास गीत के एक भाग के अन्त में आता है। अब, जब न्यास 
का ही नियम नहीं रहा, तब फिर अपन्यास की क्‍या चलाई ? मेरी समझ में तो मैं 
तुम्हें प्रन्यों को सिखाते समय ही इन प्राचीन बातों का सविस्तार ज्ञान कराऊंगा। 
सुदेव से अब “रत्नाकर', 'दर्पण', 'स्वस्मेल', 'रागविबोध! और 'पारिजात' इत्यादि का 
भाषान्तर भी हो गया है। यह भी तुम्हारे लिए उपयोगी होगा । रागों में कुछ स्वर 
अल्प तथा कुछ बहुल होते हैं, यह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। उपयुक्त व्याख्या से 
तुम्हें बह विदित होगा कि राग के आलाप में गीत के शब्दों की, ताल की अथवा गीत 
के भाव, अस्ताई ( स्थायी ), अन्तरा इत्यादि भागों की आवश्यकता नहीं है। अमुक 
ठाठ, अमुक स्वर, अमुक वादी इत्यादि दिखाए नहीं कि आलाप हुआ । आलाप के 
ओर भी भिन्न-भिन्न प्रकार करने से, उनके नाम भी भिन्‍न-भिन्‍न हो जाते हैं। जिसमें 
अस्ताई, अन्तरा इत्यादि भाग बिना शब्द तथा बिना ताल के अलग-अलग दिखाए 
जाते हैं, उस प्रकार को 'रूपक' कहते हैं। इसे आलाप की अगली स्थिति कहना 
चाहिए। जिसमें पद, स्वर, ताल इत्याति सर्व सामग्री हो, उसे 'आक्षिप्तिका' 
कहते हैं। कल्लिनाथ ने अपनी टीका में आलाप व रूपक् के भेद को इस 
प्रकार कहा है :-- / 


पृथरथृता विच्छिय विच्छिद्य प्रयुक्त विदार्यों मीवखंडानि 
यस्मिन्निति रूपकम । अपन्यासेषु अविरम्येकाकारेण 
प्रवृत्तः आलाष: 


हम इस विषय में अधिक गहराई में न जाएँगे। इस समय इतना ही याद 
रखना पर्याप्त होगा कि आलाप में गीत के शब्द व ताल नहीं होते। कुछ चतुर गायक 
यह कहते हैं कि आलाप में अ, न, ने, ता, ने, री इत्यादि जो अक्षर हैं, वे अनन्तहरि! 
इन शब्दों के भाय हैं। कल्पता ठीक है। इसे ऐसा ही समझने में तुम्हारी क्‍या 
/ कर ! परंतु यह भी ठीक है कि कल्पना के अतिरिक्त इसमें कोई अन्य रहस्य 
नहीं है । 

प्रश्न : अभी आपने अस्ताई, अन्तरा इत्यादि का नाम लिया है, हमने स्वर्मा लिका 
सीखी थी, छसमें भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ था। क्या आप इनके विषय में भी 
कछू विवेचता करेंगे ? 





प्रथम भाग भ्३ 


उत्तर : इन शब्दों के विषय में अधिक कुछ नहीं कहना है। प्रत्येक गीत के कुछ 
नियमित भाग किए जाते हैं। ऐसा किया हुआ तुमने अपनी स्वरमालिका में देखा ही 
है। यह विभाजन किस तत्त्व पर किया जाता है, इसे बताता हूँ । 


तुम एक साधारण नियम यह याद रखो कि 'अस्ताई नामक जो भाग होता है, 
उसमें मन्द्र तथा मध्य, इन दो स्थानों के स्वर होते हैं। प्रायः इन दो स्थानों के स्वरों 
से ही अस्ताई का भाग पूरा होता है। 'अन्तरा' नामक भाग में तार-सप्तक के स्वर 
शामिल होते हैं। हम साधारण नियम यह मानेंगे कि अन्तरे में मध्य तथा तार, ये दो 
स्थान मिले रहते हैं। उत्तम गायक अपने राग का विस्तार बहुधा मन्द्र तथा मध्य, 
इन दो स्थानों से ही करके दिखलाते हैं। तार-स्थान के स्वर सदेव ऊँचे होते हैं । 
इससे उतका बार-बार उपयोग करना कठिन-सा होता है तथा ऐसा करने से राग- 
वेचित्र्य भी भंलीमाँति नहीं सेमलता । आजकल हमारे समाज की यह धारणा हो 
गई है कि सभी रागों का उत्तम मंडन अस्ताई में ही होना चाहिए। यह ठीक है 
कि राग उत्तरांग के भी हैं। इनके विषय में, मैं आगे चलकर अधिक बताता 
जाऊंगा--जिनमें वार-स्थान के ही स्वर अधिक महत्त्व प्राप्त करते हैं, तथापि 
साधारण नियम वही है, जो मैंने अभी बताया है और उसी को तुम्हें याद रखना 
चाहिए । 


प्रइन : आपने अभी उत्तरांग राग के विषय में कहा। इन रागों को किस 
आधार पर ऐसा माना जाता है ? 


उत्तर : मेरे मन में यह था कि जब आगे चलकर ऐसे राग आएं तब तुम्हें उनके 
बारे में बताऊं, परन्तु जिस उददय से हम भिन्न-भिन्न बातों के विषयों पर वार्तालाप 
कर रहे हैं, उसी उह्द श्य से पहले यही भाग हाथ में लेते हैं। यह विषय अत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण है, अतः जो मैं कहता हूँ, उसे सावधानी से समझकर याद रखना। यह तो तुम 
जानते ही हो कि हमारे सात स्वर 'सा, रे, ग, म, प, घ, नि! हैं। इन्हीं में एक ऊपर 
का 'सां जोड़ देने से आठ स्वरों का समुदाय, जिसे अंग्रेजी में 00097७ (ऑक्टेव) 
कहते हैं, तयार होगा । इसके अगर हम दो भाग करें, तो 'सा, रे, ग, मं! 
तथा प, ध, नि, सां' ये होंगे। इनमें से पहले भाग अर्थात्‌ 'सा, रे, गे, मे 
को पूर्वांग कहते हैं तथा दूसरे 'प, ध, नि, सां' को उत्तरांग कहते हैं । ये 
स्वर चाहे तीब्र हों चाहे कोमल, अंगों के नाम यही रहेंगे। अब यह बताता हूँ 
कि अगों का महत्त्व क्या है। यह प्रसिद्ध ही है कि हम आठ प्रहरों का अथवा 
चोबीस घंटों का पूरा एक दिन मानते हैं । संपूर्ण दिवस के दिन तथा “रात्रि' 
नामक दो भाग किए जाते हैं । हमारे आठ प्रहर के दिन में दो समय ऐसे 
आते हैं, जब प्रकाश तथा अन्धकार की संधि होती है। इस बेला से प्रात:काल 
तथा सायंकाल का आशय है, यह बात तुम समझ ही गए होगे। संगीत में इस 
वेला को 'संधिप्रकाश' वेला कहते हैं। यह भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ 
कि प्रत्येक राग में वादी स्वर अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। अब तुम एक साधारण 
नियम यह याद रखो कि पूर्वांग राग का अथे, वे राग हैं, जिनमें 'सा, रे, ग, म, 


प्र्ड भातखंडे संगीत-शास्त्र 


इन पूर्वांग स्व॒रों में से कोई एक स्वर वादी होता है। इसी प्रकार उत्तरांग राग का 
अर्थ वह राग है, जिसमें उत्तरांग का कोई एक स्वर वादी होता है। संधिप्रकाश के जो 
राग प्रचार में हैं, उनके विषय में बताते समय मैं तुम्हें इस नियम के उदाहरण भली- 
भाँति दिखा दूँगा तथा उनके विषय में अधिक स्पष्टीकरण भी करूगा। तथापि 
इतना तो मैं तुम्हें बता ही देना चाहता हूँ कि सायंकालीन रागों में तुम्हें पूर्वांण का 
स्वर अनेक स्थलों पर वादी बना हुआ मिलेगा और इसी प्रकार प्रातःकालीन रागों 
में उत्तरांग का स्वर वादी होगा । रात्रि के रागों को देखने पर तुम्हें ऐसे राग मिलेंगे, 
जिनमें पूर्वांग का स्वर वादी है, तथा जेसे-ज॑से रात्रि बीतती जाएगी, वेसे-वेसे 
वादित्व क्रमानुसार उत्तरांग में होता जाएगा | दिन के रागों में बहुधा उलठा क्रम 
दृष्टिगोचर होता है| मेरा अनुमान है कि इस प्रसंग में इसत विषय की ओर अधिक 
चर्चा नहीं है। तुम्हारे सामने आगे चलकर जैसे-जैसे राग आते जाएँ, वेसे-वंसे इस 
तत्त्व की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता रहूँ, तो अच्छा होगा । 


प्रघन : आपका कहना बिलकुल ठीक है। वास्तविक तत्त्वों को इसी समय 
ध्यान में रखने की अपेक्षा उदाहरणों की सहायता से उन्हें समयानुसार समझते रहने 
पर ही वे अच्छी तरह समझ में आते हैं। पहले आपने आलाप के विषय में प्राचीन 
ग्रंथों की व्याख्या बताई थी, वह मैं समझ गया; परंतु आपके कहने से कुछ ऐसा मालूम 
होता है कि उस व्याख्या के नियघानुसार अब नहीं गाया जा सकता । तब फिर प्रचलित 
रीति के अनुसार यदि कोई राग गाना पड़े, तो हमें वह किस प्रकार गाना चाहिए ? 
क्या आप इस विषय में भी कुछ बताएँगे ? 


उत्तर : तुम्हारे इस प्रशन का समाधानका रक उत्तर देना कठिन है। जंसे-जसे 
तुम उत्तम गाने सुनते जाओगे, वेसे-ही-वेसे तुम्हारे प्रयत्नानुसार, उसकी रूप-रेखा 
अपने-आप ही बनती जाएगी । नियमानुसार सीखे-सिखाए उत्तम वक्ता कम ही होते 
हैं। यही हाल गायक का है। शिक्षक थोड़ी-बहुत शिक्षाएं बता सकता है, अर्थात्‌ वह 
थोड़ी सूचना दे सकता है, परंतु भली-माँति गा सकना सीखनेवाले के स्वभाव पर 
ही अधिक अवलंबित रहता है। बार-बार गाने सुनकर बुद्धिमानु लोग उनका अनुकरण 
कर सकते हैं। तुम निराश न हो; यद्यपि तुम्हारे प्रन्‍नत का समाधानका रक उत्तर देता 
कठिन है, तथापि कुछ परिमाण में तुम्हारे उपयोग में आनेवाली कुछ बातें मैं बताता हें, 
उनकी ओर ध्यान दो । यदि कोई भी राग गाने के लिए कहा जाए, तो उसके दो भाग 
करने की योजना करनी पड़ती है। पहला भाग स्थायी का और दृसरा अंतरे का। 
इन भागों के विषय में, मैं बता ही चुका हूँ। 'रत्नाकर' के चौथे अध्याय में प्रबंध- 
विषग्रक विवेचना में ऐसे भागों का थोड़ा-सा वर्ण दृष्टिगोचर होता है। उसमें पहले, 
गीत के दो भेद बताए गए हैं, अर्थात्‌ गांधव' और गान । गांधर्व की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है :--- 


अनादिसंप्रदाय॑ यद्गंधर्वें! संग्रयुज्यते । 
नियत श्रेयप्रो देतुस्तद्‌गांधव जगुबु धा; ॥ 


प्रथम भाग २४. 
गान की व्याख्या इस प्रकार है :-- 


यत्त वाग्गेयकारेण रचित लक्षणान्वितम । 
देशीरागादिषु प्रोक्त॑ तद्गानं जनरंजनम || 


टीका में कल्लिनाथ कहते हैं--'गांधर्व मार्ग, गान॑ तु देशी । गांधव गीत अनादि 
संप्रदाय का होने से वेदों के अनुसार अपौरुषेय है, ऐसा समझा जाता है । 'गान' 
वाग्गेयकारों के ऊपर अवलंबित होने से पौरुषेय ही है। जाति, ग्रामराग, 
उपराग, राग, भाषा, विभाषा इत्यादि सभी को गांधवें गीत समझना चाहिए । 
'रत्नाकर' में गाने के दो भेद किए गए हैं--१. निबद्ध, २. अनिबद्ध । पहले जो 
आलप्ति नामक प्रकार समझाया गया है, उसे अनिबद्धौ गान का उदाहरण समझना 
चाहिए । प्रबंधादिक प्रकार निबद्ध के उदाहरण हैं । प्रबंध के अवयब ये 
बताए गए हैं :-- 


प्रबंधावयवोधातुः सचतुर्धा निरूपितः । 
उद्ग्राहः प्रथमस्तत्र॒ ततो मेलापकप्र॒वों ॥ 
आभोगश्चेति तेषां च क्रमाल्लक्ष्मा भिदध्महे । 
उदग्राहः प्रथमोमागस्ततों मेलापकः स्मृतः ॥| 
प्रवत्वाच्च भ्रुवः पश्चादाभोगस्त्व॑तिमों मतः । 
प्रुवाभोगांतरे जातो घातुरन्योन्तरामिधः || 
सतुसालगठसूड स्थरूपकेष्वेव दृश्यते ॥ 


उपयुक्त इलोक में प्रबंध के घातु, अर्थात्‌ भाग अथवा अवयव समझाए 
गए हैं। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कुछ प्रबंधों के दो ही घातु होते हैं। 
हमारी पद्धति में अस्ताई, अन्तरा, आभोग इत्यादि हैं, वे भी इस प्राच्रीन संप्रदाय 
के ही आधार पर हैं। ऊपर आभोग' हाब्द आया है। टीकाकार ने उसका अर्थ 
'पूर्णता” किया है-- 


'अंतिमों धातुः प्रबंधगस्य परिपुणंता हेतुत्वात्‌ आमोग; ।' 


इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है। “रत्नाकर! के लेखक ने अपने ग्रंथ में 
गीतों के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। तुम्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। वे 
आजकल दिखाई भी नहीं देते । हमारी पद्धति के गीत निराले ही हैं। इसके विषय में 
आगे कहा जाएगा। “अंतरा'” शब्द से यह विषयांतर हो गया था। 


प्रदन : निबद्ध और अनिबद्ध का भेद तो हमारे संगीत पर भी लागू होता 
ही है। प्रबंध में जिस प्रकार धातु हैं, वेसे ही हमारे यहाँ भी हैं। इतना ही सार 


भ््द्‌ भातखंडे संगीत-शास्त्र 
याद रखना ठीक है न ? प्राचीन पण्डितों ने इस शास्त्र पर कितना सूक्ष्म विचार 
किया है ! 

उत्तर: यह सत्य है। उनकी प्रशंसा भी यथार्थ है। दुर्दव से ग्रंथावलोकन पीछे 
छूट गया । यह भी कहना पड़ेगा कि हमारे युग में तो प्राचीन संगीत का अधिकांश 
नष्टप्रोय हो गया है। उन पण्डितों ने अपने शास्त्र को कितना सुव्यवस्थित कर दिया 
था | ऊपर मैंने गीतों के जो निबद्ध इत्यादि भेद बताए हैं, उन्हें 'रागतरंगिणी' में केसे 
स्पष्ट रूप से समझाया है, यह देखो । यह ग्रंथकार कहता है :-- 


निबद्धमनिषद्धा च गीतंद्विविधमुच्यते । 
अनिवद्ध भवेद्गीत॑ वर्णादिनियमर्विना || 
यद्वागमकघात्वंगवर्णादिनियमेधिंना. । 
निषद्ध च भवेदगोतं ठालमानरसाचितम | 
छंदोगमकधालंगवर्णा दिनियमः कृतस्‌ ॥ 
टीका :-- ह 
समकाः कम्पितादयः घातुर्नादः, अंगानि पदानि, तेनविरुदादोनि, 
तालाश्चचच्च॒त्पुटवाचपुटादय; मानतृप्रसिद्धू, रसा। थे गारादयः । 
प्रश्न : यह 'रागतरंगिणी' ग्रंथ किसने और कब लिखा ? 


उत्तर : इसे विद्यापति नामक पण्डित ने लिखा है । ग्रंथ में इस पण्डित का समय 
“भुजवसुदशमितशाके' दिया हुआ है, अर्थात्‌ शक संवत्‌ १०८२॥। इस ग्रंथ में कुछ 
मुसलमानी रागों के नाम भी दिखाई देते हैं। यह मिथिला देश का ग्रंथकार है। 
| कलकत्ते के प्रसिद्ध राजा साहब टगोर कहते हैं कि बिहार प्रान्त के राजा शिवसिह के 
पास १४-वीं शताब्दी में विद्यापति पण्डित थे ) अस्तु, जो कुछ भी हो, अब हम अपने 
प्रस्तुत आलाप' विषय की ओर अग्रसर होते हैं । 


प्रशन : हाँ, ऐसा ही कीजिए। आपने कहा था कि गाने में राग के-स्थायी 
( अस्ताई ) तथा अन्तरा-ये दो भाग किए जाते हैं । 


उत्तर : ठीक है। इन दोनों भागों में से पहले अस्ताई का भाग हाथ में 
लेगे। जहाँ तक हो सकता है, अस्ताई में तार-सप्तक के स्वर नहीं मिलाए जाते । 
खआार-सप्तक अन्तिम सीमा है। में यह पहले ही कह चुका हैँ कि वास्तविक आनन्द 
मुख्यतः मच्द्र तथा मध्य, इन दो स्थानों में ही है। गाते-गाते आगे चलकर मध्य- 
रात्रि के उत्तर में जो राग आते हैं, उनमें तार-स्वरों का प्राबल्य हृष्टिगोचर होने 
लगता है। यह सत्य है कि उस वेला में तार-स्थान के स्वर अतीव मधुर प्रतीत 
होते हैं। अस्ताई का भाग यथेच्छ गाकर फिर तार-सप्तक के स्वर लेने चाहिए । 
यह त समझना चाहिए कि एक बार तार-सप्तक में प्रवेश करके पुनः नीचे के स्थान 
>£संवर नहीं लिए जाते। केवल तार-सप्तक में, भला कितनी देर तक गाया जा 


प्रथम भाग  श। 


सकता है ? उस स्थान में पंचम से ऊपर के स्वर तो क्वचित्‌ ही प्रयुक्त होते हैं। गला 
उतना ऊँचा नहीं जाता । यदि येनकेन-प्रकारेण गायक वप्ते स्व॒रों का प्रयोग करता है, 
तब भी उसका गाना प्राय: दूषित हो जाता है। ऐसे गाने में रक्तिगुण की कमी होने 
का भय रहता है। यदि यह देखना हो कि हमारे प्राचीन पण्डित गीत के रंजकत्व की 
ओर कितना लक्ष्य रखते थे, तो 'रत्नाकर! के तीसरे अध्याय में गायकों के जो गुण-दोष 
बताए गए हैं, उन्हें देखने से ठीक कल्पना हो सकेगी । उसमें गायकों के २५ गुण तथा 
२५ दोष बताए गए हैं । 


प्रइत : क्या आप उन्हें अभी बताएँगे ? हम इस समय गायन के विषय पर ही 
तो विचार कर रहे हैं, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अभी बताया जाना ठोक 
ही होगा । 


उत्तर : मुझे तो यह भान होने लगा है कि हमारा संभाषण किसी अंश तक 
“'हितोपदेश” की कथाओं-जसा रूप ग्रहण करने लगा है। बीच में ही भिन्‍न-भिन्‍न विषय 
निकालकर उनपर चर्चा करना विषयान्तर-सा प्रतीत होता है; है कि नहीं ? तथापि 
तुम्हारी इच्छा ही है, तो म॒भे भी कोई आपत्ति नहीं है । 


प्रदत्त : नहीं-नहीं ! आपकी बताई हुई सभी बातें हमें भलीभाँति स्मरण हैं । 
मुझे विदित है कि आप यमन के विषय पर विवेचन कर रहे हैं। आलाप की बात 
निकली, तो फिर उसमें से गीत की बात निकलती ही । और जब गीत की चर्चा चली, 
तो गायकों के गुणावगुणों की बात भी ठीक ही है। इन ग्रुणावगुणों को आप संक्षेप में 
ही बता दें, तो पर्याप्त है। हम भी तो अभी गाना सीख हो रहे हैं, अतः हमें उतका ज्ञान 
होना उपयोगी होगा । द 


उत्तर : यह ठीक. है, इसका ज्ञान होना उचित ही है। अच्छा, तो देखो, 
वाग्गेयका र--जिसे अंग्रेजी में '/०४० (१0777088०7 कहते हैं-कसा होना चाहिए ? 
रत्नाकरकार कहता है कि उसमें इतने गुण होने चाहिए :-- 


१. शब्दानुसासन, २. अभिधानप्रावीण्य, ३. छुंदःप्रभेदज्ञान, ४. अलंकारकुशलता, 
५. रसभावप रिज्ञान, ६. देशस्थिति अर्थात्‌ कलाशाख में प्रवीणता, ७. तुय॑त्रितयचातुर्य, 
८. हृदयशारी रशालिता, &. लयतालकलाज्ञान, १०. अनेककाकुज्ञान, ११. प्रभूतप्रतिभा, 
१२. सुभगगेयता, १३. देशीरागाभिनज्नता, १४. समाजयवाक्पटुत्व, १५. रागद् ष- 
परित्याग, १६. साद्रंतंव, १७. उचितज्ञता, १८५. अनुच्छिष्टोक्तिनिबंन्ध, 
१९. नवीनधातुविनिभित, २०. परचित्तपरिज्ञान, २१. प्रबंधप्रगल्भता, २२. द्र त- 
गीतविनिर्माण, २३. पर्दातरविदग्घता, २४. त्रिस्थानगमकप्रौढ़ि, २५. आलप्षि- 
नेपुण्य, २६. अवधान--इतने गुण उत्तम वाग्गेयकार में होने चाहिए। इन गुणों 
में कमी होने पर उनके मध्यम, अधम इत्यादि वर्ग हो जाते हैं। अब गायकों 
के गुण सुनो :-- 

१. हृचशब्द, २. सुशारीर, ३. ग्रहन्यासनियमज्ञ, ४. रागांग्रादिरागज्ञ, 
५. प्रबंधगानचतुर, ६. भआतलतप्तितत््वविद, ७. सर्वेस्थानों में गमक ले सकने- 
वाला, ८. आयत्तकंठ, &€. तालज्ञ, १५० सावधान, ११. जितश्रम, 


भ्प भातखंडे संगीत-शास्त्र 


१२. शुद्धच्छायालयाभिज्ञ, १३. सर्वकाकुविशेषज्ञ, १४. अपारस्थायसंचार, १५- दोष- 
वर्जित, १६. क्रियापर, १७. अजख्ल॒लय, १८. सुधठ, १६. घारणान्वित, 
२०. प्रसरवेगवानू, २१. श्रोतृुजनमोहक, २२. सुसंप्रदाय इत्यादि। ऐसा गायक 
होना चाहिए। 


- इसके आगे गायकों के दोष बताता हूँ, उन्हें भी सुन लो ! १. संहृष्ट, २. उद्धृष्ट, 
३. सृत्कारी, ४. भीत, ५. शंकित, ६. कंपित, ७. कराली, ८. विकल, €. काकी, 
१०. विताल, ११. करभ, १२. उद्ड, १३. झोंबक, १४. तुम्बकी, १५. वक़ी, 
१६, प्रसारी, १७. विनिमीलक, १८ विरस, १६. अपस्वर, २०. अव्यक्त, 
२१. स्थानभ्रष्ट, २२. अव्यवस्थित, २३. मिश्रक, २४. अनवधान, २५. अनुनासिक-- 
ये हीन गायक हैं । 


स्पष्ट है कि इससे हमें अपने पण्डितों पर बड़ी श्रद्धा हो जाती है। परन्तु तुम्हें 
यह भी कल्पना हो सकती है कि निर्दोष गायन कितना कठिन है। इन सभी दोषों का 
निराकरण सम्भव नहीं है, तथापि उनका ज्ञान होता अच्छा ही है। इस दृष्टि से 
हमारे आज के गायक कितने हीन ठहरते हैं। तथापि है ऐसा ही । अब हम प्रस्तुत 
विषय की ओर अग्रसर हों । राग कंसे गाना चाहिए ? 


इस विषय का तुम्हें साधारण ज्ञान करना है। मैंने तुम्हें यह बताया था 
कि तार-सप्तक के स्वर एकदम न होने चाहिए। गाता शुरू करते ही पहले मध्य- 
स्थान का षड्ज स्पष्ट तथा दीघे गाना चाहिए। ऐसा करने से गले के दोष निकल 
जाते हैं ओर वह साफ हो जाता है। यही नहीं, प्रत्युत इससे एक अन्य बात भी 
स्वयमेव ही सिद्ध हो जाती है। श्रोता-समूह तुम्हारा गाना सुनने के लिए शान्‍्त होकर 
बेठ जाएगा। कुशल गायक अपना गाना एकदम से शुरू नहीं कर देते । कुछ भशों 
में इसका कारण यही है। यह याद रखना कि आजकल जो रीति प्रचलित है, मैं 
केवल उसी का उल्लेख कर रहा हूँ। कुछ गायक इतने कुशल होते हैं कि केवल मधुर 
तथा दीर्घ षड़ज स्वर को ही लगाकर सुननेवालों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते 
हैं। स्पष्ट है कि यह कृत्य गला उत्तम सब जाने पर ही संभव हो सकता है। षड्ज स्वर 
उत्तम सघ जाने पर जो राग गाना हो, उसके वादी स्वर का दोघे उच्चारण करके 
उससे षड्ज पर जाकर मित्रता चाहिए। यदि पूर्वांग का कोई वादी हुआ, तो 
यह कृत्य निश्चय ही बड़ा सुशोभित होगा । इसके बाद. शनेः:-शने: मन्द्र-स्थान के 
स्वर लेने चाहिए। जहाँ तक हो सके, वादी स्वर से आगे जल्दी न जाना चाहिए। 
यह सर्देव स्मरण रखना चाहिए कि पुनरुक्ति उकतानेवाली न हो। हमारे अनेक 
नवोदित गायकों में यह दोष दृष्टियोचर होता है। प्रत्येक बार नवोन स्वर-रचना 
अथवा तान उत्पन्न करती चाहिए। अर्थात्‌ प्रत्येक तान में कोई-त-कोई नवीन स्वर 
रखकर अथवा पहले प्रयुक्त किए हुए स्वरों को उलट-पलटकर गाना चाहिए। 
( कुछ लोग ऐसी ही तानों को कूटतान कहते हैं )। इसे समझ लेना अधिक कठिन 
नहीं है। यदि 'सा रे ग॒ म', ये चार स्वर हमारे पास हों, तो गणित की दृष्टि से 
उन्हें उलट-पलटकर २४ प्रकार बनाए जा सकते हैं; उदाहरणार्थ--सा रे ग म, 
रेसागम, गसा रे म॒ इत्यादि। यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी प्रकार गाते समय 


भथम भाग धर्ह 


आने ही चाहिए । प्रस्तुत राग में इनमें से जो उचित हों, केवल उन्हीं को लेना चाहिए । 
कटतान का अर्थ है--ऐसी तान, जिसमें स्व॒रों का क्रम भंग हो गया हो | ग्रंथ इन तानों 
का जहाँ तक सविस्तार वर्णन करते हैं, वहाँ तक मैं भी तुम्हें समझाऊंगा । इस समय 
मैं तुम्हें इस खटराग में नहीं डालना चाहता । पण्डितों ने गणित की सहायता से ऐसी 
तानों को नियमित कर दिया है। प्रत्येक राग गाते समय यह याद रखना चाहिए कि 
उसका मुख्य अंग, अर्थात्‌ उसकी पकड़ अथवा उसका स्वरूप किन स्वरों पर अवलम्बित 
है । एक ठाठ में से अनेक राग निकल सकते हैं; तथा इसी कारण एक-दूसरे से उनके 
मिल जाने का भय रहता है। ऐसा न होने पाए, इसी से श्रोताओं के सामने धीरे-धीरे 
राग के मुख्य भाग का मण्डन करना पड़ता है। यह कृत्य हमारे प्रसिद्ध गायक किस 
प्रकार करते हैं, इसे देखकर सीख लेना चाहिए । गुरु से प्रत्येक राग के अंग को समझ 
लेना पड़ता है। यमन में 'ग रे सा, निरे, गरेसा' इन स्वरों को भलीभाँति याद 
रखना चाहिए। इस ठाठ के कुछ ही रागों में ये स्वर इस प्रकार दिखाई देंगे, और 
जहाँ दिखाई भी देंगे, वहाँ यमन का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई देगा | यदि हम शनेः-शर्ने: 
यमन का विस्तार करें, तो वह इस तरह होगा--ग रे सा, नि रेसा, नि रे ण, रे ग, 
रेसा, नि रे, निध, रे निघ, नि ध ५, पृघ, रे, नि रे, निगरे, सानिरेग रे सा, 
निरे, पघनि, धनि, रे, निरे, निगरेसा, प्पुघध प, धप, म॑ग, मे ध, 
निध, मं॑ध नि रे, गरे, नि रेग रेसा, नि रे, धघनि, पधम॑प, ग रे, नि रे, 
निग रे, नि रे, सा। इसी रीति से तुम भी राग-विस्तार करने का अभ्यास करते 
जाओ । कहीं तीन स्वरों के प्रकार, तो कहीं चार स्वरों के, कहीं उनसे भी नन्‍्यूतनाधिक 
स्वरों के प्रकार सुनाने की योजना करनी चाहिए। माधुयें की ओर सर्देव लक्ष्य रखना 
चाहिए। सुननेवालों के मन से राग का स्वरूप अहृश्य न होने पाए, यही चमत्कारिक 
विशेषता है। यह याद रखना चाहिए कि श्रोताओं के मन में राग-विषयक भ्रांति 
उत्पन्न होते ही तुम्हारे गाने का मूल्य ( महत्त्व ) कम होने लगेगा। तानें शने:-शने: 
बड़ी होती जानी चाहिए। यदि तुमने उन्हें ऑंघे-सीधे ढंग से लेना शुरू किया, तो यह 
दिखाई देगा कि तुमने पद्धति के अनुसार शिक्षण ग्रहण नहीं किया है। कहा जाता है 
- कि गाना एक प्रकार की मोहनी ( विद्या ) है। यह कथन असत्य नहीं है। सुननेवालों 
को यह दिखाई देना चाहिए कि तुम अपने गाने में कतिपय नियमों का पालन कर रहे 
हो। गाने का अभ्यास करते समय इसपर सद्देव पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हमारी 
आवाज का स्वाभाविक माधुये नष्ट न होने पाएं। आजकल आवाज का माधुये बिगाड़ 
लेनेवाले कितने ही गायक दिखाई देते हैं। छोटी आयु में मन्द्र-सप्तक के स्वरों 
का उत्तम साधन नहीं हो पाता, फिर भी किसी-न-किसी तरह उन्हें लगाने का हठ 
करने से गला बिगड़ जाता है । गाते समय अपनी मुद्रा पर बड़ा ही ध्यान रखना 
चाहिए तथा इसी प्रकार गाने के अनुकूल हाव-भाव भी ( जितने उचित हों उतने ) 
रखने चाहिए। ऐसा न होने पर लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। इस सम्बन्ध में 
लक्ष्यसंगीत' में कहा है :-- 


संगीत मोहिनीरूपमित्याहुः सत्यमेवतत्‌ । 
योग्यर प्रमावभाषारागप्रभतिसाधने! ॥ 


६० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गायक श्रोतृ्मनसि नियतं जनग्रेत्फलम्‌ | 
अस्मदीयेष्याधु निकगा य केषु समंततः । 
यथोक्तनियमान्‌ ज्ञात्वा गायंतो विरला जनाः ॥ 
भाषाध्व्यक्ता हावभावाः प्रतीयंते विसंगताः 
व्यस्ताश्वेशास्वथा ५५ क्रोशाः केवलंककेशामतः 
एताटग्गायनान्नस्पात्प रिणामोद्यभी प्सितः 

ततो हास्परसस्येव केवल स्यात्समुद्भवः 
अर्थविना हावभावा वीररश्य ये सदा 
दश्यन्ते गायके तेम्यः कथंस्यादृत्तमंफलम्‌ ॥ 
अनुस॒त्येव शब्दार्थ घ्वनेः संक्रमणं भवेत्‌ । 
गायकास्ताद्शाइष्टाः स्वपध्ाथ नये. विदुः ॥ 


यदि हम अपने गायकों की ओर दृष्टिपात करें, तो यही प्रतीत होगा कि उपयुक्त 
कथन में बहुत-कुछ तथ्य है। बीच-बीच में जो ग्रंथ-वाक्‍्य मैं कहता जा रहा हूं, 
तुम्हें उन्हें पाठ कर लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्तका तत्त्व ध्यान में आ जाना ही' 
पर्याप्त है। मैंने बार-बार जिस 'तान' शब्द का प्रयोग किया है, उसका कोई गुढ़ अर्थ 
नहीं है । हैं 3:50:372%-24. 04%: टेनननलकओ- स्वर-समुदायों 
से राग कार्ड करने का अथ उस-राम में ताने लेता माना जाता है। अन्य एक 
बात यह याद रखो कि पहले गाना सावकाश शुरू करना चाहिए । ऐसे गाने का परिणाम 
उत्तम होता है। सावकाश गा चुकने पर अपनी गति बढ़ानी चाहिए। अत्यच्त द्र त 
गति से गाना तीसरी स्थिति है। गाने की गति को 'लय' कहते हैं। लय के तीन 
प्रकार माने गंएं हैं“-( १ ) विलम्बित, ( २ ) मध्य, (३ ) द्रते। तेज लय (चाल) को 
द्रत कहते हैं। विलम्बित लय का गायन उच्च श्रेणी का तथा कठिन भी है। ऊपर कही 
हुई सभी बातों पर ध्यान देते हुए तुम गाने लगो, तो मेरा तो यही विश्वास है कि 
तुम्हारा राग उत्तम प्रतीत होगा । इस समय, राग के आलाप के सम्बन्ध में तुम्हारे 
लिए इतनी ही बातें पर्याप्त होंगी । प्रत्यक्ष गाते समय ताल की अतीव आवश्यकता है। 
इस विषय को स्वृतन्त्र तथा विस्तृत रीति से मैं तुम्हें अन्य प्रसंग में समझाने- 
वाला हूँ । गाने के आलाप-क्रम के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न ग्रथों में उल्लेख है । एक स्थान 
पर यह कहा गया है :-- । 


मध्यपड्ज समारमभ्य मंद्रपडलावधि क्रमात्‌ । 
सम्यगालापनं कृता मध्यपड़जे समापयेत्‌ ॥ 
मंद्रमध्यपडजमध्ये. रागवर्धनमारभेत्‌ । 
गत्वातानं वारकान्तं मध्यपंड़जे समापयेत्‌ ॥ 


हललब रियल की] सबपापा: हक 
पका बरंद अलाककान' अनमकुड-छक+ 


प्रथम भाग ६१ 


प्राचीन नियमों का महत्त्व अब प्रचार में नहीं है, अतः हम भी इस विषय की 
अधिक ऊहापोह क्‍यों करें ? ग्रंथों को पढ़कर फिर जो-जो भाग तुम्हें उपयोगी प्रतीत हों, 
उन्हें प्रचार में लाना । 


प्रश्न : अभी तो इस विषय में हमारे लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। अब यमन 
की ओर पुनः अग्रसर होइए । ; 


उत्तर : यमन का वादी स्वर गांधार है तथा संवादी निषाद है, अतः ये दोनों 
स्वर तुम्हें बार-बार दिखाई देंगे । अपने राग का विस्तार करते समय गायक इन 
दोनों स्वरों की कैसे बढ़त करते हैं, यह ध्यान-पूर्वंक देखते रहडा चाहिए। वे कभी-कभी 
प्रत्येक तान के अन्त में गांधार स्वर को बड़ी खूबी से ला दिखाते हैं । वह कृत्य मनो रम 
दिखाई देता है। अभ्यास से यह सब तुम्हें साध्य होगा । इसमें असाधारण बुद्धि की 
आवश्यकता नहीं है। यमन राग को दीपक जलने के समय, अर्थात्‌ रात्रि के प्रथम - 
प्रहर में गाते हैं । 


प्रइत : रागों के समय निर्दिष्ट करने के कौन-कौनसे साधन बताए गए हैं ? 


उत्तर : ग्रंथों में ऐसे साधन तो नहीं बताए गए हैं, परंतु यह सत्य है कि उनके 
समय अवश्य निद्चित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रकार समय निर्दिष्ट करना 
सवंथा अर्थहीन है। इन लोगों का कहना है कि स्वरों के कार्य नियमित हैं, अतः 
उनका चाहे-जंसा प्रयोग हो, बात एक ही है। परंतु मैं तो यह समझता हूँ कि रागों 
का समय निर्धारित करने में अपूर्व चातुर्य अन्तहित है। तथापि हमें यह मानना 
पड़ेगा कि यह विषय विवादग्रस्त है। यह भी ठीक है कि ग्रंथों में बताए हुए रागों 
के समय को आज ज्यों-का-त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रागों के स्वरूप 
अब परिवर्तित हो गए हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ, जो यह कहते हैं कि अमुक 
राग अमुक समय पर अधिक शोभन होगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैं जिस 
पद्धति का विवेचन कर रहा हूँ, उसमें समय का महत्त्व स्वीकार किया गया है। पूर्वाग 
रागों तथा उत्तरांग रागों के विषय में कहते समय मैंने इस ओर पहले भी संकेत किया 
था । मैंने यह भी कहा था कि रात्रि के पूवे-भाग में प्राय: ऐसे राय गाए जाते हैं, जिनमें 
पूर्वांग का कोई स्वर वादी होता है। अभी तो तुम यही नियम स्वीकार कर लो, जिसे 
मैं बता रहा है। यह मैं कह ही चुका हूँ कि मध्य-रात्रि के पदचात्‌ उत्तरांग का 
प्राबल्य है। इसमें शास्त्र का कोई रहस्य हो या न हो, परन्तु मुझे विश्वास है कि इस 
पद्धति को सीखने के लिए समय का नियम एक उत्तम साधन होगा । दूसरा, एक 
साधारण नियम यह याद रखो कि सा, म, १, स्वर चाहे जिस समय वादी हो 
सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस नियम का अपवाद कदापि हृष्टिगोचरु न होगा। 
अपवाद तो मिलेंगे, परंतु इन अपवादों से तुम्हारे नियम और भी हढ़ होंगे। मुझे 
विश्वास है कि इस नियम के आधार पर जसे-जसे तुम गायकों के गाने सुनते जाओगे, 
वेसे-वैसे तुम्हें नियम की सार्थकता सिद्ध करने को प्रमाण मिलते जाएँगे। वादी स्वर 
के विषय में जैसे तुम्हें एक नियम बताया है, वेसे ही तुम्हें तीव्र मध्यम की उपादेयला 
के विषय में भी बताना है । 


| 


६२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


प्रशत : वह कौन-सा नियम है ? 


उत्तर : बताता हूँ, सुनो। यदि हम सूर्यास्त से लेकर सू्यदिय तक पहला तथा 
सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दूसरा, इस प्रकार पूरे दिन के दो भाग मान ल, तो तुम्हें 
यह पता चलेगा कि तीत्र मध्यम रात्रिगेय रागों में बहुलता से आता है। यह दिन 
के रागों में उतना दृष्टिगोचर नहीं होता । यह मैं मानता हूँ कि आजकल हमारी पद्धति 
में हिडोल, गौड़सारंग, तोड़ी, मुलतानी इत्यादि राग दिनगेय माने गए हैं तथा इन 
सभी में तीव्र मध्यम प्रयुक्त होता है; परन्तु फिलहाल हम इन्हें नियम का अपवाद 
मानकर अग्रसर होंगे। तथापि चलते-चलते मैं तुम्हें इतना बताए देता हूँ कि यदि तुम 
इन रागों को ग्रंथों में खोजो, तो उनका स्वरूप तीत्रमध्यमयुक्त दिखाई न देगा। 
तथापि 'रूढिबलीयसी' इस न्याय को स्वीकार करके इन्हें अपवाद ही मान लेना 


अच्छा होगा। 


प्रइन : यह नियम हमें बड़ा मनोरंजक प्रतीत होता है। यह अधिकांश रागों 
में लगेगा न ? 


उत्तर : जिन रागों में गांधार तथा निषाद कोमल लगते हैं, केवल उन्हीं में बहुधा 
तीव्र मध्यम नहीं लगता । तथापि यह कहा जा सकता है कि अवशिष्ट अधिकांश रागों 
में यह नियम नहीं टूटता । 


प्रशइन । तब तो फिर यह भी एक स्वतंत्र नियम बन गया कि 'ग' तथा “नि कोमल 
लगनेवाले रागों में तीद्र मध्यम नहीं लिया जाता ? 


उत्तर : ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस नियम का अपवाद क्वचित्‌ 
ही दृष्टिगोचर होगा । हाँ, तो इस यमत को एक आलाप-योग्य राग समझा जाता है; 
क्योंकि इसमें गायक उत्तम आलाप कर सकते हैं । 


प्रश्न : तब तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राग ऐसे भी हैं, जो आलाप- 
योग्य नहीं हैं । 


उत्तर : किसी अंश तक ऐसा समझना ठीक ही है। जिस राग में राग का 
विस्तार गीत की सहायता के बिना भी उत्तमता से हो सकता है, उसे आलाप-योग्य 
राय कहते हैं; जेसे--यमन, केदार, कान्‍्हड़ा, भेरव इत्यादि। जो राग आलाप-योग्य 
नहीं होते, उन्हें क्षुद्रगीतोपयोगी कहते हैं। ऐसे रागों को शब्द-रहित गाते समय बहुधा 
किसी गीत की कल्पना से गाते हैं। इस भेद को विशेष महत्त्व का मानने की 
आवश्यकता नहीं है । म्रंथों में तो यह अवश्य ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं । 
यमन अत्यन्त सरल राग है, अतः यह साधारण भी है । तुम जो अनेक कथा-पुराण 
सुनते रहते हो, उनमें शायद ही कभी यह प्रयुक्त नहीं होता । इस राग को कहीं-कहीं 
कल्याण ठाठ का आश्रय राग माना जाता है। 


प्रथम भाग 5३ 
प्रदन : आश्रय राय क्या ? 


उत्तर: यह तो तुम जानते ही हो कि कल्याण ठाठ के सभी स्वर तीत्र हैं। 
यमन के आरोह तथा अवरोह अत्यंत सरल हैं, अतः इस ठाठ के स्वर-समुदायों 
को चाहे-जेसे गाया जाएं, फिर भी वे यमन के ही दिखाई देंगे। इसे समझ लेता 
कठिन नहीं है। इस ठाठ से जो और दूसरे राग निकलते हैं, उनके नियम 
स्वतत्र हैं, इसलिए उनका गाता कुशलता का काम है। उन रागों के विशिष्ट 
नियमों की जरा भी अवहेलना हुई कि उनके स्वर इस यमन राग-जसे ही दिखाई 
देन लगेंगे। इसका कारण यह है कि यमन में नियमों का खटराग नहीं है। तब 
फिर यमन--कल्याण ठाठ के नियमभ्रष्ट रागों का आश्रय राग हुआ कि नहीं ! 
तुम्हारे प्रत्येक ठाठ में इसी प्रकार एक-एक आश्रय राग हो सकता है। मौज में 
आकर कभी-कभी लोग म्‌ख्य ठाठों को शहर की बड़ी-बड़ी सड़कों की उपमा देते हैं । 
प्रत्येक शहर में कुछ निश्चित राजमार्ग अर्थात्‌ प्रधान सड़कें होती हैं तथा बाकी 
के छोटे-छोटे रास्ते अथवा गलियाँ इन मुख्य राजमार्गों से ही आ मिलते हैं। बहुत- 
कुछ यही बात हमारे इस संगीत-रूपी नगर की भी समझनी चाहिए। इसमें जो 
मुख्य दस जनक ठाठ माने गए हैं, उन्हें राजमार्ग के रूप में तथा जन्यरागों को 
छोटे - छोटे रास्ते समझना चाहिए। अत्यंत संकोर्ण अथवा सिश्र राग - रूपों 
को सूक्ष्म गलियाँ समझना चाहिए। 6€लक्ष्यसंगीत! में यही उदाहरण दिया 
गया है :-- 


यथाजनपदे ग्रायो राजमार्गां व्यवस्थिताः | 
तथेवस्युमेंलरागाः संगीतनगरे हाम्री ॥ 
लुद्रमागेपरिश्रष्टाः प्रमुखेष.. पतंतिते । 
जन्यरागपरिश्रांता मेलरागेषु केवलम ॥। 
यमन को मैंने आश्रय राग कहा है। इसके विषय में उपयुक्त ग्रन्थ में यह 
उल्लेख है :-- 
कल्पाणी मेलकन्यस्तरागश्रष्टास्तु गायका। । 
निश्चयेन पतंत्यत्र यतोइसोस्यात्तदाश्रयः ।॥। 
मैं यह बता चुका हूँ कि कुछ लोग यमन में शुद्ध मध्यम का समावेश करके 
यमनकल्याण को स्वतंत्र राग मानने का प्रयत्न करते हैं। यह तो तुम्हें विदित ही है 
कि मेरी सम्मति में यमन तथा कल्याण, दोनों भिन्‍न नहीं हैं। जो गायक श्रुवपद गाने- 
वाले हैं, वे यमन में केवल तीव्र मध्यम ही लगाते हैं। तथापि यह बात भी नहीं है कि 


ऐसा कोई श्रवपद न हो, जिसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग न दिखाई दे । खयाल नामक 
जो गीत हैं, उन्हें गानेवाले दोनों मध्यम लगाते हैं । 


प्र भातखंडे संगीत-शास्त्र 


भरने : क्या ल्ुवपद गानेवाले लोगों का एक स्वतस्त्र वर्ग माना जाता है ? यदि 
ऐसा ही है, तो हमारी पद्धति में मुख्यतः जो-जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें बता दें तो 
अच्छा हो । 


उत्तर : हाँ, गायकों के ऐसे ही वर्ग हैं। गीतों के सम्बन्ध में तुम जो-कुछ 
जानना चांहते हो, बह (१870. शश॥]0, (शा, 88॥72]००, रि०६ 3.)/. १४४०९ 
इत्यादि ने कपती-अपनी पुस्तकों में भलीभाँति लिखा है। उनकी पुस्तकें बड़ी अच्छी 
है; उन्हें तुम अवश्य पढ़ना। तथापि 0४9#. शगक्षात साहब की पुस्तक अब 
अप्राप्य है और अन्य दोनों पण्डितों की पुस्तकें बँगला भाषा में हैं, अतः मैं 
का कि उनके ग्रन्थों में कही हुई बातों का सार तुम्हें समझा दिया जाए, तो 
अच्छा हो । 


मि० बनर्जी कहते हैं-“हमारे समाज में उच्च कोटि के गीतों का आशय 
“4, खयाल तथा टप्पे से है। प्रबन्ध तथा होली का गायन श्रुषद के अन्तर्गत माना 
जाता है। त्रिवट, चतुरंग, कौल-कलबाना को खयाल के अन्तर्गत मानते हैं। तराना, 
जु]लवच्द, रागमाला इत्यादि गीत उषयु क्त दोनों प्रकारों के अन्तर्भु त हैं। ठुमरी, 
गजल, सेमटा इत्यादि ठप्पे के अन्तगंत माने जाते हैं । उपयुक्त सभी गीतों में ध्रुपद 
सबसे प्राचीन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में मुसलमान बादशाहों 
से पहले, हमारे पण्डित श्लपद गाते थे। ध्रुपद के बहुधा चार भाग होते हैं, जिन्हें गायक 
तुक कहते हैं। इन भागों के नाम अस्थाई, अच्तरा, संचारी तथा आभोग हैं। राग 
में विशेष महत्त्व के भाग अस्थाई व बच्तरा हैं। अन्तिम भाग को आभोग कहते हैं । 
अस्थाई तथा आभोग के बीच में अन्तरा आता है। संचारी में, इन तीनों भागों में 
आए हुए स्वरों का मिश्रण होता है। इस चारों भागों में से प्रत्येक भाग में कितने 
चरण रखे जाएँ, यह गायक की इच्छा पर निर्भर है। वेसे तो प्रत्येक भाग में 
नियमानुसार चार चरण होते हैं, परन्तु आगे चलकर यह नियम उपेक्षित होता गया । 
प्राचीन धपदों में शब्द अत्यधिक होते थे। उन्हें याद रखने में गायकों को असुविधा 
होने लगी, फलत: श्पद संक्षिप्त किए जाने लगे । अनेक बार तुम्हें भुपद में अस्थाई 
तथा अन्तरा, ये दो ही भाग दृष्टियोचर होंगे। श्रुपद के साथ जो वाद्य बजाया जाता 
है, उसे पख्ावज कहते हैं। ध्रुपद अधिकतर चौताल, सूलफाक, झंपा, आदि, तीत्रा 
इत्यादि तालों में गाए जाते हैं। प्राचीन काल में श्रुपद गाने की चार दलियाँ मानी 
जाती थीं तथा उन्हें 'वाणी' कहते थे । उनके नाम १. गोौरहारी, ( इसे गायक गोबर- 
हरी कहते हैं ) २. नौहारी, ३. डागरी, ४. खंडारी हैं। ये नाम हमें आजकल भो 
सुनाई देंगे। परन्तु गायक इनका पारस्परिक शास्त्रीय भेद नहीं समझा सकते, अतः: 
अब 'वाणी' का विशेष महत्त्व नहीं रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों के गाने की रीतियाँ हैं। परन्तु यही कहना पड़ेगा कि आजकल इन चारों 
वाणियों के स्वृतन्त्र श्रुपद सुनाई नहीं देते । कुछ लोगों का विचार है कि प्राचीन 
शास्र में गौडी' नामक जिस गीत का उल्लेख है, गोरहरी उसी का प्रकार है। 
3 हा यही है कि प्रचार में जो प्र पद घुनाई देते हैं, वे सभी 'गौरहारी' 
वार्ण । | 


प्रथम भाग ६५ 


'संगीतरत्नाकर' में जो तीस प्राचीन ग्राम-राग बताए गए हैं, वे पाँच गीतों में 
विभाजित किए गए हैं। उन गीतों के नाम हैं--१- थुद्धा, रे: भिन्ना, ३. गौडी, 
५. बेसरा तथा ५. साधारणी । इनकी व्याख्या से यही विदित होता है कि इन गीतों 
का आशय राग के गाने की विभिन्‍न शैलियाँ हैं । इस ग्रंथ में उनकी व्याख्या यह है :-- 


पंचधा ग्रामरागाः स्युः पंचगीतिसमाश्रयात्‌ ! 
गीतयः पंच शुद्धाद्या भिन्ना गीडी च वेसरा ॥ 
साधारशीति शुद्धास्या दवक्रललितेः खरे । 
भिन्ना सह्मेः ख्वरेक्रेमेपुरेगेमकैयु ता ॥ 
गहैस्विस्थानगमके रुहाटीललितेः स्वरें! । 
अखंडितस्थितिः स्थानत्रये गीडी मता सताम्‌ ॥ 
उहदादी .. कंपितेमेद्रेद्र तद्रततरेः स्वरेः । 
हकारोकारयोगेण हन्यस्तेचिदुके. भवेत्‌ ॥ 
वेगबद्धि स्वरेषणेचतुष्केषप्यतिरक्तितः 
वेगस्वरा रागगीतिवेंसरा चोच्यते बुधेः ॥ 


अब तुम्हीं सोच लो कि इन प्राचीन गीतों का वाणी से सम्बन्ध है या नहीं ! 
मि० बनर्जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा मत सुना है। वाणी के विषय में एक अन्य कठिन 
प्रदन यह है कि एक ही ध्ूूपद भिन्न-भिन्न वाणियों में गाया जा सकता है या नहीं ! 
ऐसे प्रइनों के आधार-योग्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि इन्हें तक से ही सिद्ध करना पड़ेगा। जिन गायकों के घराने में परम्परा से ध्रुपद- 
गायन चला आ रहा है, उन्हें सुनकर इस विषय का ज्ञान भ्राप्त करना अधिक उपयोगी 
होगा । कहीं-कहीं उद्गू -ग्रंथों में इस वाणी का उल्लेख है, परंतु उनमें भी मैंने कहीं 
इस वाणी का स्पष्टीकरण नहीं देखा । अमुक खाँ साहब के घराने में असुक वाणी है-- 
बस, इतना ही लिखा हुआ दृष्टिगोचर होता है । यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि इत चार वाणियों का रहस्य आजकल यथायोग्य रीति 
से प्रचार में भी हृष्टिगोचर होगा।। अस्तु, हम बनर्जी के मत के विषय में पुनः अग्र- 
सर होते हैं :-- क्‍ 

“जो ध्रू पद के गानेवाले हैं, उन्हें कलावन्त की पदवी दी जाती है। अकबर 
बादशाह के पास तानसेन नामक प्रसिद्ध गायक था। वैंह उत्तम गायक था, अतः 
उसकी रचना-शक्ति भी अद्भुत थी। उसने अनेक चमत्कारपूर्ण धऋपद बनाए हैं। 
परंतु हमारे यहाँ स्वरलिपि न होने से उसके गीतों का अधिकांश भाग चष्ट हो गया । 
इसी प्रकार, उसके रचे हुए जो गीव आजकल श्राप्य हैं, उनमें भी स्वरों और शब्दों 
का रूपान्तर हो गया है। यह कहना भी अनुचित न होगा कि उसके रचे हुए असली 
गीत अब प्राप्त हो ही नहीं सकते । कहानी कुछ ऐसी है कि तानसेन पहले हिन्दू था, 


६६ भातखंडे तंगीत-शाक्त्र 


फिर बाद में मसलमान हो गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि तानसेन के समय में खयाल-गायन प्रचलित था या नहीं । गोपाल नायक तथा 
बेजूबावरा ने तानसेन से पहले ख्याति प्राप्त की थी। गोपाल नायक, ईसवी सन्‌ की 
चौदह॒वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पठान बादशाह अलाउद्दीन के शासन-काल में 
विद्यमान था | इसी अलाउद्दीन बादशाह के पास अमीर खुसरो नामक प्रसिद्ध 
विद्वानु था। ( 'रत्ताकर पर कल्लिनाथ ने जो टीका की है, उसके तालाध्याय में 
गोपाल नायक का नाम आया है; उससे दो बातें सिद्ध होती हैं-पहली यह कि 
कल्लिनाथ की टीका पद्रहवीं शताब्दी की है और दूसरी यह कि गोपाल नायक 
निश्चित रूप से दक्षिण का विद्वाच्‌ था। इतिहास में उसे दक्षिण का पंडित कहा गया है। 
इतिहास से यह भी सिद्ध होता है कि कल्लिनाथ तुगभद्रा नदी के किनारे के पास 
विजयनगर का रहनेवाला था। ) तानसेन के पदचात्‌ घृ डी, बकसू, सूरदास इत्यादि 
ने ख्याति प्राप्त की । इन्होंने भी उत्तमोत्तम गीतों की रचना की है। इनमें से थोड़े-बहुत 
गीत आज भी हदृष्टिगोचर होते हैं। कहते हैं कि ध्रूपद गाने का प्रचार पंजाब की 
ओर अधिक है। उधर मोलादाद, अल्लिआास इत्यादि प्रसिद्ध गायक हुए हैं ।” इस 
प्रकार अपने ग्रथ में मि० बनर्जी ने ध्रूपद के विषय में जो-कुछ कहा है, उसका 
सार मैंने तुम्हें बता दिया। (800. '४१॥&0 साहब अपने ग्रंथ में ध्रूपद के विषय 
में लिखते हैं :-- 


“ु[फ$ 74ए ए0शए 86 ०णाशंत&60. 88 6 ॥४-०० ४0९ 7 
प्र॥00508॥. 776 500]6०॥ 8 ॥९वुप्र७70ए 06 एथलाबो 07 5006 07 (086 
॥06707'406 8000॥8 0 छः ॥_शः0०5४ 0 छाल त09028%0 ॥606. ॥॥ 
480 शाष्टा05368 [076 7६८०४, 35 छ6] 35 $7ग7!8 300 ॥70008 57४- 
6005. [7986 अंशे6 8 ए्रश'पए़ 7880प्र॥6 बात ा05 677/6ए त6रगंत ०0 
छप्रतीर्त ताक्राावात्े व0प्रां॥768., 2४ ए ॥62॥8९706 000 6७६४९ 5९९॥/ 
50 फएशार866 06 जछञ06 धात॑ 06 6िज़ फप्राता$ ॥790 6 2]]079०० 
बाज३958४007 बाप 96टएवा, [फा$ 507 0 00090 अंधता ॥880 ठहर 
07 006 ध76 ०0 रिक्षुं३ 'शि्षा 0 0फ्द्बा07, ए०१58 ०007900/60 88 ६९ 
द्वितिह' रण शाप्माबव-आाएल5$, प।6 फाण्ञाभव 085 0फप्ाः त०0०८& 9 
अआ5, 006 ॥7505 09॥66 507! 50966 0 0०04, (76 28॥0 एशतबा'9; 
+6 36 एगा02 800 ४06 8%४ फ्ाएए. (00765, 00 (॥6 8584 +एछ0 
2 0॥08. 2 * »” इन महोदय ने ये बातें अपनी पुस्तक के पृष्ठ 5८ पर लिखी हैं । 


'खयाल' नामक गीतों के विषय में मभि० बनर्जी ने जो-कुछ कहा है, उसका 
सार यह है--“खयाल फारसी शब्द है । इसका अर्थ “यथेच्छाचार' भी हो 
सकता है। संग्रीत में खयाल का यही अर्थ युक्तियुक्त होगा। प्रान्नीन काल में 
समय समाज में खयाल नहीं गाया जाता था। उस समय प्र्पद का ही गायन 
होता था। ध्रूपद की अपेक्षा खयाल की रचना संक्षिप्त है। इसमें बहुधा स्थायी 
तथा अन्तरा, ये दो ही भाग होते हैं। कुछ थोड़े-से लोग इसमें एक तीसरा भाग भी 
मानते हैं, परंतु उसके स्वर अन्तरे के समान ही गाते हैं। खयाल के योग्य ताल 


. प्रथम भाग ६७ 


आड़ाचौताला, तिलवाड़ा, एकताल, त्रिवट, भूमरा, इत्यादि हैं। जिन खयालों में 
दब्द पर्याप्त होते हैं तथा जिनके प्रत्येक भाग में चार-चार चरण होते हैं, वे सावकाश 
गाए जाते हैं तथा वे बहुत-कुछ ध्रू पद के समान ही प्रतीत होते हैं। इसका कारण 
यह है कि खयालोपयोगी जो तालें हैं, वे बहुत-कुछ श्रुपदोपयोगी तालों के समान 
ही हैं। तथापि श्रपद की अपेक्षा वे कुछ अधिक चपल हैं। एकताल तो श्रुपद के 
चौताल-जसा ही है। यतिताल को यदि सावकाश बजाया जाए, तो श्लुपदों के 
धमार अथवा तीत्रा-जेसा होगा ।” (क्‍योंकि मैंने तुम्हें अभी ताल के विषय में कुछ 
नहीं बताया है, इसी से उसकी तुलना उचित न समझकर मैं यहाँ ऐसा नहीं कर 
रहा हूँ ।) “खयालों में जिस प्रकार क्षुद्रतान, गिटकिरी इत्यादि का प्रयोग होता है, 
वेसा ध्रूपद में नहीं होता । इसी प्रकार शझ्ूपद में गमक' नामक जो प्रकार गाया 
जाता है, वह खयाल में नहीं गाया जाता । गायन-शेली को देखने से खयाल तथा 
थ्रूपद में यही विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है। राग-रागिनी के विषय में इन दोनों 
प्रकार के गीतों में कोई भेद नहीं है। तथापि कुछ रागिनी ऐसी हैं, जिनमें खयाल 
अच्छे नहीं लगते; उदाहरणार्थ भेरवी, खमाज, सिन्धु इत्यादि । ( इन रागों में किसी- 
किसी को क्वचित्‌ खयाल गाते हुए मैंने सुना है।) सदारंग तथा अदारंग नामक 
गायकों के रचे हुए खयाल समाज में उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। खयाल तथा श्लरुपद, 
इन दोनों ही में अनेक बार ईश्वर-सम्बन्धी उद्गार होते हैं, परन्तु श्रुपद की गति 
धीर तथा प्रकृति गंभीर होने से ईश्वरोपासना में उसका उपयोग अधिक होता है। 
(०77. ४४॥॥|७70 साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जोनपुर नामक शहर के 
राजा सुलतान हुसन शर्की ने १५-वीं शताब्दी में खयाल उत्पन्न किया । हमारी 
सम्मति में यह मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता कि अमुक व्यक्ति ने खयाल उत्पन्न 
करके उसका प्रचार किया । खयाल की तरह का गाना पहले से ही समाज में प्रचलित 
चला आ रहा होगा, परन्तु वह समाज में सम्मान्य न था। आगे चलकर सुलतान 
हुसेन ने इस गाने को पसन्द किया । उसने गायकों को प्रोत्साहित किया तथा इसी लिए 
उसका प्रचार अधिक हो गया; यही सर्बमान्य होना चाहिए । 


089. १४॥|]४7व साहब अपनो पुस्तक के पृष्ठ ८८ पर कहते हैं :--“॥ा 
6 हाएबयो 06 ड77]60 एशालाधा। ५ 8 8 40४6 86 70 ६86 एछछ/80ा 
5प000860 60 ए/67 4॥ 45 & [0778]8., 776 896 48 6४४7276।ए7 2720र्थ प!, 
8704 ॥6छा6०6 जांत्र ॥प्रधर50 862४7९०७ 70 श॥/ए०0८०८॥।४गा80705. 4॥08 
०॥७ए | +6 48702098286 59०एटा म॥ 6 ठांशाएं। ए ६7४ण३०४० ॥0 
०0मञ्जंडई$ ० एछ0 70कड, 80767 पछू00$47 #प्रात॒ुप्र०6 ए ३0प्रश०06 
8 086 गराए७॥(07 0 (5 ९885 0+ 8078. 


3]70प९27॥ ६४86 9408670 ३8 0फए706 का क्रा70$% 2 506068 ०0 
पागवंप्रछथ्यां 7रप्रशंटद, 88 ज़छीं) 38 2067087 ०077908४0907$ 9७ ४॥८ 
हुए 75 १79]5 758 77076 ॥7760]806 ४[/॥06. 776 5५6 ०ए ४86 
एाए्ुए३0 5 ६000 778507॥76 $0 5पर0 ६86 (7487 66॥0०४०ए ०0० व्याव्वा८ 
65765807), 870 ६086 पर्करछु8 35 77076 ०000/0779806 00 06 टाक्षा९०४९/ 


ध्८ भातखंडे संग्रीत-शास्त्र 


० 8 छरक्षत ज्0 गर4रत608 (6 900765 0॥86 रिवणं एरंएश ) धात॑ 088 48 
607976०007 शांति 8 एथ्ागण्पाक्ष 6 ) दीक्षा शांति 06 7880068 र्ण 
प्रशातप्रशक्षा; ज्रा]6 06 जाएशयरॉड 200 रिशुक्ात्रड ० पृपां।8 6४00९, 
8॥859]8660 8700 ॥6क्86 07 006 ॥तीक्वा] 50] 8006 ॥96 ४४४॥०7८4 87 
००7रवृप्ट5. 70 8 9०780॥ ज0 प्रात809005 606 |8870480 507060[9 
458 ७70प2॥ 00 ॥687 8 €िज़ 2000 दाएश्ञ5 (0 96 00ए॥060 ०0 ४॥6 
6६४०३ ० लिमताडंध्रा)ं 50725, 000, ज्ञांप्रा 76247 00 006 9480॥05 0 
(6 90607ए ह॥0 6&॥08०ए 0 ६४6 7604 9.7 


टप्पा : इस गीत के सम्बन्ध में बनर्जी के कहने का सारांश यह है--“टप्पे का 
गाना खयाल तथा ध्रपद की अपेक्षा अधिक सक्षिप्त है। टप्पे सब रायों में नहीं होते। 
“खयाल की ही कतिपय तालों में बहुधा टप्पे गाए जाते हैं-+-प्रॉचीन रागिनियों में से 
भेरवी, खमाज, चेतागोरी, कालिगड़ा, देश तथा सिंधु इत्यादि रागिनियों में टप्पे होते 


मल कम हरी मु 


हैं। टप्पों की रचना आधुनिक ही केंही जाएगी। काफी, झिलझ्लोटी, पीलू, बरवा, 


'मारू, यमनीं, लूम इत्यादि आधुनिक दागों में अनेक टप्पे हैं। यह प्रसिद्ध ही है कि इन 
रागों का विस्तार संक्षिप्त ही होता है।_ हमारे. यहाँ यह धारणा हृढ़ हो गई है कि 
टप्पे “ सर्देव आँगारं-रस में _हो-होवे-चाहिए; परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे 
जिस रस मैं टप्वों की रचना करने में कोई हानि नहीं है। यह अवश्य सत्य है कि इन 
गीतों की गति द्वूत तथा प्रकृति क्षुद्र होने से इन्हीं के अवलम्ब से पद्च-रचना करनी 
पड़ती है। यह तो स्पष्ट ही है क्रि-ईश्वरोपासना इत्यादि विषयक गीत, जिनमें अधिक 
गम्भीर रचना होती, टप्पों की शैली में शोभित नहीं होते। संगीत का प्रधान कार्य 
स्मृति-उद्दीपन है, अतः जिन स्वरों के कानों में पड़ते ही अन्त:करण में महान्‌, उन्‍्तत, 
प्रशान्त और विराट भावना का उदय हो, वे ही भक्ति और उपासना के योग्य स्वर 
होते हैं। टप्पों की प्रकृति.की ओर देखने से यही दिखाई देता है कि ये गीत हास्य, 
आनन्द, प्रणय इत्यादि लघुभावोपयोगी अधिक होते हैं। (४ए/. शे।क्ष्त अपनी 
पुस्तक में लिखते हैं कि टप्पे का गायन, पंजाब में ऊंट हाँकनेवाले लोगों से सर्वप्रथम 
आरम्भ हुआ। आगे चलकर 'शोरी' नामक प्रसिद्ध गायक ने उनका श्युगार करके उन्हें 
उच्च श्रेणी का बना दिया +-सम्भव है कि यह कहानी सत्य हो. क्योंकि पंजाब में यह 
कहानी सर्वत्र ही भलीमभांति प्रसिद्ध है। एक अन्य ग्रंथकार का कहना है कि 'शोरी' का 
वास्तविक नाम गुलामनबी था तथा वह अयोध्या का रहनेवाला था। यह निरविवाद 
है कि टप्पा आजकल अतिशय लोकमान्य गीत-शली है । शोरी द्वारा रचे हुए गीतों को 
टप्पे-कहते-हैं+-्प्फें-के-अतिरिक्त जो इधर क्षुद्र गीत प्रचलित हैं, उन्हें ठुमरी कहते हैं। 
शोरी मियाँ के टप्पे का ढंग ( गाने की रीति ) निराला ही था, यह सत्य है। उसमें 

कप, गिटक्रिरी इत्यादि प्रक्ार-कुछ निराले ही हैं। शोरी के 
टप्पे प्रायः खमाज, लूम, झिझोटी, भैरवी, सिंधु-जंसे रागों में हैं। कुछ लोग यहाँ 
यह शंका करेंगे कि क्या यमन, केदार, कान्‍्हड़ा इत्यादि रागों में टप्पे नहीं होते ? 
इसका उत्तर एक तो यही है कि टप्पे में प्रयुक्त होनेवाले गायन-प्रकार इन गम्भीर 


प्रथम भाग ६६ 


प्रकृति के रागों में सुशोमित नहीं होते तथा दूसरा यह है कि शोरी ने भी ऐसे रागों में 
टप्पे नहीं बनाए हैं4-यदि हम अपने गायकों पर ध्यान दें, तो वे लोग ऐसे रागों में टप्पे 
नहीं गाते, यह हम देखते ही हैं :-- 


कुछ बातें देश-व्यवहार पर भी अवलंबित होती हैं, यह भी मानना पढ़ेगा। 
यों समझो कि खमाज, भरवी, सिंधु इत्यादि राग कितने अच्छे, मधुर तथा लोकप्रिय 
हैं, तथापि उन्हें खयालियों ने पसंद नहीं किया । इसी से उनमें खयाल हैं 
ही नहीं, यही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई और कारण भला 
क्या बताया जा सकता है ? हमारे देश में प्राचीन काल से एक और प्रथा चली आ 
रही है और वह यह है कि जिनके कुठुम्ब में श्वपद गाने की चाल है, वे इतर गीत 
गाते ही नहीं । ऐसे घराने के गायक सरदेव अपने-आपको ध्रूपदिए कहते हैं। यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि यह प्रथा अन्यथा नहीं है। बाल्यावस्था से ही जिन्होंने श्रुवपद 
गाने के लिए विशेष रूप से अपना गला तेयार किया है, उसमें खयाल, टप्पे जेसे गीतों 
के नाजुक अलंकार न सध सकें, तो कोई आइचये नहीं है। ऐसे गायक यदि इन गीतों 
को कदाचित्‌ गाने भी लगें, तब भी अनेक बार उनमें ध्रुवपषद का ढंग प्रस्फुटित होता 
हुआ दृष्टिगोचर होता है। जिनका खयाल गाने का ही पेशा है, वे गायक जिन गीतों को 
गाते हैं, वे सभी थोड़े-बहुत परिमाण में खयाल के ढंग पर ही चले जाते हैं। यह सब 
पृथक रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर गायकों के--प्रुवप दिए, 
खयालिए इत्यादि वर्ग माने जाते हैं। आजकल यदि हम प्रचलित व्यवहार को देखें, तो 
एक ही गायक सभी तरह के गीत गाने के लिए तेयार हो जाता है। परंतु वह उत्तम 
रीति से सभी को निभा नहीं सकता, यह सहज में समझा जा सकता हैं। यह भी 
कह देना आवश्यक है कि जो उच्च श्रेणी के गायक हैं, वे ऐसे प्रसन्‍नतता का अनुभव 


नहीं करते । टप्पे के विषय में ५४४॥४70 साहुब अपनी पुस्तक में कहते हैं :-- 


“90783 ०478 $96९065 द्वा6 ए6 5तदाव: जा ०0 साशतंप्रश87. ॥६ 
788 >6हा 9ा0०0४00 $0 ॥5 एछा686760 66९2766 ० एछ>शाल्टां00 909 ६76 
६98॥7008 50068, णज0 79 $07708 ॥स्‍68587/6 7037 96 ००75802९760 ॥६$ 
60प77607. ॥प्र/995$ एथा6 07709 उपाए ॥7 एप 7प्रत8 ७४५6 79 $76 
०० ताए&-३ एाी 6 शिवर7480 & 7 98४5 ॥6 एा0 703808]60 ॥ 4760 
क्‍[8 8॥०९23706 ॥ ॥5 70छए 5प्रा2 ज्ञा0, 7प्र०7095 ४8५९९ $ज़0 ॥'007ए5 80 
8786 2672/8॥9 5पा2 77 ४॥6 |472फ99826 59067 था ?47]30 0०7 9 एरांडटत 
बाएणा णी हीधव बाव॑ लाफता, वक्र6५9 एढणॉ8 (096 40768 ० सठक्ष ध्वाठ 
रिता।]बी €पपद्नाप्र 720077606 7 +8श 8॥080४7675 8700 7807परग65 
3870 &[006 $0 8076 07ए०एप्र॥589706 |0 ४॥6 ४9807फ 07 ४४७॥ [7८४१?, 


भावभट्ट पंडित ने अपने “अनूपसंगीतरत्नाकर' नामक ग्रंथ में शल्रवपद की जो 
व्याख्या दी है, वह इस समय मुझे याद आ गई है, अतः तुम्हें बताता हूँ । 'प्रवपद' शब्द 
का अपश्र श भाषा में 'प्रुपद' समझना चाहिए। 


३० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गीर्वाणमध्यमदेशीयमाषासाहित्यराजितम । 
द्विचतुर्वाक्यसंपन्न॑ नरनारीकथाश्रयम ॥ 
धड़ग ररसभमावायं रागालापपदात्मकस । 
पादांतानुप्रासयुक्त.. पादांतयमकंचवा ॥ 
प्रतिपाद॑ यत्रबद्धमेवं पाद चतुष्टयस । 
उद्ग्राहभ्रवकामोगोत्तम॑ धरपरद॑स्म॒ृतम्‌ ॥ 
प्रइन : हमारे यहाँ संस्कृत के ध्र्‌ पद गाने का प्रचार है क्‍या ? 


उत्तर : नहीं ! फिर भी यदि कोई इस प्रकार से नवीन धभ्रू पद रचकर गाए, तो 
ऐसा करना अशक्य नहीं है। तथापि यह सत्य है कि व्यवहार में ऐसे श्रुपद तुम्हें 
दिखाई न देंगे। देखो ! 9॥7 शत 30768 साहब जयदेव की संस्कृत-अष्टपदियों 
अथवा प्रबन्धों-जिनके राग तथा ताल स्पष्ट लिखे हैं--के गाने के विषय में क्‍या 
कहते हैं :--( ४०!. ]. ?. 440 ) 


“५५0०7 व4 4750 7680 [6 580725 ० 78990678, ए0 858 72580 
$0 69०॥ ० ४6 ४86 7776 ०0 [#86 77006 ॥7 एाॉ0 70 ए9३७$ 870087|]9 
5चा2, 7 97980 ४0768 ० 9700प"772 ६ ॥6 ०7श॥4।7 778४0, 000 ।6 [2870॥5$ 
० ॥6 50परा॥ 76 6०7७१ 76 00 ६४056 0०स76 ए८४ 300 46 87907778 ० 
६06 फ़6४ ज0फ00 98ए6 ४६7६ 776 40 ६8056 ०086 709, ए|४॥6 ४४०७५, 
[ पाक 59096 0 85007 200 6०8), 6९९|४7९१ ६४४६ 669 980 ॥0 
2॥06076 77रप४0, 5>ैप गरावशा6त का ४06 7068 0 076 (398200ए॥0 
प्राप्त डाई, य 8॥9ए७786, ॥] 078 07476 $0प0007 [7097065$ फ्ञा]0'8 
06 9006 ज़8$ 0077, 707 ह ६0738 3 0006७, ४ ४6 87४ जशतांए। 
(0प्रा॥म66 का 470॥8 7877 2८€शांपरा6९5 820, ॥85 780९0 0 एछ76 ० 
टप्रॉपाठ, .0प0९॥ 50776 8$0&87609 767787605 6 ३ 749 0०४7]9]09, 02८ 
(9768 67ए९6 ॥ ६6 98809 70प7068फए38 ० 'शिक्षाप्रा&्र 0॥ 4086 [0965 
था 500738 ० 06 एाती॥आ 28000.? 


प्रशत : तब तो इन सब बातों से हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारा वास्तविक 
प्राचीन संगीत-- जिसका ग्रंथों में उल्लेख हुआ है--हमारे देश के इस उत्तर-भाग में 
मिलना कठिन है। आपके कथनानुसार ध्रुपद, खयाल, टप्पा, ठुमरी इत्यादि जो गीत 
आजकल दृष्टिगत होते हैं, उनपर मुसलमानी छाप होना सम्भव है । 


उत्तर तुम बहुत ठीक समझे; ! आजकल हमारे संगीत की ऐसी ही स्थिति हो 
गई है। यह मानना पड़ेगा कि दाक्षिणात्य संगीत के विषय में यह बात सत्य नहीं है। 
मैंने स्वतः देश में पर्याप्र भ्रमण किया है। विभिन्न संगीत-व्यवसायी विद्वानों से भेंट 
भी को है, परंतु बड़े खेद से कहना पड़ता है कि ग्रंथों को समझनेवाले लोग मे 
बहुत कम दिखाई दिए। तथापि इतना गनीमत है कि यदि ग्रंथों का अध्ययन करने 
वाले पण्डित नहीं मिलते, तो उन ग्रंथों का संगीत भी तो आजकल उपलब्ध नहीं है। . 


प्रथम भाग ७१ 


मैंने तुम्हें स्पष्ट बता दिया है कि आजकल जिस संगीत का प्रचार है, वह ग्रंथों से अलग 
हो गया है। यह कोई भी कह सकता है कि ऐसे संगीत के योग्य ग्रंथ भी नवीन ही 
होने चाहिए। “लक्ष्यसगीत' नामक ग्रंथ की उत्पत्ति इसी कारण से हुई है। प्राचीन 
ग्रंथों में कहे हुए श्रुति, स्वर, मूच्छेना, ग्राम, शुद्धतान, कूटतान, अलंकार, जाति, गीति 
इत्यादि प्रकारों का वर्णन करके केवल मुसलमानी ढंग से रागों को गाने लगने से क्या 
लाभ है ? यही नहीं, प्रत्युत ऐसे-ऐसे गानों को सर्वेथा शाख्रोक्त सम झनेवाले भी तुम्हें 
कहीं-कहीं दिखाई देगे। इस दृष्टि से देखा जाए, तो “लक्ष्यसंगीत' नामक ग्रंथ ठीक है। 
उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि यह ग्रंथ नवीन संगीत के आधार पर लिखा गया है। उसे 
इस प्रकार क्‍यों लिखा गया, इसका कारण भी उस ग्रंथकार ने उसमें प्रथम ही बता 
दिया है। प्रसिद्ध राजा सुरेन्द्रमोहन टेगोर ने संगीत-विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं । 
वे सभी अत्यंत मनोरंजक तथा उपयोगी हैं। उन्हें पढ़ने की मैं तुम्हें अवश्य सम्मति 
देता हूँ। ईइवर ने उन्हें सर्वसम्पन्न बनाया था, अतः स्पष्ट है कि उन्होंने जो कुछ 
किया, वह और किसी के द्वारा किया जाना शकक्‍्य न था। उतके समय में बड़े-बड़े 
पंडित विद्यमान थे, अत: उनकी सहायता से उन्होंने इस विषय पर महत्त्वपूर्ण खोज 
की थी तथा उन बातों को प्रकाशित भी किया । अपने 47म्राए्श88) सीं४079 ० 
(४४०' नामक ग्रंथ में उन्होंने मूसलमानी राज्य में अपने संगीत का थोड़ा-सा इतिहास 
इस प्रकार लिखा है :--- 

गुफ& ६ा0०77९१%75 8४ 8 एप्रांगए ॥8007 28॥76 [0 20708" जश्ञा४ ॥ 
596 96९0]6 ए पाता 007 प॥6 जि ४6 79 6 ]फ, रध्याप्राप, धवा0॑ 
806 ॥0शा 8 णाक्षा2० 788 96 ज़ण6560 वंग्ञा० 6 ए्राप्रश्न० 5प्रशथा 6 
(8 ०00पर॥ए9.. ॥॥6 ४६॥०॥6025 946 ॥0 &४00प/826 ५6 (४607फ 
० धर6 85%, >प्रा #6फ एच्वाएगा720 978000व प्राप्रशंटुंक्ा53 800 ज़छा6 
6९7788] ए९5 उप्र क्र ०07ए70जआ?2 का वर/06फपताएइ 85एथव्वां 
5968 0 80728 0 06णंभं।३ 76ए [0775 07 प्राप्रशंटक्वे 750प760॥5. 
॥ 38 7660 9फ /ह्च/0760काा सिश0ा)ना$ 0 06 ७०6 ६20 ए़ाछा 
[08008 जब्5 ए8060 9ए 5/8 एवं! 77 294 धा0 (96 ०07धए6७ 0 
06 $0फ॥ ० 99 ए़३8४ ०07ए9०७6१ (3]0) 0पए 78 (०020 2९76६] 
०८ एल, धप्रआंट फ़व$ गयी हप७ 3 ॥0परांडयाड़ ०००४9070, हाथ थे 
॥6 ए्रप्रञ्जंजंबा$ बा6 एलाः मिजवंप छा8089008 ज़छा6 शा जरा) (96 
बात63, क्या ६०0९१ वा ॥6 छा, वी. 48 80 कक 6 ए६6072ा८त 
एलाओंबा 909 था।0त प्रप्रडांसंत्रा। ठैएएी' एिप्घ700 "86 50 व॥64 (पाए 
5006 776 ० #]48 एता॥ ब्रा ठ&6०४॥४०१ | 8 ०0706४. 506 7प्रञ्ठंधव 0 
76 50पग जब: 0094, ज़ा0 ॥80 ०0760 96&॥ा ज्ां॥ 8 शं6्ज़ #0 
लआत्रा०॥26 6 ए्रप्रशंट॑॥व8 0 86 ०0प. शषैगी' फगप्रश00 75 ए९9060 
50 ॥8५४6 शांएछ॥ ४6 गद्याव6 ता ऊ$िद्वावा! 40 ४6 तधयातं शीग8 0० ४78 
०४8४४० 04ए8$ 2॥0 ६0 9876 0/ए0९0 ४86 ११825$ 7700 (फ़&ए6 ९॥0एथ॥5 
ज़रा एल्ा6 छए8०१ए००77१ 5प्र०तरशं06१ 99 0007 (४॥०77604%॥ 703- 
लं॥05 4700 24 $0745 ४70 48 6पशब्ब5, रिक्षुंधी 'चक्षा। ज्र0 एप्रॉंटव 49 


७२ भातखडे संगीत-शास्त्र 


(ए३07 (3486-56) ए8 8 शात्यां 40ए67 0 एएशंठ, 6 8 $&ंत0 
॥6 9०7९४ धी6 फ्राणाबव ४ए6 णे 8078 00 708 क65670 5क्वा8 70 
पका 46 00790860 5९एछवा 50028 08 इच6, 80009 वि0084॥ 
99फा१68 (एण 76 शांत वियोीए ज्रांजा 0पर560 ॥ ३0900 ॥॥ 
6 ]509, ०€॥पएाए) ॥7097060 ६08 ४ए6 0 8008 097 85 हि॥९एथो. 
79प7778 ४086 7097 ०0706 १०27 ४779०707' ७६7००' (550-605) 77एश० 
78066 ०0॥906740]6 970./685 ७70 +#6८शंए&6 8०४ वां €700प्रा426- 
7767. कं ए$ |7 ॥5 00प्रा5 $980 06 ई0प5$ परप्रशणकआ॥ 7 ४॥58॥ (0प७]] 
० (6 ए८0९०४०]6 #97709855 898707) [007750606.,  व्याइटा एौ0 ७३६ 
णि।70]ए पा 406 इाएरं०6 ता रिश्वांग रिक्वा), 48 540 40 १8५6 78००४ए९० 
िणा कांप 06 ढाण58 ण०एाी एशशार88 35 [7658600. 7986 &ाएफुश07 48 
गराट्ा0780 | 86 &ैव--03 ९८087 88 907९9 ०5४९८८४४ए2ए० ६074 07 शापएश८ 
870 ४%४४॥728 3 006" 09]60686 0 8 |770॥[65. 

ला$ ०07 ६6६९१ ज़ा0। ॥प्रप्रशंणंधा5 ० एथचाा0०प४ 7800790665, 
पताशता$, एद्यां$, वंश $, 4६ 8807775 0000 शाह 3200 एफ07768.,  7%७ 
॥्रप्रशंट708$ एढा8 दाए0806 कशा0 66 085825, (4फ87085 $7028075; 
विएश्ाबव035; एाक्षाऑशा$; 300 52870885, 9]9फ6८8. 7४6 छागगाएं0॥)] 
आ8878 06 07 जद 07, (७5080 8४७72 ३70 ९9४0४). 7॥6 
80॥00/$ ॥ हि 880॥777 940 966९7 077060 9७ए [य॥ 800 [प्रह्षय 7209- 
एांध्रा5 पातंश' ६86 एछव0॥486 ता टांग ७था, 7४ 0 0 45977. ॥5७ 
(7928॥07 8८७00] 06&60 07 ४86 ४|॥68 0 रिव्वुंब) ७॥ [प्राए्8। 0 
ज़056 ९0चा0 88 ज़छ] 88 वी फतवा 0 कांड 500 फातन्ा9]60, (76 70प5 
चिट उिदाटईप [४९6., फ्राशा भांत्रिक्रा0थंक ॥05 ४5 77076, 385 
जफ़ल्तवां; $0 रिभ्वुधा 0 ६&2ए[बा ५णए ,४०७४०७/०5 ४८ 800९(०४60 ६ 
आप्रधा707 | (४6 एणफर 0 $प्रक्ा 539॥80707 (526-] >36) 860 0प्टा&0. 
रिवा॥638: 800 ४287, 0000 07 ज़्ठ्ता ४80 ऊला जा [867 
जीबी बा 4परएटा0ज, ज़रा ब्राणाए 6 ०0 फपडंलजंधा$ ० ४0 ९०08॥. 
ब4॥6 एप्प ०७ 6 शातरातंएने 005 छापशंशंधाड प्रात ॥  #उप-जं- 
शा 8 36 था द्राएप्रतव७त पृद्माइक, प्याधिएार ([ॉं5 807) उ7 
उश्याबठपा (सिप्येद्ा' 0 ॥|ए० 8॥0 7एट707 0० ४४९ ४९9७ ० 8॥272 


दिा0ज्7 35 ठ22-6 ॥), िएाक्षातव]ं 0870 (9॥8एश' 00 [6 987778708)) 
धात॑ (887. ३८ >< 


4॥6 8008$ ० एा0ए8ए७क॥ 0 80076१ (86 ठ0प्रात ता 9799& 
शा 0 परयाकफा, 8697 70 6086 44608. €ह्तापाए) एछश8 का ए0206 7 
6896 76 छा 6८087. ॥ ए85 8]80 ॥7 (9$8 7शए॥ ६08६ (ँ78 847 ६0968 
शाह ्ए 8 रि६43 ० एतबवंछपा 00 ६ ०९6७०-४९०० 8$07258607685 9॥0 
०0॥90807 6 छा [0प780९0, [॥6 एाएश-07 ॥40 ०707007फप्रगांधट९ 
रण ॥8087॥78 (0 #67 6&९०७॥॥॥४ ए0९0] फ॒श0ता87065, ॥॥6 9/म0 7006६ 
बा06 फ्ााशणछांंठता 5प्रात॑455 ए0 48 इक्यंत (0 ॥६५८ 0०07790566 25000 


प्रथम भाग द ७३ 


४870790958 ॥ए60 2580 जा एंड +छं8॥,  5प70885 ए85 #6 50॥ 0 
र्ध्वात0853 जा0 वव8 भाी।880ए ला शाशाप्रण0९०0. 88४ 076 0० ६४॥6 
एपशंटान्रा8 ए 66548 ०00. एफ णी0ज्रंगए शं।एश5ड 8 ॥6760 
88 ०96007स्‍श78 ॥0 ४6 ॥श४7 एण ॥60७४॥०४7 (605-27) उ_६७७॥277090ं', 
(का किया, शि्षज्ांडतबत, दिवाएद्घ॥90860, चिट, सिबयारभा, हीं 
ज़45 ॥॥ (06 7छंशा ० फ्रां$ शाफुशाणः गाता तपराह१त355 066, ताह१त8558 
ज8$ 8 (9%्प्रोक्ष। 00770$6७ ० #एछ775 7824/0॥78 रिश्वा) ४70 8६8. 
>परपाए छक्का उद्ता॥आा$ खछंशा (628-58) (6 00प्रांगर एरप्रशंलंक्ा$ 
॥ए66; उ984779870, जिाक्ाए दिक्ा ा0त द्नोट्ावत (0थ्वाइक्ााएप09). 
[ततिवा) ए३5 50ाना-8एज़ (0 298 50॥ 0 पधवा520., उ82998॥79॥7॥ 28॥0 
जाबाए #िएथ॥ फ़टा० ज़ला0ए0०0 ॥ा झपछाः 206 7९०९८४४९१ ०४००, २४5, 4500. 
0 पा872260 छए|0 उप0268665 8040]8॥987 40 0896 ४7096 ० 79670 8॥6 
००८फ्ञा०० ॥ ॥07 (4658-]707) 80099766 ६98 ०00प्रा॥ शंत]208४ 870 
ग्रापशणएक्ा5, #& ६ > >% णिप्रााप३ ४6 फ&78 696 ६6॥ 5घ5006885075 
० &प्रा॥॥2260 एप 60 ॥॥ 726॥ (707-857) 7रपश० ००॥77)066 (0 06 
ट्री ए80९6 0फ् 75 ज़रा ६96 एं४0फा ॥ ४96 8॥६27॥60 7॥ ६08 79780९0प९ 
॥22॥38, ७/076९6 $४६ ए95 006 8560 ०047॥6 7770 67075 ए]0 490 76790- 
एछ6९06 गराप्रद्मश्॥5 0प5ग॥8 व क॑ं5 76. 6७6 ४6 52५९४) ए00७&/| 
०07790०0भ7075$ €९5ब्ना। एक्ट] 478 35500 ंक९6 जाए शांड )7976.  4॥6 
(87005 50728077655 8907 97077: (96 ॥एफ्))98 $0729 40 68 (॥.686॥( 
(627९6 0० एछुशािणाता 9 ४5 कछाशा, ॥45 8४0 ६088६ ॥९७7 ॥प४0थ॥0 
(प्राद्वा) ७७० ०00770860 507893$ क्षाएत 20प79॥60 ४४७४॥ ज्ञांधा ॥४' 79॥6. 
॥[6 क्लार्श 6&8परा'७ ० एपडां० एा ॥6 7800763597 7०705 985 ४6 
०00770740707 ०४॥86 जह्ञग्रवा शश6 जञा।8 06 ऐशशआंध0 076, 5006 ॥9.65 
00358) प्रापशंट फ़्शल 90प्8भा प्रातश शिलअंबाता 787०8, ए7]6 5076 
धा69 76छए 0065 ऊ९/€ 7॥770406606 इप्रता 88 06 प्रणब, पशचब्ा4, 
७ाएओ, रिटर9, (चरण, (प्रिशान 60. 7796 ४6 ० एरए४० ४86 
[04870760 805 टप्रातएद66 5 ॥0जम़ ६6 5१70 790 09७85 शराप्ञं० 0 
प्रात, [687ए॥8 0. 0 00प्रा58, 6 970 गा धा।8, >> > >* » 


इस ग्रंथ में से अब ओर अधिक उद्धरण देकर मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना 
चाहता । अब भी हम मूल विषय को छोड़कर पर्याप्त अलग हो गए हैं। 


प्रइन : ये सब बातें हमें बड़ी ही मनोरंजक प्रतीत हुई । यदि आप ऐसे ही 
बहुत-सी बातें बताते चलें, तो हमारा लाभ ही होगा, क्योंकि ये बातें ग्रंथावलोकन के 
बिना कंसे जानी जा सकती हैं ? 


उत्तर : यह भी किसी अंश तक ठीक ही है। 79207/6 साहब अपने ग्रंथ बेचते 
नहीं, अत: उनका बाजार में प्राप्त होना तो संभव ही नहीं है। इसी कारण से 


७४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


मैंने तुम्हें इन उद्धरणों को सुना देना उचित समझा। खयाल और श्र्‌पद के 
विषय में तो मैं कह ही चुका हूँ। अब दो शब्द ठुमरी नामक गीत के विषय 
में भी कह देना उचित प्रतीत होता है। 'ठुमरी' के विषय में श्री बनर्जी का मत 
मैं तुम्हें अभी बताता हैं, परंतु यह न समझना कि मैं पूर्णरपेण उनके मत का 
पोषक हूँ। श्री बनर्जी के कतिपय विचार मुझे मान्य हैं तथा इसी प्रकार टेगोर 
एवं ५४270 साहब के लिए भी मेरे मन में बड़ा आदर है। तथापि उनके और 
मेरे मत में कहीं-कहीं भेद भी है। टंगोर साहब बड़े ही सुशील तथा दयालु ग्ृहस्थ हैं । 
मेरा उनसे परिचय हो चुका है। वे मुझे बड़े ही साफ दिल के व्यक्ति दिखाई दिए । 
उनके कौन-से सिद्धान्त मुझे ग्राह्म नहीं हैं, यह मैं फिर कभी बताऊँगा । श्री बनर्जी 
के साथ मेरा पत्र-व्यवहार था। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। वे स्पष्ट-वक्ता थे । 
संगीत पर उन्होंने बंगला भाषा में दो-एक अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। क्‍योंकि वे ग्रंथ 
एक विद्वान के द्वारा लिखे हुए हैं, अतः सुशिक्षित लोगों को वे तुरन्त ग्राह्म होते हैं। 
मैंने उनका भाषान्तर किया है; उसे तुम पढ़ना । अब ठुमरी के विषय में बनर्जी का 
मत कहता हूँ :-- 


"जिन रागों में टप्पे होते हैं, प्रायः उन्हीं रागों में ठुमरियाँभी अधिक 
होती हैं। ठुमरी में पंजाबी, अद्धा, कव्वाली इत्यादि तालें होती हैं। ग0 
साहब ने अपने ग्रंथ में 'ठुमरी' नामक राग का भी उल्लेख किया है। उसे देखने 
से यही अनुमान होता है कि वह शंकराभरण तथा मारू, इन दो रागों के मिश्रण से 
बना है। 'संगीतसार' नामक ग्रंथ में यह कहा गया है कि ठुमरी की उत्पत्ति शोरी 
मियाँ से हुद। यह नहीं कहा जा सकता कि यह बात किस सीमा तक 
विश्वसनीय है। तथापि यह बात निरिचत है कि हिन्दुस्तान में ठुमरी नामक एक 
प्रकार का गाना प्रचलित है तथा वह भिन्न-भिन्न रागों में गाया जाता है। 
लखनऊ की ओर ठुमरी का व्यवहार अत्यन्त लोकप्रिय है। प्रसिद्ध शोरी भी उधर 
ही की तरफ का व्यक्ति था और संभवतः इसी से उसका नाम इस प्रकार के गाने से 
जुड़ गया है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि शोरी ने ठुमरी गाने का प्रचार 
नहीं किया। इसका कारण यह है कि टप्पा तथा ठुमरी सर्वथा भिन्‍न प्रकार हैं। 
कदाचित्‌ ऐसा हुआ हो कि टप्पे के संक्षिप्तीकरण से ठुमरी का गाना निकला हो । 
हिन्दुस्तान में गानेवाली वेश्याएँ ठुमरी बहुत गाती हैं; तथा इस प्रकार गाए 
जाने के कारण बड़े-बड़े गायक ठुमरी का गाना निम्न कोटि का समझते हैं। सच 
पूछो तो यह अनुभूत बात है कि समाज को खयाल तथा श्र्‌पद की अपेक्षा ठुपरी 
का गाना अधिक भिष्ट प्रतीत होता है। ठुपरी में दो प्रकार का आनन्द है। एक तो 
यह कि गाने की शली ही सुन्दर है ओर फिर उसमें स्वर-वेचित्रय भी विलक्षण ही है। 
ठुमरी गानेवाले का कण्ठ--फिर गायक चाहे सत्री हो अथवा पुरुष--खयाल, प्र पद 
गानेवालों के कण्ठ की अपेक्षा बिलकुल ही निराले ढंग से तेयार किया हुआ होता है । 
उसमें अत्यन्त ही सारल्य ओर कोमलता होती है। खयाल, भध्रू पद गानेवाले 
गायकों से ठुमरी का गायन उत्तम नहीं सघता। ठुमरी के गीत बहुत ही छोटे 
होते हैं, अतः वे वेचित्र्य से ओत-प्रोत रहते हैं। उसकी विशेषता यही है कि यद्यपि 
उसमें भिन्न-भिन्न स्वरों को एकत्र किया जाता है, तथापि कानों पर उसका परिणाम 


प्रथम भाग ७४, 


बड़ा ही संतोषप्रद होता है। खमाज की ठुमरी हो, तब भी उसमें गायक भेरवी, सिंधु, 
पीलू, बिहाग॑ इत्यादि रागों के भी स्वर शरनें:शने: युक्तिपूर्वक लगाकर लोगों का 
मनोरंजन करते हैं ! ऐसे स्वर अच्छे क्यों लगते हैं, इसका कुछ निराला ही कारण है। 
चाहे जो हो, बड़े-बड़े गायक भले ही ठुमरी पर हसें, परंतु इसमें संशय नहीं है कि 
ये गीत भी अति लोक प्रिय गीतों में से हैं । 


(४7. ४४॥॥०7० ठुमरी के विषय में कहते हैं :-- 


“पु॥0णरा९९--7|9578 ॥॥7 ॥ 777प्रा6 960 0706 एाएरात्रद्वा4. 
प॥6 76898 5परा6 75 ॥ए6ए &॥06 50 ७9९०प्रींध्' पर्चा 78 ॥00 प्रशांई4३0] 09५ 
076 ए॥0 998 #620 8 (0 50095 ० ४४5 0885. 40 75 पघ$6[688 $0 
छ88506 ए070$ 77 9682779007, ज़00 7रप% ध्रश' &। 97076 77980860 7096 
०28 5770]०७ जाएं ज्ञात 97685 06 फ्रागवठ 7086 5678797 फएांशा 
8(0677007 75 5268007८0 07 38 86ए $0॥295. 


॥गजल' के विषय में श्री बनर्जी कहते हैं कि यह शब्द अरबी भाषा का है। 
'गजल' प्रणय-विषयक कविता है। जिन रागों में टप्पे होते हैं, बहुधा उन्हीं रागों 
में ये गीत भी होते हैं। हमारे देश में फारसी तथा उद्द-इन भाषाओं में गजलें 
होती हैं। मुसलमान लोगों के ये खास स्वदेशी गीत माने जाते हैं तथा यह समझा 
जाता है कि इन्हें वे अपने देश से हिन्दुस्तान में लाए हैं। गजल गीतों में अनेक 
चरण होते हैं। रेखता, रुबाई इत्यादि अन्य गीत फारसी तथा उदं भाषा में होते हैं, 
उन्हें भी बहुत-कुछ इसी के समान समझना चाहिए । परंतु उनमें शब्दार्थं-भिन्न होता है। 
ये जो मुख्य गीत कहे गए हैं, इनके अतिरिक्त सोहला, कजरी, लावनी, चेती, जिगर 
इत्यादि हिन्दुस्तान के क्षुद्र गीत हैं, परंतु इनका वर्णन नहीं मिलता । गजल तथा रेखता 
के विषय में ५४/॥]४१० साहब कहते हैं :-- 


“पु॥686 6 9 06 एकता 876 एटाशंबा 2 0926९8 200 8: 
7077 89070 0767, 30007क792 (0 5076, 7707० ए ॥7 ४॥6 ४प्रॉ/]०९८६ ४॥6 प्र 
0690 0०. ॥796 029] ॥95$ /07 75 60776 8 66807[0007 0० ४॥6 7628065 
० 86 500ए64 009]6०., प्रवापारटॉफ शाप्राध्ववा6त, डप्रणी 38 6 शाला 
96270, 770]85, 77283, आ26, ४806 < ०, 88 जृष] 38 |ा$ एप्टीत65 
व) स्‍राशिशाए6 भाव 6 एशा। 6छावच्ाठत 72986 40ए७, फ्राश ॥॥ 
776 रि८ऋां4 ॥6 ९0228 ह€ 98कप्राए 0 +6 700ए766 उप 26४88] 
(67778 8700 ९ए॥४०6$ 95 0ज7 ॥70600 07 07 9९८588९ए2८१772 70 ॥8 |0ए6, 
धातव 0687₹ जञा7 ह ६96 त0पर065 [00 ज्ञतांए) ॥6 77909 06 65७०0860 
पा 006 20200779॥5॥776#%9 0 गांड तदश765. ॥॥6ए 007शं# 705$0ए 0 
(0॥77 06 $0 ४ 0॥ 07 & 00267 ००07स्‍06॥5. 


तुम्हारे ध्यान में यह बात आ गई होगी कि श्री बनर्जी ने शाश्वत साहब 
का ही मत माना है। हमारे हिन्दुस्तानी संगीत के गीत-शब्दों के विषय में शश।]80 
साहब ने यह कहा है :-- 


७६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


“ु6९॥0- 0 707509782९ 076 80085, ४60760076, 8०2]079॥9, 
[8 076 07 77076 06 ४॥6 60!0फछ772 ४9768 :--- 


]. 8686९०ँं)ाड़ ४6 ॥0ए९/ ॥0 96 [70.४005. 

2, [,476768007$ 007 [76 8080708 076 00००७ 0श०ए९१. 

3, [.7स्‍7976080 72 ० 7४६5. 

4. (007972768 ीवगबजंए ६0 766 06 0ए७ 707 06 फ़द्य॑एावपि- 
89653 0 ४6 77006 6 $8ंशच8-॥-8णझ 370 (08 ॥777॥॥78 0॥%6 
छछी$ड प्रजा 85 णवकाहग्राई3 70प॥00 ४76 ज़क्क॑ं5६ 370 28॥0688, ०७)60 
04९ &0. 

5, 7+७४7९ था पराधति72 प्रड6 077ए6९०४१68 22780 (06 70067 80 
25 05न॥-2फ7 85 20729 005080]65 ॥7 (96 ए99 ० ॥07' 076. 

6. >िट[8798/000758 40 शिा।ह्व४ 70705 $67760 3प्रांट865 70 $प/0॥- 
0६772 07 8898688॥06, 800-- 

7, 8ग्राट7665 एशशाग।वा।ए ए७ंए। ॥60708 0० ४86 80700]777270 78668 
870 €:४0४789 6॥ ६0 90७788४८/७ |7 ॥67 ।096. 


प्रइन : ध्रुवषद के विषय में बताते हुए आपने पहले यह कहा था कि श्रुवपद में 
गमक' ली जाती है; गमक' किसे कहते हैं ? 


उत्तर :मगमक एक दृष्टि से गीत का आश्रक्म-है+रत्ताकर' में गमक की 
व्याख्या इस प्रकार की गई है--स्वरस्य कंपो गमक: श्रोतृजिज्सुखावहः ।” इस 
वाक्य का अथ यह होगा--स्वरों का ऐसा कंपन, जो सुननेवालों के चित्त का 
हरेंण करे, गमक कंहलांता है।” केवल वर्णन द्वारा तुम गमकादि प्रकारों को नहीं 
समझ सकते। *इक्षक्षी रगतं यद्वन्माधुर्य नोच्यितें बुंधे:---बहुत-कुछ यही बात गमक के 
विषय में भी कहनी पड़ेगी। तथापि ग्रथों में इसका भी वर्णन किया गया है तथा इसके 
भिन्‍न-भिन्‍न नाम भी बताए गए हैं। 'रत्नाकर' में कुल १५ गमक बताए गए हैं, 
जो इस प्रकार हैं :-- 


स्वरस्थ कंपो गमकः श्रोतृचित्तसुखावहः । 
तस्य भेदास्तुतिरिषः म्फुरितः कंपितस्तथा ॥ 
लीन आंदोलितवलितत्रिमिन्नकुरुताहताः । 
उल्लासितः प्लावितश्व गु फिलो मुद्रितस्तथा । 
नामितो मिश्रित: पंचदशेति परिकीतिता! ॥ 
दक्षिण की एक पुस्तक में उधर के गमकों के मुझे ये नाम दिखाई दिए :-- 


१. आरोह, २- अवरोह, ३. डालु, ४. स्फुरित, ४५. कंपित, ६. आहत, 
७. प्रत्याहत, ८. त्रिपुच्छ, €. आंदोलित, १०. मृच्छेन। संस्कृत-पग्रंथों में गमकों 


अथम भाग 5७ 


का वर्णन दिया हुआ है। उन ग्रंथों के अध्ययन के समय मैं उन्हें समझा दुगा, अभी 
वे भली भाँति तुम्हारी समझ में न आएंगे । 

प्रशतत : ठीक है, तब इस समय हम उनका विचार छोड़े दे रहे हैं। अब आप हमें 
क्या बताएँगे ? 

उत्तर : जिस दृष्टि से हमने पहले गायकों के ध्रुवपदिए, खयालिए इत्यादि भेद 
किए थे, उसी प्रकार कतिपय सगीत-व्यवसायी लोगों के भी कुछ वर्ग प्रचार में म।ने 
जाते हैं। (७७४. ४४॥|४7 के शब्दों में उन्हें भी बताता हूँ । मैं उनके ग्रंथ से उद्ध रण 
ले रहा हूँ, इसका कारण यह है कि उन्होंने इस विषय पर खोज--अर्थात्‌ ऐतिहासिक 
खोज पर्याप्त की है। बंगाल के ग्रंथकारों ने भी अपनी-अपनी पुस्तकों में उनके मत 
को स्वीकार किया है। वे कहते हैं :-- 

“](प्रशं0875: --77686 76 86ए7060 7780 0285868 59 ६896 प790प्र 
पा078 8278880ए7 40 .७7॥ 870 650९॥6 ० 0 ए9]6626. 

पिक्षगार--98 077 988 8 पंशा 0 27 ४5 6607077790707 
ए्]0 ४8५ 8 ४90'0०प९॥ ४70 976096 07 8706760 7रप्रञ० 9000 +४860०7०४ ८)! 
870 ए973860008]---76 580पर6 96 7 धंगाद्व2ए ३८0 प्रक्च680 ए(7 8) ४॥6 
77065 607 ए6०4 बात 787परगश्यावों ०0एरए0शंधर0ा$ क्वात 007 वालंए?. 
5॥0076 56 तपकातव660 40 शंग्र&2 छ€ल, ाब्रा0, शिब्रोगथाएाब &02, ५0 
ए0।हणा07 874 80]6 40 शांए8 .शाप्रटए007. 


[--40 ४0858 088$ 060078 59086 जशञ0 परा66४६70 7070ए +॥९ 
77806006 0० शराप्रआ0 870 ॥$ 5प046ए708606 4॥#0--- 

[---वाब्वा)-()0९ ए४०0 8 800प%॥४6७ जाकर ५96 87067 
(४42) ४३25 95 ए8 8५ 7700077 (7085९९) 8॥0, 

2--0७00॥66 0 .50णा€क्षा-त6 छा0 ॥88 8 [६709]6626 0 0०7ए 
(6 7700 67 0768. 

व--( 4४87 एज्ाताक्ा5 200 200९॥5 0 ४7४2 एग्ापए]905, 
वात &20, 40 9७-/००॥०7॥, 20 59५9 ॥#93$ 3]000800॥. 

4४--(१0ए9॥, 6५८०४ ॥] 8727702 (१४0०, वच्माशा9, दिएशोॉड &0. 

#४--9फक्‍क्क९९, ४725 (प्राटव &20. 

ए--एशां(--05$ ६877 ॥0678॥)9 89765 & 7200007 ० 77780 
8॥6 45 8[070॥606 40 [0$56 ए॥0 (970685 50 [680 66 ४॥607फए ा .पडंट 
870 860 706 €&72326 ॥7 78 [77980008.? 

प्रदन : आपने पहले हमसे यह कहा था कि अब हमारे यहाँ प्रंथ-संगीत--अर्थात्‌ 
प्राचीन ग्रंथ-संगीत तो प्रचलित है ही नहीं तथा जो कुछ है, वह मुसलमान गायकों 
द्वारा बहुत-कुछ रूपांतरित किया हुआ है। तब तो फिर इस दृष्टि से संगीत के विषय 
में हमारी स्थिति शोचनीय ही है, क्या आप यह नहीं मानते ? 


उत्तर : मैं समझता हैँ कि आजकल ऐसी स्थिति अवश्य है। यह ठीक है कि 
उन बेचारे मुसलमान गायकों को हमारी स्थिति विदित नहीं है। हमारे पास 


दे भातखडे संगीत-शास्त्र 


संस्कृत-ग्रंथ हैं तथा संस्कृत भाषा भी हम जानते हैं। इसी से तो वे हमसे घबराते हैं । 
रागों के नाम भी हिंदुओं के ही प्रचलित हैं, तथा वे राग भी हिृ-ग्रंथों में हैं, अतः 
गायक यह समझते हैं कि हिंदू लोग राभों का जो वर्णन करते है, वही ठोक है; परंतु 
यदि हम प्रामाणिक रूप से इस तथ्य पर विचार करें कि वस्तुस्थिति क्या है, तो तुम्हारे- 
जैसे सुज्ञ तथा सुशिक्षित-व्यक्तियों को यह स्पष्ट विदित हो जाएगा कि मुप्तलमान गायकों 
को निम्त कोटि का समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम सशाखता का अभिमान 
करते हैं, परंतु यदि कोई हमसे यह पूछे कि तुम्हारा शासत्र कोन-सा है, तो हम किस 
पुस्तक का नाम लेंगे ? यह हमें स्वीकार है कि लक्ष्यसंगीत' ग्रंथ में जो संगीत है, वह 
केवल आजकल का है, परंतु उत्त ग्रथ के अतिरिक्त तुम्हारे इतर ग्रथों की क्या 
स्थिति है ? 


प्रशन : आपकी ये बातें सुनकर तो हमें आरचय होता है ।. रत्नाकर, दर्पण, 
रागविबोध, चतुर्देडि, सारामृत, पारिजात इत्यादि ग्रंथों के नाम आपने ही 
बताए थे न ? 


उत्तर : हाँ, परन्तु प्रशत यह है कि उन ग्रंथों में वणित सं गीत को क्‍या हम- 
सब आजकल गाते हैं ? तुम चाहे जिस गायक से यह प्ररन पूछो कि तुम अपना 
गाना किस ग्रंथ के प्रमाणानुसार गाते हो ? और फिर देखो कि वह क्‍या 
कहता है। वह कभी उत्तर न दे सकेगा। मैंने बहुत पर्यटन किया है, परन्तु तुमसे 
सत्य कहता है. कि मुझे एक भी पंडित अथवा गायक ऐसा नहीं मिला, जिसने 
'रत्नाकर' के मूल ३० ग्राम-रागों को भलीभाँति समझा हो । दर्षण” में बताए हुए 
रागों के मेल, प्रचलित रागों से संबंधित कर सकतेवाला भी मुझे अभी तक कोई 
नहीं मिला । यह ठीक है कि तुमने जिन ग्रंथों का नाम लिया है, वे आज भी 
विद्यमान हैं, परंतु तुम्हारी आजकल की पद्धति से उनके राग-नियम अनेक स्थलों पर 
भिन्‍न हो गए हैं। जब यह बात है, तो फिर क्या यही कहना न पड़ेगा कि अब हम 
ग्रंथोक्त संगीत नहीं गाते तथा हमें शास्त्र-परिपुष्ठता का अभिमान करने का कोई 
अधिकार नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि मेरा यह मत किसी को भी अच्छा न 
लगेगा, परंतु वस्तुस्थिति क्‍या है, यह मैंने तुम्हें शुद्ध हृदय से बता दी है। यों 
सोचो कि प्रचार में हम मियाँ की मल्लार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, हुसेनीतोड़ी, 
दरबारी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, जोनपुरी, सरपर्दा, साजग्रिरी, शहाणा, यमनी, 
नवरोज, चाँदनीकेदार, सुरमल्लार, पीलू, बरवा इत्यादि राग गाए जाते हुए सुनते हैं; 
अब यदि हम यह कहने लगें कि इन्हें प्राचीन ग्रंथाधार प्राप्त है, तो ठीक होगा क्‍या? 
कुछ लोग कहेंगे कि इन मुसलमानी रागों को छोड़कर शेष राग तो हमारे ग्रंथों के 
ही हैंन ? हाँ, परंतु उन्हें भी हम उस तरह कहाँ गाते हैं ? उनमें कहे हुए नियमों 
को हम बिलकुल ही परिवर्तित करके, मुसलमान गायक उन्हें जंसे गाते हैं, 
उसी तरह से गाते हैं। अनेक स्थलों पर ग्रथों का ठाठ भी हमें मान्य 
नहीं होता । भेरव, भरवी, तोडी-जंसे साधारण रागों में भी हम ग्रथों के नियमों 
का पालन करने को तेयार नहीं; तब फिर हमारा शास्त्र कौन-सा है ? क्‍या यह 
प्रदान सहज ही उत्पन्न नहीं होता ? मेरे कहने का उद्देश्य भली-भाँति समझना। 


प्रथम भाग ड़ ट 


आजकल के संगीत अथवा गायकों की निंदा करना मेरा हेतु नहीं है । मैं तो यह कहता 
हूँ कि हमारे आज के हिंदुस्तानी संगीत की, शाख-हृष्टि से नवीन ही स्थापना करनी 
पड़ेगी । यदि यह कहा जाए कि इस विषय पर आजकल जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, वे 
सभी नवीन शास्त्र की रचना कर रहे हैं, तो अनुचित न होगा । यद्यपि मैं भी तुम्हें आगे 
चलकर संस्कृत-ग्रंथ पढ़ानेवाला हूँ, तथापि उनका संगीत अब भी यथायोग्य रीति से 
प्रचलित है, यह कहने का साहस मुझमें कदापि नहीं है। अपनी प्राचीन धर्म-पुस्तकों 
तथा नियमों की पुस्तकों को यद्यपि हुम अब भी पढ़ते-पढ़ाते हैं, तथापि क्या उनकी 
सभी बातें आज प्रचलित दिखाई देती हैं ? यही बात हमारे संगीत की भी है। अस्तु, 
यह विषयान्तर है, अत: इसे छोड़कर हम यमन पर विचार करेंगे। 


प्रइन : यमन के विषय में क्या हमें ओर भी कुछ बताया जाने को रह गया है ? 
इसके विषय में हमने इतनी बातें याद कर ली हैं, देखिए :-- 


१. यह राग संपूर्ण है तथा कल्याण ठाठ से उत्पन्न होता है । 


२. इसके आरोह तथा अवरोह बिलकुल सरल हैं तथा इस कारण इसमें चाहे- 
जेसे स्वर-समुदाय अर्थात्‌ तीन्न स्वरों के समुदाय लगा दिए जाएँ, तब भी विशेष विसंगत 
प्रतीत नहीं होते । हमारे यहाँ कुछ लोग इसे आश्रय राग भी कहते हैं । 


३. यमन में गांधार स्वर प्रधान है, अर्थात्‌ यह हमें राग में यत्र-तत्र दृष्टियो चर 
होगा । इस गांधार का नियमित संवादी स्वर निषाद है। यह भी हमें यमन में पर्याप्त 
दिखाई देखा, परंतु इसका महत्त्व गांधार की अपेक्षा कम परिलक्षित होगा । 

४. यह राग पूर्वांगादी गिना जाता है, क्‍योंकि इसमें वादी स्वर 
गांधार है । 

५. इस राग में हमारे गायक कभी-क्रभी अवरोह में शुद्ध मध्यम का किचित्‌ 
स्पर्श कर दिखाते हैं। इस शुद्ध मध्यम को गांधार से संबंधित करके गाते हैं । इस 
शुद्ध मध्यम के विषय में एक विशेष बात यह याद रखनी चाहिए कि यद्यपि इसका 
अल्प प्रयोग अवरोह में क्षम्य है, तथापि 'पग” इस प्रकार इस स्वर को लेकर सरल 
अवरोह नहीं किया जाता; यहाँ तीत्र मध्यम ही लेना पड़ता है। इस स्वर की स्थिति 
बहुत-कुछ विवादी स्वर के समान ही है । 


६. यह राग रात्रि के प्रथम प्रहर में, अर्थात्‌ संधिप्रकाश रागों के पर्चात्‌ 
गाया जाता है। 


७. यह आलाप-योग्य रागों में से एक राग माना जाता है। अत्यंत साधारण 
होने से यह प्रायः सभी गायकों को आता है। 


८. कुछ लोग कहते हैं कि यह मुसलमान गायकों के द्वारा प्रचलित किया गया 
है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ही देश के यमुनाकल्याण का यह एक 
प्रकार है ॥ 


६. यमन, वस्तुतः कल्याण का ही एक प्रकार है, अत: इसे कुछ लोग यमन- 
कल्याण भी कहते हैं । 


८० भातखंडे पंगीत- शास्त्र 


१०. कल्याण के प्रकार लगभग १२ माने जाते हैं, कल्याण में भिन्न-भिन्न राग 
मिलाकर इनका सृजन होता है । 


प्रश्न : इतनी बातें तो हमें याद हैं। और भी कोई महत्त्व की बात रह गई हो, 
तो वह भी बता दीजिए ? 


उत्तर : नहीं, अब इससे अधिक कुछ नहीं है। इन सभी बातों को भिन्न-भिन्न 
गीतों में रखकर मैंने तुम्हारे लिए 'लक्षणगीत' बना रखे हैं । वे तुम्हें शनैः-शने: सिखाए 
ही जा रहे हैं। इन गीतों में केवल लक्षण अर्थात्‌ रागों के ठाठ, समय, वर्ज्यावर्ज्य स्वर 
इत्यादि दिए हुए हैं। यह स्पष्ट है कि इन बातों के अतिरिक्त उनमें और कोई वेचित्र्य 
नहीं है, तथापि मेरा अनुमान है कि गीतों के योग से भिन्न-भिन्न लक्षण तुम्हें भली भाँति 
याद हो जाएँगे । 


प्रइन : बिलकुल ठीक है। ऐसे अर्थप्रधान गीतों को कवित्व की अपेक्षा नहीं 
रहती । हमारे शाख्रों में जिस प्रकार विद्वानों ने छोटे-छोटे सूत्र रख दिए हैं तथा उनकी 
सहायता से वे शाखत्र जिस प्रकार जल्दी से याद हो जाते हैं, मेरे अनुमान से वही बात 
यहाँ भी है। ऐसे सब गीतों को हम याद कर लेंगे। अब आप हमें यमन ठाठ के जन्य- 
राग बताएँगे न ? आपने पहले कहा था कि बारह जन्यराग सिखाए जाएँगे । इतना 
ही डर लगता है कि इतने रागों का सविस्तार वर्णन कैसे याद रहेगा ? 


उत्तर : ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है । १२ंतु हमारे विद्वान पंडितों ने इस 
अडचन पर ध्यान रखकर एक सरल युक्ति निकाली है। उन्होंने इन जन्यरागों का एक 
सुगम वर्गीकरण कर दिया है तथा विभिन्न वर्गों में लगनेवाले साधारण लक्षण भी 
बता दिए हैं। उनकी सहायता से तुम्हारा काम बड़ा सरल हो जाएगा। यह बात नहीं 
है कि युक्तियाँ किसी बड़े शास्त्रीय तत्व पर अवलंबित हों, परंतु प्रचलित संगीत को 
शीघ्र समझ लेने की दृष्टि से ये बड़ी उपयोगी होंगी । मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ 
कि कल्याण ठाठ में हमें कुल तेरह जन्यरागों पर विचार करना है। अब, इन्हीं में से 
कुछ राग ऐसे हैं, जिनमें मध्यम बिलकुल नहीं लगता; कुछ ऐसे हैं, जिनमें मध्यम केवल 
अवरोह में लगता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें तीव्र मध्यम आरोह तथा अव रोह, दोनों 
में ही लगता है। कतिपय अन्य ऐसे हैं, जिनमें तीव्र तथा कोमल, दोनों मध्यम ग़हीत होंगे । 
मध्यम की इसी स्थिति के आधार पर हमारे पंडितों ने कल्याण ठाठ के तेरह जन्यरागों 
की सुविधा के लिए तीन वर्ग किए हैं। पहले वर्ग में. मध्यम बिलकुल न लगनेवाले 
अथवा केवल अवरोह में मध्यम लगनेवाले रागोों को रखा है, दूसरे वर्ग में आरोह तथा 
अवरोह, दोनों ही में तीव्र मध्यम लगनेवाले रागों को रखा है और तीसरे वर्ग में 
उन्होंने दोनों मध्यम लगनेवाले रागों को माना है। अवरोह में तीव्र मध्यम लगनेवाले 
रागों को एक मध्यम लगनेवाले दूसरे वर्ग में रखना चाहिए था, परंतु अवरोह में यह 
स्वर विशेष महत्त्व का नहीं होता, इसी से उन्होंने ऐसा किया है) ये तीनों वर्ग केवल 
सुविधा की दृष्टि से किए गए हैं, अतः उनका ऐसा करना आपत्तिजनक नहीं है। ग्रंथों 
में इन तीनों वर्गों का उल्लेख इस प्रकार किया हुआ मिलता है :-- 


प्रथम भाग ८१ 


कल्याणीमेलजा रागा विभज्यंते त्रिधा पुनः । 
अमेकमद्विमा इति सीकर्याथ विचक्षणः ॥ 


प्रश्त : यह वर्गीकरण तो सचमुच बड़ा सुन्दर हुआ। उन्होंने इसमें रागों का 
विभाजन किस प्रकार किया है ? 


उत्तर : भूपाली राग प्रचार में औडव माता गया है तथा उसमें 'म नि* वजित 
स्वर माने गए हैं, इसलिए यह तो पहले वर्ग में ही जाएगा। चन्द्रकान्त तथा 
शुद्धकल्याण, इन दोनों रागों में तीत्र 'म' है; परंतु है केवल अवरोह में, अतः इन्हें भी 
इसी वर्ग में रखा जा सकता है। आरोहावरोह में तीब्र 'म' ग्रहण करनेवाले राग 
यमन, हिंदोल, मालश्री हैं, ये दूसरे वर्ग में रखे जाएंगे। तीसरे वर्ग में दोनों मध्यम 
लगनेवाले राग हैं, अतः इसमें केदार, छायानट, कामोद, श्याम, गौड़सारंग, यमनी- 
बिलावल इत्यादि राग आएँगे । कहीं-कहीं ये दो मध्यम के राग तुम्हें बिलावल ठाठ 
में, अर्थात्‌ शुद्ध स्व॒रों के ठाठ के अन्तगंत भी माने हुए दिखाई देंगे; परंतु प्रचार में 
क्योंकि इन रागों में तीव्र मध्यम भी लगाया जाता है, अतः इन्हें कल्याण ठाठ के 
अन्तगंत मानने में विशेष हानि दिखाई नहीं देती, इसलिए तुम्हारे कल्याण ठाठ के रागों 
के वर्ग निम्नलिखित होंगे :-- 


१ ला-- १. भूपाली | २. शुद्धकल्याण ३. चन्द्रकांत 

२रा-- १. यमन २. मालश्री ३. हिदोल 

३ रा-- १. हमीर २. केदार ३े. छायानट 
४. कामोद ५. दयाम ६. गौड़सारंग 


७. यमनीबिलावल 


प्रहत : आपने पहले हमें कल्याण के जो भिन्न-भिन्न भेद बताए थे, उनके ठाठ के 
विषय में क्या करना चाहिए ? 


उत्तर : उनमें से कुछ तो इन तीन वर्गों में हैं ही। जो भिन्न प्रकार हैं, उनका 
ठाठ भी भिन्‍न होना उचित ही है। दोनों मध्यम लगनेवाले जिन रागों को हमने देखा 
है, उनके विषय में भी क्या हम यह नहीं कहु सकते कि वे यमन तथा बिलावल, इत दो 
ठाठों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं? आगे चलकर तुम्हें यह दिखाई देगा कि शुद्ध स्वरों 
का ठाठ ऐसे मिश्रणों के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है । शुद्ध ठाठ होने के कारण 
उसमें इतर ठाठों का यथायोग्य रीति से सम्मिश्रण अप्रिय नहीं होता, परंतु उसे किस 
ठाठ से कितना तथा किस प्रकार मिलाना चाहिए, यही जानना कुशलता का काम है। 
अभी तुम इस विषय में प्रवेश मत करो। 


प्रश्न : तब ठीक है ! शुद्धकल्याण के विषय में कुछ ओर बताइए ? 


उत्तर : यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि शुद्धकल्याण में 'म' तथा “नि ख्वरों 
को नहीं लगाया जाता । मैंने यह भी कहा था कि इस राग की प्रकृति कुछ अंशों 
में भूपाली के ही समान है, क्योंकि उस राग में भी 'ग' और “नि” वर्जित किए जाते हैं। 


दे? भातखंडे संगीत-शास्त्र 


इन दोनों राभों में अन्तर भी अवध्य है, क्योंकि भपाली में 'म' और “नि! ये स्वर आरोह 
तथा अवरोह, दोनों ही में वरजित हैं। यमन संपूर्ण राग है, अतः स्पष्ट ही है कि यह इन 
दोनों रागों से निराला ही रहेगा । तब क्या फिर ये तीनों राग स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र 
नहीं हो गए ! 


प्रदन : हाँ, ये बिलकुल स्पष्ट अलग हो गए। तथापि, क्योंकि आरोह में 'म नि 
नहीं हैं, इससे यह भूषपाली-जंसा; और क्योंकि अवरोह में ये स्वर हैं, इससे क्या शुद्ध- 
कल्याण यमन-जंसा दिखाई न देगा ? 


उत्तर : हाँ, अवश्य ऐसा तो दिखाई देगा ही | यह तो हमारे संगीत की विशेषता 
है। एक ही राग में, यदि उसी के समान कतिपय अन्य रागों के स्वरूप कहीं थोड़े-बहुत 
दिखाई दें, तब भी वह अपने स्वतन्त्र लक्षणों से जगह-जगह पहचाना जा सकता है। ये 
इत्तर स्वरूप भी ऐसे कौशल से दिखाए जाते हैं कि मूल राग की बिलकुल हानि नहीं 
होती । एक राग में इतर रागों की थोड़ी-बहुत छाया क्‍यों दिखाई देती है, यह समझ 
में आ जाना चाहिए। यह तो हम जानते ही हैं कि मनुष्य अपने चेहरे से ही एक-दूसरे से 
अलग-अलग पहचाने जाते हैं। चेहरे यदि छिपा दिए जाएं, तो क्या नीचे के भाग प्राय: 
अम में नहीं डाल देते ? क्षण-भर के लिए रागों के विषय में भी ठाठ को शरीर के नीचे 
के जेसा समझा जा सकता है। रागों के जो मुख्य अंग--कतिपय नियमित स्वर-समुदाय 
अथवा वादी स्वर इत्यादि हैं--उन्हीं से राग स्वतन्त्र ठहराया जाता है। राग का 
विस्तार करते समय यदि मूल राग किचित्‌ आवृत हो जाए, तो कुशल गायक राग को, 
उस विस्तार में ठीक जगह पर ऐसी खूबी से दिखाते हैं कि श्रोताओं को संपूर्ण गायन 
सुसंगत तथा मधुर प्रतीत होता है। गायकों का यही सच्चा कसब (अज॑त) है। राग 
का विस्तार प्रारम्भ हुआ नहीं कि उस राग़ के जनक ठाठ से उत्पन्न होनेवाले अनेक 
राग उसके आस-पास आ खड़े होते हैं। जरा दूलेक्ष्य हुआ कि मूल राग भ्रष्ट हुआ । 
इस बात पर गायक को सर्देव ध्यान रखना पड़ता है। इसी से प्रत्येक राग सीखते समय 
उस राग का रंग अर्थात्‌ उसे पहचानने के स्वर-समुदाय ध्यानपृ्वक घोटकर याद रखे 
जाते हैं तथा उस राग को गाते समय योग्य स्थल पर उन स्वर-समुदायों का प्रयोग 
करके रक्ति-गुण में कमी नहीं आने दी जाती । 'रत्नाकर' में शाज् देव पण्डित ने राग- 
स्थापन-प्रकार के विषय में बत।ते हुए कहा है :-- 


स्तोकस्तोकैस्ततः स्थाये; ग्रसन्नेबहुभंगिमिः | 
लीवस रव्याप्रिमुख्ये: रागस्य स्थापना भवेत ॥ 


और उसपर टीका करनेवाले अर्थात्‌ कल्लिनाथ पंडित ने दो-एक मनोरंजक 
उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है :-- 


जीवस्वरों5शस्वरः । उक्तसस्थानचतुष्टयप्रयुक्ताया मालप्तावुक्तलक्णः 
स्वल्पे रागावयवैर्विस्तायेमाणायामापाततो$भिव्यक्तस्य रागस्यप रागांवर- 
साधारणस्थायादिग्रयोगात्स्वरूप तिरोभावे सति किचिततीयमानता भवेदित्य- 


प्रथम भाग ८३ 


भिप्राय/ । यथा लोके प्रभांप्रत्यागच्छतो देवदत्तरय स्वरूपेशाभिव्यक्तस्य 
ततः सभा प्रविश्योपविष्टस्थ तस्थ स्वसच्शरूपवेषभाषादिसांकय त्स्वरूप- 
तिरोभावेसति यथा तस्यकिचित्पतीयमानत्वम्त । यथा वा प्ृथगानीय मिचवर्खेषु 
मणिषु प्रोतस्य प्ुक्तापणेमेणयंतरच्छायोपर।गात्स्सरूपतिरो भावे सति यथा तस्य 
किचितट्रतीयमानत्वं तद्ृदिति | 


प्रइन : ये उदाहरण तो बड़े मजे के रहे। आप जो-कुछ बता रहे हैं, उपकी अब 
हमें अच्छी कल्पना हो गई । यहाँ आलप्ति के चार स्वस्थान कहे गए हैं। वे कया हैं ? 
यदि आप इस विषय में हमें कुछ बताना उचित समझें, तो कहिए। 


उत्तर : प्राचीन संगीत में, आलाप करने के ये चार प्रकार हैं। प्रचार में आलाप 
किस प्रकार किया जाता है तथा तुम्हें कैसे करना चाहिए, यह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। 
ये स्वस्थान प्राचीन संगीत के हैं। यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
उस संगीत में इनका महत्त्व अत्यधिक था । अब तो 'कामचार प्रवर्तित्वमू' देशी संगीत 
का लक्षण ही हो गया है, अतः इन प्रस्थानों का विशेष महत्त्व नहीं है। गायक को 
प्रथम अमुक स्वर से प्रारम्भ करना चाहिए, इसके बाद अमुक स्वर पर जाना चाहिए 
इत्यादि बातें प्रस्थानों के प्रकरण में बताई गई हैं। यह ऐतिहासिक विवेचन है, इसी से 
तुम्हें बता रहा हूँ । 


प्रदन ; यह हमारी समझ में आ गया | प्रचार में ये प्रकार नहीं हैं। १२ंतु हमारे 
प्राचीन विद्वान आलाप किन नियमों से करते थे, यह तो हमारी समझ में आ जाएगा । 
हमें अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता नहीं है, तथापि इस विषय में कुछ खास- 
खास बातें बता दीजिए । 


उत्तर : अच्छी बात है। प्रत्येक राग में कोई-त-कोई एक ठाठ ( अथवा स्वर- 
सप्तक ) लगता है। यह तो तुम्हें भी मालूम है। यह भी तुम जानते हो कि प्रत्येक 
राग में एक वादी स्वर होता है। इन स्थानों के विषय में तुम्हें चार स्व॒रों के नाम याद 
रखने चाहिए । 


प्रदन : आपने हमें वादी, संवादी, अतुवादी इत्यादि बताए थे। उन्हें तो हमने 
भलीभाँति समझकर याद कर लिया है। 


उत्तर : उनका दृष्टिकोण तो दूसरा ही था। अब जो मैं कह रहा हूँ, वह नई 
बात है। उनके नाम ये हैं-- १. स्थायी स्वर, २. दयर्ध स्वर, ३. द्विगुण स्वर और 
४. अर्धस्थित स्वर । इनका आशय समझाता हूँ, इसे याद रखना। स्थायी स्वर का 
अथ्थ है, वह स्वर--जिसे तुम वादी' स्वर कहते हो । वादी स्वर से आठवाँ 'द्विगुण' 
स्वर है। वादी से चौथा स्वर द्वयर्ध है तथा द्वयर्ध और दिगुण के बीच में जो स्वर 
है, वह 'अधेस्थित' स्वर है। स्वरों की ये जगहें तथा उनके नाम याद कर लेने पर 
यह तुरन्त समझ में आजाता है कि आलाप में स्वस्थान किस काम आते हैं। 
'रत्नाकर में कहा है :-- 


पड भातखडे संगीत-शास्त्र 


यत्रो पवेश्यते राग! रवरे स्थायी सकथ्यते । 
ततश्चतुथों दयधे स्यात्सरे तस्मादधस्तने ॥ 
चालन मुखचालः स्पात स्व॒रस्थानं प्रथमं च तत्‌ । 
दयधस्थरे चालयित्वा न्‍्यसनं तद्द्वितीयकम्‌ | 
स्थायिस्वरादष्टमस्तु ह्विगुणशः परिकोतितः । 
दयधघदिगुणयोमेध्ये स्थिता अधे स्थिताः स्वरा: ॥ 

प्रशन । इसमें कुछ शब्द नए हैं, जेसे उपवेशन, चालन, मुखचाल, न्यसन इत्यादि । 

उन्हें समझाइए ? 
उत्तर: कल्लिताथ ने इनका स्पष्टी करण इस प्रकार किया है :-- 


यत्र यस्मिस्तत्तद्रागांशभूते पड़जादिष्वन्यतमे स्वरे राग उपवेश्यते 
स्थाप्यते स स्व॒रों रागस्थितिहेतुत्वात्स्थायीति कथ्यते । चाल्नं- 
तत्तद्रागोचित स्फुरि वर्क पितादिगमक्युक्तत्वनोचार णं वदनं वा छुखचालः॥ 


न्यसन न्यास: यह समझ में आ ही जाता है। अब तीसरे तथा चौथे स्वर- 
स्थानों के विषय में कहता हु । उनकी व्याख्या यह है :-- 


अधेस्थिते चालयित्वा न्यसनं तु तृतीयकम । 
द्विगुणें तु चालयित्वा स्थायिन्यामाचतुथेकम्‌ || 
एमिश्चतुर्मिः स्वस्थाने रागालप्तिमेता सताम | 


प्रश्न : ये नियम कंसे सुस्पष्ट हैं। ऐसे ही यदि आज भी प्रचलित होते, तो बड़ा 
अच्छा था। ऐसे नियमों से यहु मलीभाँति समझ में आ जाता है कि राग-विस्तार 
क्रम से किस प्रकार करते जाना चाहिए। आजकल प्रचार में तो ये कहीं दिखाई 
नहीं देंगे न ? 

उत्तर : प्रचार में आलाप करते समय उसमें अस्ताई, अन्तरा इत्यादि विदारी 
अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍त भाग हृष्टिगोचर होते हैं। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि 
स्वस्थानों के ये नियम श्रब भी तुम्हें दृष्टिगोचर होंगे ! जहाँ तक शकक्‍य है, वहाँ तक 
यदि इनका कोई थोड़ा-बहुत उपयोग करे, तो अनुचित प्रतीत न होगा। अस्तु, पर हाँ ! 
मैं पहले क्या कह रहा था ? 


प्रश्न : शुद्धक्‍कल्याण का विवेचन चल रहा था तथा उसी में वह बात आ गई थी' 
कि इस राग में भूपाली तथा यमन की थोड़ी-बहुत छाया दिखाई दे सकती है। ऐसा 
क्यों होता है, इस विषय का कारण बताते हुए आपने 'रत्नाकर' के उद्धरण उपस्थित 
किए थे । द 


प्रथम भाग दब 


प्रदन : अच्छी बात है ! तब फिर हम अपने प्रस्तुत विषय की ओर अग्रसर हों। 

जिन गायकों को शुद्धकल्याण भलीभाँति नहीं आता हैं, उनके गाने में भूपाली अधिक 
दिखाई देता है। परंतु जब वे अवरोह में कहीं-कहीं 'म नि' लगा देते हैं, तो लोगों को 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे अशुद्ध भूपाली गा रहे हैं; क्योंकि शुद्धकल्याण वस्तुत 
कल्याण का ही एक प्रकार माना जाता है, श्रतः इसमें यमन का भाग अवश्य दिखाई 
देगा । प्राय: गायक यमन के अंग को युक्ति से प्रयुक्त करते हैं। यमन तो श्रोताओं 
द्वारा तुरंत ही पहचान लिया जानेवाला राग है। बहुत-कुछ यमन का ही स्वरूप 
लेकर गायक उसके आरोह में म, नि वजित कर देते हैं। यह देखकर श्रोताओं को 
बड़ा आनंद आता है। इसे भूपाली कहें तो यमन का अंग स्पष्ट विद्यमान है और 
यदि यमन कहें तो म, नि अतिशय गौण दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखकर सुननेवाले 
बड़े ही प्रसन्‍न होते हैं। इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाते हैं। इसे प्रथम प्रहर 
का कहना तुम्हारे लिए कोई नवीन बात नहीं है। एक-एक प्रहर के यद्यप्रि अनेक 
राग हैं, तथापि प्रत्येक गायक उन सभी को एक ही समय में तो नहीं गा सकता । 
कोई यमन गाता है, कोई भूगाली गाता है, तो कोई शुद्धकल्याण से ही अपना गाना 
प्रारंभ करता है। ये सब बातें प्रचार में दिखाई देंगी। यह तो तुम जानते ही हो 
कि पहले प्रहर का अर्थ संधिप्रकाश के बाद का प्रहर है। संघिप्रकाश के राणों में 
प्रायः रे, थे कमल, गे, नि गए आते व यह होते हैं।॥ ऐसे राग 
सुनते्सुनत जैसे-जैसे रात्रि आने लगती है न नह कला वीवानयपूद से-वेसे गायक तथा श्रो 
भिन्‍न ठाढठों के रागों में प्रवेश करने की उत्पुकता होने लगती है। यह वस्तुतः अनुभत 
बात हैं। अतः ऐसे प्रसंग पर तीव्र रे, घ लगनेवाले रागों के गाने से जो आनंद प्राप्त 
होता है, उसका यथायोग्यि रीति से वर्णन करना कठिन है। संधिप्रकाश के राग, करुण 
तथा शॉ्ते, इन रसों के लिए योग्य हैं तथा इसी से उनमें गांभीयें भी अधिक माना 
जाती है।इस समय प₹ मन में गंभीर विचारों का आना उचित ही है, इसे कोई भी 
स्वीकार करेगा। इस समय लोग अपने दिन-भर के काम से छुटकारा पा जाते हैं 
तथा स्वमेंव अपने-अपने सुखे-दुःख के विचार ईश्वर के सम्मुख उपस्थित करने में प्रवृत्त 
होते हैं। कुछ श्षृश्षों में यह बात सर्वेथा सत्य है कि संधिप्रकाश राणों की प्रक्ृति क्षुद्र 
नहीं होती। इन रागों को प्रत्यक्ष सुतकर ही हृदय उनका समुचित रसास्वादन कर 
सकता है। मन पर इन रागों का प्रभाव कुछ विलक्षण ही पड़ता है। -तम्हारी स्वर- 
मालिका जो पूर्वी ठाठ में है, वह कुछ ऐसे ही प्रकार की है। पग्रेन्‍्थों में इस विषय के 
संबंध में यह कहा गया है :-- 

संधिप्रकाशरागाणां म्दुता रिधयोस्‍स्त॒तः 

मेजमेन॑ समारभ्य तीवत्वे परिवर्तिता 

परिवत्ते नमप्येतन्नून॑ संतोषका रणम | 

भिन्नरसप्रमास्वादान्मनोह॑. प्रपचते ॥ 

प्रइत : रागों के गाने के समय निर्धारित करने में कुछ रहस्य है, यह आपने हमें 

बताया ही है। हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन प्रचार में गायक समय के इन 
तियमों का पालन करते भी हैं ? 





८६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


उत्तर : मैं समझता हूँ कि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रचार में सभी राग समय 
के नियमित प्रमाण से ही गाए जाते हैं। कुछ खास-खास तथा लोकप्रिय रागों के विषय 
में समय-संबंधी भेद बिलकुल नहीं है; परंतु समय के संबन्ध में कुछ मतभेद है। 
हमें लक्ष्यसंगीतकार का मत स्वीकार कर लेना चाहिए, बस यही काफी होगा। वह 
मत मुझे भी पसंद है। मैंने यह कहा है कि प्रचार में समय के नियम के अनुसार 
गायक अपने राग नहीं गाते । इसका एक कारण सहज में यही समझा जा सकता है 
कि हमारे यहाँ के लोग, बेचारे अपने-अपने धंघे-रोजगार में उलभे पड़े हैं। (कारण 
यह है कि ऐसा किए बिना उपजीविका कंसे चले ?) इससे नियमित समय पर नियमित 
रागों को सुनने और गाने का नियम भला कंसे प्रचलित होता ! ऐसे लोगों को सारंग, 
भी मपलासी, धनाश्री इत्यादि दिनगेय राग दिन के अतिरिक्त कहीं सुनने का प्रसंग आने 
से रहा। तात्पयें यह है कि इस शाख-नियम का आशय इतना ही समझना चाहिए कि 
नियमित राग नियमित समय पर अपना-अपना प्रभाव अधिक संतोषप्रद रीति से 
व्यक्त करते हैं । तुम कहीं गाना सुनने जाओ, तो तुम्हें उलटा यह दिखाई देगा कि गायक 
दो-तीन घंटे में णाँच-पच्चीस रागों की झड़ी लगा देगा । फिर एक लाभ यह भी है कि 
रागों के समय निर्घारित कर देने से उन्हें पद्धति के अनुसार सीखने के लिए उत्तम 
साधन उपलब्ध होगा । समय के तियम को परिस्थितियों के अनुसार शिथिल कर देने 
की प्रथा पूर्व-काल से प्रचलित दिखाई देती है। दर्पण” में एक जगह यह कहा है :-- 


यथोक्तकाल एवेते गेया पूवेबिधानतः । 

राजाज्ञया सदागेया नतु कालं विचारयेत ॥ 
तरंगिणीकार का भी यही संकेत है :-- 

दशदंडात्पर रात्रो सर्पां गानमौरितम्‌ । 

रंगभूमों नृपाज्ञायां कालदोषो न विद्यते ॥ 


यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि योरोप के कतिफ्य पंडितों का यह 

कहना है कि समय के नियम्र को स्थापित करने में कोई अर्थ नहीं है। हमारे देश के 

"कुछ विद्वानों का भी यही मत है। मि० बनर्जी अरने 'गीतसूत्रसार' (07 श' 
0 ए०0०४ 777४0) नामक ग्रथ में पृष्ठ ५८ पर कहते हैं--' हमारे यहाँ राग- 

रागिनियों को दिन तथा रात्रि के नियमित समयों पर गाने की जो प्रथा चली आ 

रही है, वह केवल काल्पनिक है। विवेचकों की समझ में यह बात तुरंत आ जाएगी, 

(स्वर-समुदायों में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, जिससे उन्हें किसी खास सम्रथ पर 
न गाने से, इच्छित फल प्राप्त न हो। संगीत का सर्वे उद्द दय स्वरों द्वारा मन के भाव 

व्यक्त करके श्रोताओं के मन १र उनका स्वरूप उत्पन्त करना भर है। अतः इन भावों 

को यथोचित रूप में व्यक्त करने के लिए समय की अपेक्षा नहीं है। जिन भावों को 

हम प्रातःकाल में व्यक्त करते हैं, उन्हीं भावों को क्या रात्रि में व्यक्त नहीं कर सकते ? 
अवद्य ही ऐसा किया जा सकता है। यह बात स्वीकार है कि संगीत के फल का 
सम्बन्ध गायक तथा श्रोता के मन से है, परन्तु यह कहना ठीक प्रतीत 


प्रथवत भाग छ 


नहीं होता कि क्रिश्नी एक निद्चित समय पर ही सुनने पर सभी लोगों के मन की स्थिति 
समान रहती है। 6 330 02 कलह ऐसा होता, तो राग-समय-विषयक धात् ठीक होता। हम 
यह देखते हैं कि हमारे अनेक लोगों को स्तान तथा आहार, इन दो प्रसंगों पर संगीत की 
आवश्यकता नहीं होती । योरोपियन लोगों को भोजन करते समय बेंड की आवश्यकता 


४५७०३ अअ४ ३-8 कल 


प्रतीत होती है। हमारे गायक लोग और भी विचित्र बातें कहने लगते हैं। वे कहते हैं 
के ना नही रनते करत मियमित परय तर नम सात से आह्वान करने से वे 
प्रार्थना नहीं सुनते, परतु नियमित समय पर नियमित रीति से प्रार्थना करने से वे प्रसन्‍त 
को .०3054-... "7 नममल१०अक- धर" + सम्पूर्ण पृथ्वी- 
मंडल वर संक्य समाज नर बहुधा संगीतालोचन करने की प्रथा है। तब . 
जो जेचारे नौकरी-्पेशा लोग हैं. क्‍या वे प्रात:कालीन रागों की कभी चर्चा ही न करें ? 
क्या यह अन्याय न होगा ? अस्तु, बात यही है। प्राचीन ग्रंथकार ही इस विषय पर 
एकमत कहाँ हैं ? 'पारिजात' में भूपाली को प्रातःकाल में गाना तथा भेरवी को सब 
समय गाना लिखा है । सुना जाता है कि दक्षिण में यमन प्रातः:काल तथा भरवी रात्रि 
में गाई जाती है। किसी के मत से ललित, रामकली, तोड़ी आदि राग्रों को सच्ध्या- 
समय गाने से उत्तत कार्य होता है; से : - 





अिखक....34 उ जञ+5+मनफ केवका+तर ++म पक आर्ट #0५3-क-४(३ तजफ+र. र्य३ कक पे # 


छायागीडी तथाचान्या ललितां च तथा म॒ता | 
मल्नारिका तथा छायागौरों तु तोडिकाहया | 
गीडी माल्वगीडश्च रामकिरी तथव च। 
एता रागा विशेषेण ग्रातः काले च निर्मिता। ॥ 
सायमेषांतु गानेन महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ || 

। -- संगी तसा र संग्रह 

हमारे यहाँ के गायक इस मत को नहीं मानेंगे, परंतु हमारे कुशल पण्डितों ने 

इसका एक उत्तम समाधान किया है और वह यह है :-- 
एवं बहुविधाचार्येगरानिकालः समीरितः । 


यरिंपिदेशे यथा शिष्टेर्गीवं विज्ञस्तथ।चरेत्‌ ॥। 
--संगीतनिर्णय 


कोई कहेगा कि तब फिर इस प्रथा का उद्गम-स्थान क्‍या है ? नाटकों में हम 
प्रायः पढ़ते हैं कि बड़े-बड़े राजाओं के प्रासादों में प्रहर-प्रहर पर वाद्य-वादन का 
प्रचार रहा है। आजकल हमारे देवालयों में भी क्‍या बहुत-कुछ ऐसी ही प्रथा 
नहीं है । प्रत्येक प्रहर के लिए रोज-रोज, नए-नए राग कहाँ से लाए जाएँ ? अतः 
हमारे धृते संगीत-व्यवसायी लोगों ने एक-एक समय के लिए, एक-एक राग नियमित 
कर दिया। » » ४ इस प्रकार इन रागों के समय निश्चित करने की प्रथा 
चल पड़ी । अभ्यास बड़ा ही प्रभावशाली होता है। अभ्यास से नवीन स्वभाव 
बनता है। भेरव का सम्बन्ध प्रातःकाल से कंसे है ? उसे सुनते पर प्रात:काल का 


डे भातवखंडे संगीत-वगास्त्र 


स्मरण क्यों होता है ? ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं । परंतु इनका उत्तर केवल यही है 
कि यह 2550०॑४॥०॥ ( स्मृति-उद्दीपन ) का फल है। यदि दो बातों को हम सदेव 
साथ-साथ देखते रहें, तो फिर कभी उनमें से केवल एक ही दिखाई देने पर भी तुरन्त 
दूसरी का स्मरण हो जाता है ।” मैंने तुम्हें मि० बनर्जी के मत का यह सार बता दिया 
है। परंतु आः शश|#0 70768 ने एक स्थल पर यह कहा है :-- 


“एए]60(॥ 6 46 980 000प7९6 40 06 ज्रीत000 'शप्रश॑09॥$8 (4 
[6 ए605॥ए 07 8]0ज7655 0 8०708 गरप्र॥ त&्ुथाए, | 8 ०श का 
7800, पु००0 (86 7दव९व०70॥ 6: ०006068॥5800॥ 07%॥6 था।',8४0 ६080 ॥शा7 
700007 एराप्ृ& ७७ (षठांए[ुरक्ष ॥ ध्परागशहा' धीक्षा व शताए 07 ब्रप्रपा॥॥। 
& प्रापक वृ्णेएएलशा काका ॥ जाल, 9 0४॥70/ 855प76 एए३8थॉग 090 था 
00508060 एव धाला' ए4एए 70065 7 6 8४५४६९॥] 0 ?8५४8५8 फ़ा६ 
पड क्रा।॥260 8०९०0त॥#8 ६0 ४076 ॥पशएशा' ए क्‍7तीं]द्ाा 88880॥$.7' 


मैं तुम्हें अभी यह बता चुका हूँ कि मैं समय के महत्त्व को माननेवालों में से 
एक हूँ। किस राग का क्या परिणाम होता है, यह रागों को भलीभाँति समझे बिना 
तुम्हारी समझ में कंसे आएगा ? अतः फिलहाल इस विवादग्रस्त विषय को एक ओर 
हटाकर हम प्रस्तुत विषय की भोर अग्रसर हों । अभी तुम 'यथाकाले समा रू्धं गीत॑ भवति 
रंजकम्‌' इतना ही स्वीकार करके आगे बढ़ो । एक अन्य बात भी याद रखनी चाहिए 
और वह यह है कि यह न समझना चाहिए कि आजकल जो रागों के समय प्रचलित हैं, 
वे सर्वथा ग्रंथों में कहे हुए समयों के अनुसार हैं। इसका कारण यही. है कि ग्रंथोक्त 
राग-स्वरूप अब अनेक स्थलों पर परिवरतित हो गए हैं। हमारा संगीत कुछ अंशों में 
हनन पे उन अ समय का नियम भी प्राचीन नियम से कहीं-कहीं प्रथक्‌ 
हो गया है । रा 


प्रतत : यह हमारी समझ में आ गया। अब शुद्धकल्याण के विषय में आगे 
चलिए ! 


उत्तर : हाँ, जब तक ग्रायक इस राग को सावकादश रीति से गाता है, तब तक 
तो वह म, नि स्वर अवरोह में बड़ी खूबी से दिखाकर यमन तथा भूपाली, इन दोनों से 
तथा चन्द्रकांत नामक जो राय है, उससे भी इस राग को पृथक करके दिखा देता है, 
परंतु इसमें द्रत तानों का आरम्भ करते ही यह कृत्य उसके लिए कठिन हो जाता है। 
वयोंकि इस प्रकार को अड़चन पड़ना सम्भव है, इसी से कुछ चतुर लोग इस शुद्धकल्याण 
में 'रि तथा 'पः इन दो स्वरों का संवाद मानते हैं। मेरा यह कथन तुम्हें कुछ विचित्र-सा 
प्रतीत होगा । इस राग में (रि' तथा “धर ये दोनों स्वर लगते हैं, फिर 'रि' स्वर का 
संवादी प' क्‍यों माना जाए ? यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठेगा । 


प्रश्न । आपने ठीक पहचाना । यही प्रश्न हम अभी पूछनेवाले थे । ऋषभ वादी 
हो, तो उसका पाँचवाँ स्वर अर्थात्‌ धवत संवादी होगा । ऐसा एक नियम आपने हमें 
पहले बताया था| यह उस नियम का एक अपवाद प्रतीत होता है। 


प्रथम भाग घ््€्‌ 


उत्तर : हाँ, अपवाद मान लेने में भी कोई हज नहीं। ग्रंथों में वादी-संवादी 
स्व॒रों में ८ या १२ श्रुतियों का अंतर बताया है। ऐसा नियम बताकर ग्रंथकारों ने 
इसके उदाहरण भी दिए हैं :-- 


समी, सपी, रिधो, चंव निगों संवादिनो मिथः | 
एवं शुद्धस्वरेषृक्त! संबादी स्व॒रनिशेयः ॥ 
साधारणाख्यगांधार केशिक्याख्य निषादयो: । 
तथेबांवरकाकल्यो! . संवादो. विक्ृतेष्वपि ॥ 
शुद्धऋषमसंवादी वरालोमध्यमरतथा | 


प्रदन : आपने अभी तक हमें श्रुतियों के विषय में नहीं समझाया । यह शब्द 
बार-बार लोगों के मुह से सुनाई पड़ता है। 


उत्तर : श्रुतियों के विषय में तुम्हें दो शब्द आगे बतानेवाला था। खेर, थौड़ा-सा 
अंश यहाँ भी समझ लो । तुम्हारे-जसों के लिए श्रुति की कल्पना कराना कठिन नहीं है। 
यह तुम जानते ही हो कि अपने स्वर-सप्तक में हमने मुख्य ७ स्वर ही माने हैं। यदि 
हम इन सातों स्वरों के बजाय सप्तक में २२ स्वर मानें, तो क्या दशा होगी / 


प्रदन : ऐसी दशा में स्वरों का अंग बहुत ही स्पल्प हो जाएगा ओर विक्ृत स्वरों 
की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। परंतु इसमें हम अपने ७ शुद्ध स्वर और ५ विक्ृत स्वरों 
को भी सम्मिलित मान रहे हैं और उसी हृष्टिकोण से यह उत्तर दिया है । 


उत्तर : तुम्हारी कल्पना ठीक है। इन २२ ख्वरों में तुम्हारे १२ स्वर अवश्य 
दिखाई देंगे ' इन २२ छोटे-छोटे स्वरों को ही श्रुति कहते हैं। श्रुति शब्द का अर्थ 
'नाद' है। 'श्रुयते इति श्रुति/ इसमें कोई गृढ़ तत्त्व नहीं है । 


प्रदन : परंतु इस व्याख्या के अनुसार तो परस्पर वस्तुओं के रखने, टकरानें 
आदि की ध्वनि भी श्रुति कहलाएगी; क्योंकि आपकी परिभाषा है कि जो सुनाई दे सके, 
उसे श्रुति कहते हैं । 


उत्तर : एक दृष्टि से ऐसा तक ठीक है, परंतु संगीत में उपयोगी श्रृति, पंडितों 
ने भिन्‍न प्रकार से बताई हैं। श्रुति” की व्याख्या इस प्रकार है--“नित्यं गीतोप- 
योगित्वम्रभिन्नेयत्वमृत्ततम्‌' । 


इस व्याख्या के कारण तुम्हारी उपयुक्त ध्वनियाँ गीतोपयोगी न हो सकने के 
कारण श्रुति नहीं हो सकतीं । 


प्रइन : खेर, यह हत मान गए, परंतु फिर गीतोपयोगी नाद २२ ही क्‍यों हैं ? 
एक सप्तक में तो इससे भी अधिक नाद निकल सकते हैं। 


8० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


उत्तर : इसका कारण है--अभिगेयत्वम्‌ु । केवल गीतोपयोगी नाद ही नहीं, 
परंतु स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकनेवाला नाद ही श्रुति कहलाएगा। ऐसे २२ के 
विद्वानों ने एक सप्तक में ठहराए हैं। मेरे खयाल से तो यह २२ संख्या भी कम नहीं है। 
श्रुतियाँ इससे अधिक भी हो सकती हैं। इस बात को जानते हुए ग्रंथकारों ने स्पष्ट 
लिखा है-केशाग्रव्यवधानेन बह्ुु्रोषपि श्रुतयोमता:, वीणायांच तथा गात्रे संगीतज्ञा निनां 
मते'--यह कथन पंडित अहोबल ने अपने ग्रन्थ 'संगीत-पारिजात' में बताया है। 


प्रदन : आपने कहा है कि हमारे १२ स्वर भी २२ श्र॒तियों के अन्तर्गत ही हैं । 
फिर श्रुति और स्वर का भेद क्या किया गया है ? 


उत्तर : मैं संक्षेप में बता देता हूँ। प्रत्येक राग को तुम किन्‍्हीं नियमित स्वरों 
में ही गाते हो। वे स्वर ५, ६, ७ (कभी-कभी इनसे अधिक भी) होते हैं। अब यह 
ध्यान में रखने की बात है कि उस राग में जितने नाद (श्रुति) उपयोगी मानकर काम 
में लिए जाते हैं, वे सब उस राग के लिए स्वर माने जाते हैं। जिन शेष नादों का 
उपयोग नहीं होता, वे केवल श्रुति ही रह जाते हैं। स्वर और श्रुति एक-दूसरे से भिन्न- 
भिन्‍न हैं। पारिजातकार ने इसे स्पष्ट समझाया है :-- 


श्रुतयः स्थु) स्॒राभिन्ना श्रावशल्वेत हेतुना । 
अहिकुणड लवत्‌ तत्र भेदोक्तिः शास्त्रसम्मता ॥| 
सवोश्च श्रुतयस्तत्तद्रागेषु स्व॒रर्ता गता; । 
रागाहेतुत्त एवासां श्रुतिसंज्ेव संमता ॥ 


श्रुति-संबंधी इतनी जानकारी ही इस समय तुम्हारे लिए पर्याप्त है। 'रत्नाकर' 
की टीका में पंडित कल्लिनाथ ने श्रुति और स्वर के भेदों का स्पष्टीकरण 
किया है। इसे आगे देखेंगे। अब हम पुनः वादी और संवादी स्वरों के मध्य के 
अन्तर पर ध्यान दें । ग्रन्थों में स्वरों की श्रुतियों का विभाजन इस प्रकार 
किया है। “चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड़जमध्यमपंचमा: देद्ेनिषादगांधारा त्रिस्लीऋषभ- 
बेवतो । प्रत्येक स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर शुद्ध अवस्था में आता है, ऐसा मत 
प्रन्थकारों का है। इस परिमाण से षड्ज चौथी श्रुति पर, ऋषभ ७-वीं पर, 
गांधार ६-वीं पर, मध्यम १३-वीं पर, पंचम १७-वीं पर, धैवत २०-वीं पर और 
निषाद २२-वीं श्रुति पर शुद्ध रूप में आता है। अब वादी-संवादी के नियम से 'सा' 
स्वर का संवादी 'प स्वर षड़ज से ठीक १२ श्रुति के अन्तर पर है, क्योंकि 
मध्य में रे, ग, म स्वरों की ६ श्रुतियाँ भा जाती हैं और पंचम की ३ श्रृतियाँ 
ओर लगती हैं, तब कहीं शुद्ध पंचम आता है। इस तरह 'सा' और 'प' के मध्य में 
१२ श्रुतियों का अन्तर हो जाता है, तब 'सा का संवादी 'पः हो जाता है। इस 
तियम से 'रे' का संवादी 'ध! और 'ग” का संवादी “नि हो जाता है। परंतु यह 
नियम अन्य सवरों में बिज्ञकुत्न ठीक-ठीक लगने के विषय में नहीं कहा जा सकता । 


प्रथम भाग & १ 


इसके विपरीत चतुद्देण्डिकार ने इस प्रकार कहा है--शुद्धत्चमध्यम: शुद्धनिषाद- 
इचेत्युभौस्वरी । श्र॒त्यष्टके्नातरितावपषि संवादिनो नहि ।' 


सारांश यह है कि प्रत्येक स्वर का ५-वाँस्‍्वर उसका संवादी निविवाद हो 
सकता है। अन्य स्वरों के संवादी-प्रकार लोक-व्यवहार पर अवलम्बित रहते हैं; 
तो भी ऐसा माना जाता है कि उपयुक्त प्रकार के अलावा संवादी स्वरों का अच्तर 
यथासंभव ८ श्रुति का होता है। यह विधान भी आंशिक रूप से ठीक है, क्योंकि संवादी 
स्वर भी राग में एक महत्त्व का स्वर होता है। यदि वादी के अत्यन्त निकट हो जाए, 
तो वादी का महत्त्व कम हो जाता है । 


विवादी स्वरों का अन्तर १ श्षति-मात्र होता है-- यह कथन भी प्रचलित विवादी 
शब्द की संगति में ठीक नहीं कहा जा सकता | प्ि० बनर्जी का कथन है कि प्राचीन 
काल में वादी-विवादी स्वरों का रहस्य अवश्य ही कुछ भिन्न रहा होगा । उनके इस 
कथन का कारण मैं तुम्हें कुछ बता ही चुका हूँ, परतु पुनः और बता देता हूँ । 
मि० बनर्जी एक विद्वान्‌ और स्वतंत्र विचारक संगीतज्ञ थे। उनके कथन को सम्पूर्ण 
रूप से नहीं मानते हुए भी हमें अपने विचार करने के हेतु उनके कथन को समझता 
आवश्यक है। वे कहते हैं-'हमारे यहाँ प्राय: यह भी माने हुए हैं कि प्रत्येक राग 
में वादी, संवादी, विवादी और अनुवादी स्वर होना ही चाहिए और इन्हीं की सहायता 
से राग-रूप का निर्माण किया जाना संभव है।” मेरे विचार से इस धारणा में भ्रम 
का अंश ही अधिक है, और यह संस्कृत-ग्रंथों के कारण ही प्रविष्ट हुआ है। राग में 
अधिक प्रयुक्त स्वर 'वादी' ओर “वादी स्वर से अल्प प्रयुक्त स्वर 'संव[दी' कहलाता है । 
इन दोनों से अल्प महत्त्व के स्वर “अनुवादी' और अत्यन्त अल्प अथवा अव्यवहुत 
स्वरों को 'विवादी' कहते हैं। संस्क्ृत-ग्रंथों में इन स्वर-नामों का प्रयोग भिन्‍न धारणा 
से किया गया है। 


'सोमेश्वर' का कथन है कि “राग” में जो स्वर अधिक आता है, वह स्व॒र अंश 


स्वर या वादी स्वर कहलाता है; जैसे मालकोंस, केदार आदि में मध्यम, झिझोटो है; जसे मालकोंस, केदाए आदि में गीटी 
में गंधार, कोलिंगड़ा में पंचम, विभास में घवत स्वर वादी है। प्रचार में यह नियम 
इतना अधिक कठोर नहीं है। जिसे केदार राग का उत्तम ज्ञान है, वह बिता मध्यम 
को प्रधानता दिए भी राग-रूप दिखा सकता है। अन्य रागों में भी ऐसा ही. समझना 
चाहिए। स्वरों का अल्प या बहुत प्रयोग गायक की इच्छा पर विद होता-है-4.. यदि 
हम केदार, मालकोंस आदि रागों को भी एक ओर रहने दें, तो ऐसे कितने राग निकलेंगे, 
जिनमें वादी की प्रबलता इंसी प्रकार रहती- है। मेरे खयाल से यह संख्या अधिक 
नहीं हो सकती । 


यह एक बहुमत-सा ही हो गया है कि सब्र प्रकार के मल्लार, भेरव, भीम- 
पलासी, मेघ, ललित- इन रागों में वादी स्वर 'म' ही होता है। बिहाग, प्रिया, 
जयन्त, गोड़सारंग रागों में वादी 'ग' होगा । यमन, यमनकल्याण, शुद्धकल्याण, कामोद, 
जोगिया, श्री, रामकली, मुलतानी, तोड़ी के प्रकार, शहाना, अड़ाना--इनमें प वादी; 
हमीर, अल्हैया में घ वादी; छायानट, वृन्दावनी, कान्हड़ा में रे वादी स्वर व्यवहृत 


8२ भातखंडे संगीत-दशास्त्र 


होते हैं, परन्तु प्रायः उपयुक्त विचार भी निश्चित नहीं है । यदि यमन सें वादी 'प' को 
कहा जाए, तो कोई कह सकता है कि इसका वादी ग' क्‍यों नहीं हो सकवा। यमन में 
'प! के समान 'ग' का प्रयोग भी अत्यधिक किया जाता है। इसी प्रकार 'रैे' और 'नि! 
स्व॒रों के विषय में कहा जा सकता है। तीत्र 'म' को भी कोई इसी प्रकार बता सकता 
है। कुशल गायक इन समस्त स्व॒रों को बढ़ाकर गाते दिखाई देते हैं, और ऐसा करने 
से भी उनका राग भ्रष्ट नहीं होता । जो कुशल गायक नहीं हैं, उनके द्वारा ऐसा प्रयोग 
सफल नहीं हो सकता । उपयु क्त कथन का सार इतना ही है कि वादी स्वर का नियम 
अटल नियम नहीं कहा जा सकता । यह विषय भी प्रायः भाषाशाख-जसा है। यह 
कथन ठोक है कि प्रचार में वादी-संवादी की धारणा पर ही कोई राग नहीं सिखाए 
जा सकते। ऐसा करने पर इसके विपरीत शिक्षण-कार्य कठिन ही हो जाएगा । 


विवादी स्वरों के विषय में इस प्रकार का बहुमत है कि जिस राग में जो स्वर 

| अली किए जाते हैं, वे ही उसमें विवादी माने जाते हैं; जंसे-वृन्दावनीसारंग में 'ग', 

बिहाग में 'रे', हिण्डोल व मालकोंस में 'रे! तथा 'प' आदि। ग्रथों में वादी, संवादी, 
अनुवादी और विवादी स्वर राग में लगनेवाले माने हैं। » »« » ३ 


इस समय यह भी कहा जा सकता है कि हमें ग्रंथों के आधार पर चलना 
आवश्यक नहीं है। वादी, विवादी स्वरों का प्रचलित अर्थ सझमकर ही राग सीखने 
में सरलता होती है, इस कथन को ठीक माना जा सकता है। ऐसा मानने पर 
मैं वादी-विवादी निश्चित करने का एक उपाय बताता हूँ । जिन प्रसिद्ध रागों की पहले 
चर्चा की जा चुकी है, उनके वादी-संवादी स्वरों के विषय में कोई उलझन नहीं है, क्योंकि 
वे प्रसिद्ध राग-रूप हैं; परंतु जो राग इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, उनके लिए कुछ स्थल 
नियम इस प्रकार बनाए जा सकते हैं। जो शुद्ध ठाठ का सम्पूर्ण राग हो, अथवा जिस 
राग में ग' के सिवाय अन्य स्वर कोमल लगाए जाते हैं, उन रागों में वादी स्वर 'ग' या 
'प' ही शोभा देगा । यदि 'ग” वादी हो, तो 'प” संवादी कहलाएगा । ऐसे ही यदि 'प 
वादी हो, तो ग! सवादी रखा जाए। (यह एक साधारण नियम बताया गया है) अन्य 
स्वर अनुवादी कहे जाएँगे। सम्पूर्ण रागों में बिवादी स्वर नहीं होते । शुद्ध ठाठ में जो 
गाया जाए अथवा जिसमें 'ग' व “'म' के सिवाय अन्य कोई स्वर विकृत हों, इसी प्रकार 
वे ओडव-षाडव राग जिनमें पंचम वज्यं किया जाता है, इनमें 'ग! अथवा 'प' स्वर बादी 
होगा और 'घ' अथवा कोमल 'नि संवादी होगा । जिन रागों में 'रे, म, ध, नि? इनमें से 
कोई एक स्वर वज्य हो, उनमें “गा या 'प' स्वर वादी होगा। 'म' वादी स्वर लेने पर 
'ध संवादी, और 'प' वादी लेने पर 'रे' संवादी होगा। जिन रागों में 'ग' स्वर वर्ज्य हो, 
उनमें तीव्र मध्यम भी प्राय: नहीं लिया जाता। यथासंभव विकृत स्वरों को वादी-संवादी 
नहों बनाया जाता । जहाँ 'ग' कोमल आता हो, वहाँ 'म' अथवा “प' स्वर वादी होंगे । 
'म' वादी होने पर शुद्ध 'ध' संवादी होगा । 'प' वादी होने पर शुद्ध 'रे! संवादी होगा । 
यदि ऐसे रागों में (रे स्वर कोमल हो, तो वह संवादी-रूप में नहीं लिया जाएगा । ऐसी 
दशा में ग या 'प' के सिवाय किसी अन्य स्वर को प्रध/नता दी जाती है और ऐसा 
किया जाने पर वही स्वर वादी हो जाता है । 


प्रथम भाग 8३ 


वादी-संवादी स्वर के विषय में ग्रंथों के कथन की समीक्षा करते हुए मि० बनर्जी 
आगे कहते हैं--' शाज्भ देव, मतंग, दत्तिल आदि ग्रंथकारों के मत से इन दो स्वर वादी- 
संवादी के मध्य में १२ या ८ श्रुति का अन्तर होता चाहिए। ये परस्पर संवादी हो 
जाते हैं; जेसे 'सा' का सवादी 'प' अथवा 'म' और 'म' या 'प' का संवादी 'सा'। इसी 
नियम के अनुसार रै' और 'ध' व 'ग' और “नि' स्वर परस्पर संवादी हैं। यदि हमने 
चार ऐसे रागों की कल्पना की है, जिनमें 'रे' स्वर वादी होता है तो संवादी 'ध', 
अनुवादी 'प' और विवादी 'ग' होगा । कितु इन चार रागों का अन्तर कंसे स्पष्ट रूप 
से बताया जा सकेगा ? मेरी समझ में उपयुक्त रागों में पार्थकय बताना असंभव हो 
जाएगा : मेरी राय से उपयुक्त रागों में प्राचीन काल में इन शब्दों का रहस्य कुछ 
दूसरा ही होना चाहिए ।” 


यह तक॑ का विषय है कि इन वादी-संवादी स्वरों में 'हारमनी' का 
संबंध है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वर का उसके पाँचवें स्वर से निकट सम्बन्ध है 
ओर इस सम्बन्ध के कारण उसका संवादी नाम बिलकुल योग्य ही है। 'सा' से “प 
आरोह में १२ श्रुति के अन्तर पर है, परन्तु अवरोह में सा से 'प' केवल ८ ही श्रुति 
के अन्तर पर है ! इसी प्रकार 'म' से 'सा' का अन्तर आरोह में १२ श्रुति व अवरोह में 
८ श्रुति होता है। 


यह देखते हुए, यह स्पष्ट नियम हो जाता है कि नियत वादी स्वर का पाँचवाँ 
स्वर ही संवादी होता है। मध्य-काल के ग्रंथकारों ने इस प्राचीन रहस्य को न 
समझते हुए लिख दिया है कि वादी-संवादी स्वरों में ८ या १२ श्रुति का अंतर होता है; 
इस प्रकार उन्होंने 'सा' वादी के दो संवादी 'म' और 'प' लिख दिए हैं। परंतु वे ही 
_ग्रंथकार 'म' से ८ श्रुति के अन्तर पर के स्व “नि! को संवादी कबूल नहीं करते | क्‍या 
यह शंकास्पद नियम नहीं है ? हमारे मत से तो स्पष्ट रूप से वादी स्वर का पाँचवाँ स्वर 
संवादी बताया है, यह बिलकुल युक्तिसंगत है ओर इस नियम से 'म' का संवादी स्वर 
सा! होगा । जिस राग में वादी स्वर सा होगा, उसमें 'प! वरजित नहीं होगा, क्योंकि 
वह संवादी होता है और जिस राग में 'प” वर्जित किया जाता है, उपमें वादी स्वर 'सा' 
नहीं होता । मालकोंस राग में पंचम वज्यं लेने के कारण 'सा' को वादी न बनाकर 
मध्यम को वादी बनाया गया है । 


संगीतरत्नाकर' की टीका करते हुए सिहभपाल इस प्रकार लिखते हैं कि 
वादी स्वर के स्थान पर संवादी स्वर का प्रयोग करने पर राग-हानि होती है। जसे-- 
'यस्मिनुगीते अंशत्वेन परिकल्पितः षडज: तत्स्थाने मध्यम: क्रियमाणों शगो न भवेत' । 
मेरा खयाल है कि इस टीकाकार ने मल ग्रंथ का अर्थ करते हुए बहुत ही 
गड़बड़ी कर दी है। 






रू 


-मतंग' के मत से दो श्रुति के अच्तर का स्वर विवादी-कहा-है;-जेसे--रे' का 
विवादी 'ग', 'ध' का विवादी 'नि!'। कितु इसका क्‍या अर्थ है, विवादी को श्रुति 


8४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


कटु समझा है या और कुछ ? एक मत से नि और ग र्वरों को अन्य सभी स्वरों का 
विवादी कहा है। 'निगावन्यविवादिनौ'--इस कथन का क्या तात्पयें है, यह स्पष्ट रूप 
से कहीं भी नहीं बताया गया है। 


अनुवादी स्वर की व्याख्या में कहा गया है कि जो स्वर संवादी और विवादी 
नहीं होते, उन्हें अनुवादी कहते हैं; जसे सा के अनुवादी 'रे” और 'घ', प के अनुवादी भी | 
रे, व एवं रे के अनुवादी 'म' और 'सा'। इन अनुवादी स्वरों के विषय में सिहभूपाल 
का कथन इस प्रकार है :-- 

यदहादिना रागस्य रागत्वं सम्रुदितं तत्प्रतिपादकत्व॑ नाम अनुवादिलवम । 
ततश्च पड़जस्थाने ऋषभः प्रयुज्वमानः ऋषभस्थाने पड़जः प्रयुज्यमानः जाति- 
रागविनाशकरो न भवति ॥ 


इस कथन का क्या अर्थ किया जा सकता है ? मध्यम-ग्राम में संवादी व 
अनुवादी स्वरों के विषय में थोड़ा भेद है; वहाँ पर स का संवादी पर न होकर “मं 
माना गया है। रे के संवादी 'प' और 'ध' होंगे। विवादी आदि स्वर षड़ज-ग्राम 
के अनुसार ही हैं। स के अनुवादी 'प', 'घ', 'र' और रे के अनुवादी 'म और “प' 
माने गए हैं। 

. सव॒रों के कार्य में बाधक हों, वे स्वर विवादी कहलाते हैं। परंतु ऐसे स्वर रागों में 
बिलकुल नहीं होते हैं। शाखत्रकार कहते हैं कि दो श्रुति के अन्तर का स्वर विवादी 
'होंता है। ण्ह कथन भी ठीक प्रतीत नहीं होता । जैसे शिझोटी राग में 'ग” स्वर बादी 
होता है, इस “ग' से दो श्रुति के अन्तर पर “म' स्थित है, तो क्या 'ग' का विवादी 
स्वर 'म होगा ? 'म' स्वर न लेने पर झिझोटी बिगड़ता ही नहीं, वरत्‌ उसका रूप 
ही नहीं दिखाया जाता । ऐसी दशा में झिझोटी में कौन-सा स्वर विवादी माना जाता 
है ? पूरिया राग में “ग स्वर वादी है। इसके ऊपर की दो श्रुति और नीचे की 


दो श्रुति के स्वर इस राग में प्रयुक्त ही नहीं हैं, तब फिर यहाँ किन स्वरों को विवादी 
कहा जाएगा ! 


उपयु क्त समस्त शास्त्रीय बातों को देखते हुए हमें ऐसा समझ में आता है कि 
प्राचीन संगीत में भी ।4777079 जेसी कोई स्वर-संगति इस समय भी प्रचलित 
थी । वादी, विवादी आदि नाम णागों में प्रयुक्त अवस्थादशंक नहीं हो सकते । 
मध्यकालीन ग्रंथकारों को इसके संबंध में ठीक-ठीक बोध नहीं था । चाहे जो हो, इन 


स्व॒रों का स्पष्ट विवरण युक्तिसंगत रूप से किप्ती ग्रंथकार द्वारा प्राप्त नहीं होता, यह 
निविवाद है| 


ऊपर मैंने मि० बनर्जी का कथन तुम्हें बताया है। इस समय वादी-संवादी 
स्व॒रों का जो अर्थ है, वह तुम्हें बताया जा चुका है। मि० बनर्जी के कथन पर आगे 
गंभीरता से विचार करेंगे। इस समय प्रचलित दृष्टि से उनके मतभेद से भी कोई बाघा 
उपस्थित नहीं होती । तुम्हारी जिज्ञासा की तृप्ति के लिए ही - मैंने तुम्हें इतनी बातें 
सुनाई हैं। अब हम पुनः कल्याण की ओर चलें। 


प्रथम भाग ६, 


प्रइत : हमें उपयु क्त जानकारी बहुत ही मनोरंजक समझ पड़ी है । हम आपके 
कथनानुसार उन बंगला-पग्रथों को श्रवश्य पढ़ेगे । मतभेद होते हुए भी शिक्षित लोगों के 
विचार हमें रुचिकर ओर ग्रहण करने योग्य ज्ञात होते हैं और उन विचारों की सहायता 
से हम स्वतन्त्र कल्पना करने में समर्थ होते हैं। चाहे विषयान्तर हो जाता हो, परंतु 
आप हमें इस प्रकार की योग्य बातें अवश्य ही सुनाते जाइएगा । आपने बताया था कि 
शुद्धकल्याण राग में कोई-कोई वादी ऋषभ और सवादी पंचम को मानते हैं। इसी 
प्रसंग में श्री बनर्जी के विचार बताए थे। सारांश रूप में हमने यही समझा है कि 
प्रत्येक राग में एक प्रधान स्वर वादी, एक स्वर संवादी, शेष प्रयुक्त स्वर अनुवादी 
ओर वज्यं स्वरों को विवादी माना जाता है। ग्रंथों में बताई हुई व्याख्या इस 
समय में कई स्थानों पर असंबद्ध-ली हो गई है और ऐसा होना आइचर्य का 
विषय नहीं है । 

अब कल्याण के विषय की ओर चलिए । 

उत्तर : सुतो, शुद्धकल्याण राग का विस्तार मन्द्र और मध्य, दोनों स्थानों में 
किया जाना चाहिए। गायकगण जब मन्द्र-स्थान के पंचम तक जाते हैं, तब सा, नि, 
ध, प, इस प्रकार स्वर-प्रयोग अत्यन्त मधुर होता है। अबरोह सम्पूर्ण होने के कारण 
निषाद स्वर का प्रयोग गायक सा, नि, ध, प, इस स्वर-समुदाय में स्पष्ट रूप से दिखाते 
हैं। इस प्रयोग से श्रोताओं को यमन का आभास हो जाता है, परंतु आगे प, ध, 
सा रेसाग रे सा, इस प्रकार भूपाली की तरह विस्तार करते हुए यमन की छाया दूर 
करते हैं। मन्द्र-सप्तक में भूपाली अधिक गाने से भी श्रोताओं को शुद्धकल्याण का भ्रम 
हो जाता है। इस राग के अवरोह में म,नि स्वरों को स्पष्ट दिखाते आना चाहिए 
और गायक लोग इन स्वरों को किन-किन प्रकारों से दिखाते हैं, इसका अनुकरण भी 
करना चाहिए। भूपाली में धेवत अधिक लिया जाता है और इससे देशकार राग की 
छाया दिखाई देती है। शुद्धकल्याण में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रे और ५ को 
महत्त्व दिया जाता है। इस राग को विलम्बित लय से गाना अधिक उत्तम होता है। इस 
प्रकार धीमी लय से गाकर ही मीड़, गमक आदि अलंकार उत्तम दिखाए जा सकते हैं । 
यह 'अलंकार' शब्द भी मैंने साधराण अर्थ में ही कहा है । 

प्रशन : तो क्‍या शालस््रीय ग्रथों में अलंकार का अथथ भिन्‍न बताया है ? 

उत्तर : हाँ, ग्रथों में अलंकार की व्याख्या में कहा गया है--'विशिष्टवर्ण- 
सन्दर्भमलंकारं प्रचक्षती!ी । अलकारों के कई भेद बताए हैं। नवीन शिक्षार्थी को 
अपने गायक जो पलटे बताते हैं, वे भी एक प्रकार के अलंकार ही हैं । ग्रंथों में अलंकारों 
के स्व॒र-समुदायों का निश्चय कर उनका स्वतन्त्र नामकरण भी किया गया है। 
यह अत्यन्त उत्तम योजना है। इन अलंकारों को उत्तम रूप से तेयार करने पर 
गले की तयारी बहुत अच्छी हो जाती है, साथ में स्वर-ज्ञान भी उत्तम हो जाता है । 
फिर भिन्न-भिन्न रागों में इनका प्रयोग गाते समय करने से राग-वेचित्र्य बढ़ता है । 
प्राचीन संगीत के नियत रागों में अलंकार भी नियत होते थे, परंतु इस समय उन 
नियमों का कोई पालन नहीं करता । यह बात नहीं है कि इस समय प्राचीन अलंकार 
गाए ही नहीं जाते, इस समय भी उनका प्रयोग गायन में कई जगह होता है, परंतु 
वे विशिष्ट नामों द्वारा विशेष रूप से सिखाए हुए नहीं होते। यदि उन अलंकारों 


९६ भातखडे संगीत-शास्त्र 


का प्रयोग प्रचार में गायक लोग करने लगें, तो वे बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। 
'पारिजात' में ये सब विस्तार-पूर्वक दिए गए हैं। इनके उपयोग के विषय में 'पारिजात 
में ऐसा लिखा है :-- 
शशिना रहितेवनिशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव । 
अविभूषितिव कांता मीतिरलंकारहोना सस्‍्थातू ॥ 
अलमेतेःलंकारा. रंजनलब्ध्ये. स्व॒रावधोधाय | 
बर्णागव्यामाय च. तदवश्यं॑ पूर्वपभ्यस्या! ।। 
प्रन्‍न : इस समय प्रचार में मीड़-गमक आदि कौन-से अलंकार हैं ? 
उत्तर : 'गमक' के विषय में बता ही चुका हूँ। दूसरे अलंकार, मीड़, आँस, कंप, 
गिटकिरी, लाग, डाँट, भूषिका (07908-70065) आदि माने जाते हैं। श्री बनर्जी ने 
उन्हें अपनी रचना में बहुत अच्छी तरह समझाया है। मैं वह सब तुम्हें आगे समझाऊंगा। 
संस्क्ृत-ग्रंथों में गमक' नाम से जो अलंकार बताए हैं, ये सब उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। 
परंतु ग्रंथों में जो अलंकार बताए हैं, वे गमक में मिले हुए नहीं समझने चाहिए। 
प्रश्न : नहीं-नहीं, वे निराले प्रकार के हैं, यहु हम समझ गए हैं। अब आप प्रस्तुत 
विषय (कल्याण) की ओर बढ़िए ? 
उत्तर : जो लोग ऋषभ को वादी स्वर मानते हैं, उनका कथन है कि शुद्धकल्याण 
राग यमन से पहले गाना चाहिए। 'रयंशोगेय: सदापूर्व यमनादितिसम्मतस; 
गांधारांगस्तत्परं स्थान्नियमोहि मनीषिणास । मेरे विचार से इस राग की इतनी जातकारी 
तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इस राग की सामान्य रूप-रेखा का स्मरण करा देनेवाले दो- 
तीन इलोक तुम्हें बता देता हूँ। इन्हें कंठस्थ कर लेने में तुम्हें सुगमता होगी :-- 
कल्याणी मेलकोत्पन्नो रागोतती मन्यते बुधेः । 
शुचिकल्याण इत्याह्न आरोहे मनिवर्जितः ॥| 
के 4 
गांधारः घुमतो वादी केश्विद्पभरेरितः । 
मंद्रमध्यस्वर गीतों नियतं स्यात्सुखावहः । 
गवादित्वे सनियर्मं धेवतों मंत्रिसल्निमः । 
सत्यशेऋषभे नून॑ संचादी पंचमों भवेत |। 
उपयु क्त जानका री याद रखने से तुम इस राग को, अन्य इसके सम-स्वरूपी राग 
भूपाली, चंद्रकांत, देशकार, विभास आदि से बचा सकोगे। यद्यपि सर्वप्रथम सुनने में 
इन रागों की पहचान में भ्रांति हो सकती है, परंत इन-सबके भिन्‍न-भिन्‍न पहचान के 
चिह्न स्वतन्त्र हैं। 
प्रदन : परंतु देशकार, विभास आदि राग तो कल्याण ठाठ के नहीं हैं ? 
उत्तर : फिर भी भ्रांति हो जाना संभव है। देशकार राग बिलावल ठाठ का 
है, १रंतु उसमें म, नि स्वर वर्ज्य हैं। इन स्वरों के वज्य होने से इसमें सा, रे, ग, प, 
घस्वर रहजाते हैं। यह राग भूपाली के स्वरूप-जंसा दिखाई देता है। शुद्ध- 
कल्याण ओर भूपांली बिलकुल निकट के राग हैं; यह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। 


अथम भाग ् 


विभास में रे-ध कोमल लगने से उसका स्वरूप बिलकुल भिन्‍न हो जाता है। 
विभास राग की उत्पत्ति भरव ठाठ से है। इसमें भी म, नि स्वर वज्य हैं। कोई-कोई 
इस राग को शुद्ध सा, रे, ग, प, ध स्वरों का मानते हैं, यह ठीक नहीं है । शुद्ध स्वरों के 
विचार से केवल देशकार और भूपाली, ये दोनों राग ही ऐसे हैं, जिनमें सम्पूर्ण रूप से 
एकता है। भूपाली इस समय राजत्रिकाल में गाया जानेवाला माना गया है ओर 
देशकार राग प्रातःकाल में गाया जानेवाला माना गया है। 


प्रश्न : तो फिर देशकार उत्तरांगवादी ही होना चाहिए ? 


प्रदन : हाँ, देशकार उत्तरांगवादी ही है। भूपाली रात्रिकालीन राग है ओर 
अवरोह में भी म-नि होने से शुद्धकल्याण से अलग हो जाता है। चन्द्रकान्त राग 
के आरोह में निषाद लिया जाता है, इस कारण यह राग “'भूपाली' और 'शुद्धकल्याण , 
इन दोनों से भिन्‍न-हो जाता है। आरोह में निषाद के प्रयोग से यमन का स्वल्प भाग 
दिखाई दे जाता है, परंतु मध्यम के वर्ज्य होने से आगे चलकर इसका स्वरूप चन्द्रकांत 
से अलग हो जाता है । हमारे संगीत में मध्यम स्वर एक विलक्षण महत्त्व का स्वर माता 
गया है। मध्यम वज्य होने पर ग, प स्व॒रों का उच्चारण एक के बाद एक होता है । 
इस ग-प स्वर-संगति को अत्यन्त मनन से सीखना आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रयोग 
आगे अनेक स्थलों पर होता है। प्रभात व संध्या के रागों में इस स्वर-संगति का 
परिणाम बहुत चमत्कारपूर्ण हो जाता है। एक बार 'पग, ध, पग' ऐसे स्वरों को 
बार-बार गाकर उसके परिणाम को देखो, तुम्हें तत्काल ही मेरे कथन का तात्पये 
समझ में आ जाएगा । मैंने तुम्हें बह बताया ही है कि अपने संगीत में कुछ स्वर-ससुदाय 
या स्वर-संगति ( जिन्हें अंग कहते हैं ) को ध्यान में रखना आवश्यक है। विभास में 
कोमल रे, ध का प्रयोग होता है, यह तुम्हें स्वर-मालिका सीखते समय ही 
आ गया होगा। विभास के अन्य प्रकार भी हैं, उनके विषय में मैं समय पर कहूँगा । 
शुद्धकल्याण के विषय में तुम्हारी जानकारी अधिक नहीं है, मैं अब तुम्हें उसे गाकर 
सुनाता हूँ और इस राग के अवरोह में गायक 'म! और “नि' स्वरों को जिस प्रकार घ्षेण, 
मीड़न करते हैं, अर्थात्‌ गमक, मीड़ आदि लेते हैं, वह भी बताता हूँ, जिससे तुम पूर्ण रूप 
से पहचान कर सकोगे। तुम स्वर-मालिका तो गाते ही हो, अब शीघ्र ही तुम लक्षण- 
गीत सीखोगे, जिससे इस राग की ठीक-ठीक पहचान करता तुम जान सकोगे । एक बार 
तुम्हें ये निकट के दो ही राग समझा देने और उनके स्व॒रों का थोड़ा-थोड़ा विस्तार 
समझा देने से तुम ठीक समझ जाओगे । लक्षण-गीत प्रसिद्ध गायकों के गीतों के आधार 
१र ही तंयार किए गए हैं और उनके सीख जाने पर तुम्हें वे गीत भी ठीक-ठीक गाना 
सरल हो जाएगा; यह भी एक आसान बात हो जाती है। 


प्रदन : हम समझ गए, आपकी सम्पूर्ण योजना बहुत ही श्रेष्ठ है। अब आप 
कौन-सा राग बताएँगे ? हमारा आग्रह है कि आप अब हमें शुद्धकल्याण के निकट का 
राग भूपाली ही समझाइए ? 


उत्तर ; ठीक है। भूपाली राग कल्याण ठाठ में माना जाता है। “रागविबोध' 
में इसे शंकराभरण ठाठ में माना गया है, तो भी उसे कल्याण ठाठ में मानना 


ह्प क्हु ३ ऊछ अआआ चआ चेक 


अनुपयुक्त नहीं है। इस राग में मध्यम आरोह और अव रोह में वज्यं माना गया है । 
एक कारण यह भी है कि प्रचार में भूपाली का नाम “भूपकल्याण' भी सुनाई 
पड़ता है। हिन्दी और उद्ू भाषाभाषी उसे “भूपाली' कहते हैं। हमने ठाठों 
को सुविधा की दृष्टि से ही स्वीकार किया है। जिस रीति से हम अपने संगीत को 
उत्तम रूप से समझ सकें, वही रीति हमारी पसंद की जाने योग्य है। “भूपाली' राग 
बहुमत से रात्रि के पहले प्रहर का राग माना जाता है । यह औडव जाति का है और 
इसमें म नि स्वर बिलकुल नहीं लिए जाते। औडव नाम का प्रयोग मैंने बार-बार 
किया है। एस नाम से ५ स्वरों के राग का बोध होता है। औडव नाम से पाँच 
संख्या का बोध खींच-तानकर ही किया जा सकता है। इस विषय में '“रत्नाकर' में 
स्पष्ट कथन मिलता है :-- 


वान्ति यान्त्युडबो$त्रेति व्योमोक्तम्नुड॒वं बुधे! । 
पंचम तन्च॒ भूतेषु पंचसंख्या तहु्भवा ॥ 
ओडवी सा$स्ति येषां च स्व॒रास्ते खोडवा मता। । 
तेषुजात तु यदूगीत॑ तदोडुवितम्रुच्यते ॥ 


'औडव' का अर्थ नक्षत्र है। इनका संचालन आकाश में होता है। आकाश का 
क्रम पंच महाभूतों में पाँचवाँ माना गया है । ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश 
का क्रम प्रसिद्ध है) इस प्रकार औडव का अथ पाँच संख्या का दशक बताया गया है, 
इसी प्रकार षाडव शब्द की व्याख्या भी ध्यान में रखने योग्य है । 


पृडवन्ति प्रयोग ये स्वरास्ते पाडवा मता; | 
पटसस्‍्व॒रे तेषुजातत्वादूगीत॑ पाडवसुच्यते ॥ 


भूपाली राग में वादी स्वर गांधार लिया जाता है और निषाद स्वर के वर्ज्य होने 
के कारण संवादी स्वर घेवत माना गया है। धेवत संवादी होने के साथ-साथ इस राग 
का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वर भी है। इस धंवत का प्रयोग गांधार की अपेक्षा कम ही 
करना बड़ी विशेषता है और यह जिस गायक को अच्छी तरह नहीं सघ गया हो, 
उसका राग बिगड़ जाता है। अभी तुम्हें पर्याप्त रूप से गाने का अभ्यास नहीं हुआ है, 


अतः कुशल गायक गांधार स्वर का उच्चारण किस विश्येषता से करते हैं, यह बताने पर 
भी तुम उत्तम रूप से नहीं समझ सकोगे। 


प्रइन : परंतु आप कहिए, हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे ? 


उत्तर : ठीक है, सुनो ! स्वर का उच्चारण करते समय अपनी इच्छानुसार 
उस स्वर के प्रारम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म दूसरे किसी स्वर का अंश या कण जोड़ दिया 
जाता है। वह किस स्वर का कण लगाया जाता है, जिसकी पहचान करता सरल 
नहीं होता । किसी समय ऐसे बारीक कण राग का वास्तविक स्वरूप उत्यन्न करने 
में सहायक सिद्ध होते हैं। स्वर-मात्र से ही एक राग दूसरे राग से भिन्‍न नहीं कहा 
जा सकता है। यह यसुक्ष्म स्वर-प्रयोग राग का अलंकार होता है, इसके प्रयोग से गायक 


प्रथम भाग ६&€ 


की कुशलता ज्ञात होती है। मनुष्य का शरीर, शूंगार करने पर अधिक सु दर दिखाई 
देगा, परतु शंगार के अभाव में ऐसा नहीं है कि मनुष्य पहचाना ही नहीं जाए । मनुष्य 
की पहचान के लिए श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती; यही सिद्धांत रायों में कायम 
रहता है । 


गायक लोग ऐसे सूक्ष्म स्वर का प्रयोग अत्यंत कुशलतापुर्वक करते हैं। 
भूपाली में वादी गांधार को प्रमुख रूप से दिखाते हुए उप्तमें मध्यम या पंचम का 
सूक्ष्म कण संगति-रूप से जोड़ देते हैं, यह प्रयोग बहुत सुदर लगता है। यद्यपि यमन 
में भी वादी स्वर वही गांधार है, परंतु वहाँ ऋषभ का कण ग्रहण किया जाता है। 
मामिक श्रोताओं को ये दोनों प्रकार स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई दे जाते हैं। यह 
बात केवल वर्णन से नहीं समझाई जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष करके दिखाए 
देता हूँ । प्रत्येक स्वर के नीचे व ऊपर बारीक कण लगाने का अभ्यास करने पर 
तुम्हें मेरे कथन का मर्मं समझ में आ जाएगा । यूरोपियन संगीत में (37/408-४०0|85 
नामक सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग कहीं-कहीं किया जाता है। इसी प्रकार का यह प्रयोग 
भी है। गाने में भिन्‍न-भिन्‍न स्वरों को अनेक प्रकार से परस्पर जोड़ने का काय होता है 
और जिस-जिस प्रकार से यह जोड़ किया जाता है, उसी प्रकार से उसे नाम दिए 
जाते हैं। श्री बनर्जी ने अपने ग्रंथ में यमल, ह्लिष्ट, पूर्वाश्वित, पराश्चित आदि 
नाम बताए हैं। वे प्राचीन नाम हैं। इनका अर्थ भी स्पष्ट है। भूपाली में घेवत स्वर 
संवादी है। इस धेवत का प्रयोग अधिक परिमाण से होता है, परंतु अवरोह करते 
समय गांधार अथवा ऋषभ पर थोड़ा रुक जाना पड़ता है; जेसे 'ध, पग ध घ 
पग रे, ग प ध सा'। धवत की प्रधानता के साथ यदि ठहरने का स्थान पंचम 
बताया जाए, तो देशकार की छाया उत्पन्न हो जाएगी; जेंसे 'घधप, गप, धप, धप, 
गरेसा, गप, घ, प'। देशकार का चलन उत्तरांग में है और इसका विश्वांति-स्वर 
( आरोह-अवरोह व स्वर-विस्तार में रुकने का स्वर ) पंचम माना गया है। वास्तव 
में वह पंडित धन्य है, जिसने पूर्वांग और उत्तरांग रागों का वर्ग-भेद किया है। 
इस वर्ग-भेद के कारण कितनी विशेषता उत्पन्न हो जाती है। भूपाली और देशकार, 
दोनों रागों में सा, रे, ग, प, ध, इन पाँच स्वरों का ही प्रयोग होता है, परंतु एक का 
पूर्वांगप्राधान्य और दूसरे का उत्तरांगप्राधान्य होने से ही इन दोनों रामों में परस्पर 
कितना अंतर हो जाता है। देशकार में लगनेवाले दीघे घ, प कान में पड़ते ही प्रातःकाल 
का आभास होने लगता है। किसी-किसी ग्रंथ में भूपाली में रे-ध स्वर कोमल माने 
गए हैं, १रंतु हमार प्रचलित भूपाली राग का वह स्वरूप नहीं है । 'पारिजात' में ऐसा 
लिखा है, 'मनिवर्जा तु भूपाली रिधौ यत्र च कोमली' । 'स्वर्मेलकलानिधि' 
ग्रंथ के रचयिता का भी ऐसा ही कथन है, 'भूपाली राग: सन्यासः सांश: सग्रह एवं च। 
मतिलोपादोडब: स्यात्प्रात:काले च गीयते । घेवतः शुद्ध एवात्र' इत्यादि । परंतु इस 


ग्रंथ में रे तीत्र माना गया है, अर्थात्‌ यहाँ भूपाली का ठाठ आसावरी हो जाता है। 
शुद्ध स्वरों की प्रचलित भूपाली का वर्णन “रागविबोध' में पाया जाता है । यह हमारे 
ग्रंथों के मतभेदों का स्वल्प दिग्दशन है। जब भूषाली-जेसे सामान्य राग के विषय 
में इतने मतभेद हैं, फिर तो अप्रसिद्ध रागों के विषय में मतभेद होना आइचर्ये 


१०० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


की बात नहीं कही जा सकती। भूपाली और देशकार के भेद को स्पष्ट रूप से समझाने 
के लिए मैं तुम्हें इन दोनों रागों का थोड़ा-थोड़ा स्वर-विस्तार सुना देता हूँ । 


भूपाली : ग, रे सा; रे ग, ग रेग, रेसाध्‌ पृ, धृ सा, रेसा, गे, धपग! 
पग, रेग,ग रेसा। 


गप, ध सां, सां रें सां घ, प ग, रेग, रेंसांघपग, रेग, गंरेंसांध प ग, 
सांघपग,धप ग रे, ग, रे सा। 


देशकार : ध, धप, गपधप, ग रेसा, सा रेगप, घध प, घ॒ प, सां, 
धप, रें रेंसां, धप, धध,सां सांघप, धषग रेसा,घ, घप; पग, प ध, सां, 
रेंसां, सां रंग रें सां, रे सांघ प, घघ, रें सांधघ ध १५, गप घसां, ध प, ग प ध प, 
ग़रेसाध, धप। 


इस स्वर-विस्तार में, मैं स्थान-स्थान पर जेसे रुकता गया था, उसे तुमने ध्यान 
में रखा होगा । अब तुम्हें ये दोनों राग भिन्‍न-भिन्‍न समझ में आ गए होंगे ? 


प्रशन : वास्तव में ये भिन्‍त-भिन्‍न राग दिखाई देते हैं। इस स्वर-समुदाय को 
ठीक हृदयस्थ करना ही ठीक होगा । उत्तरांगप्रधान होने पर कंसी भिन्नता हो जाती है 
ओर वादी स्वर का महत्त्व कैसे दिखाया जाता है, इसकी थोड़ी-थोड़ी कल्पना हमें 
हो गई है। जो भी हम भिन्‍न-भिन्‍न रागों की स्वर-मालिका गाते हैं, उनके रागों को 
रचना के तत्त्व बिना समझे गाने से उतना आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । राग-नियम 
सीखना कितना आनन्ददायक होता है। मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति रागों के 
वादी-संवादी स्वरों को बिना जाने गाता है, उसका गाना मूर्खेतापर्ण कहा जा सकता है। 
जो गायक इन स्वरों को यथायोग्य रीति से जानकर गाता है, वही वास्तविक आदर 


का पात्र होता है | परंतु मेरे खयाल में ऐसे ग।यक बहुत थोड़े ही होंगे । 


उत्तर : तुम्हारा तक युक्तिसंगत है। वास्तव में ऐसे विज्ञ गायक बहुत कम पाए 
जाते हैं। खूब रियाज कर केवल गला तेयार किए हुए ग्रायक बहुत पाए जाएँगे, परंतु 
इन लोगों को न तो रागर-नियमों की जानकारी ही होती है और नये धीरतापर्वंक 
गाकर उन खूबियों को श्रोताओं के सम्मुख रख ही सकते हैं। गाते-गाते चाहे जिन 
असंबद्ध स्वरों पर रुककर, एक असंगत प्रकार-मात्र उत्पन्न कर देते हैं और भोले-भाले 
श्रोता उसे अत्यन्त कुशल समझकर उसकी तारीफ ही करते हैं। एक बार सम्पर्ण 
पद्धति सीख जाने पर तुम्हारे मन में ऐसे गायकों के विषय में कोई सम्मान नहीं रहेगा | 
इस समय यह एक हृढ़ धारणा बन गई है कि जिसका गला उत्तम तैयार हो, वही उत्तम 


गायक है। गले की तेयारी तो आवश्यक है ही, परंतु राग-नियमों के ज्ञान की भी 
गायक को अत्यन्त आवश्यकता है। अस्तु-- 


इस भूपाली राग में शुद्धकल्याण का भाग अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ना 
सम्भव है, क्योंकि ये दोनों राम पूर्वायवादी हैं। भूयाली में ग-प स्वरों की संगति बहुत 


प्रथम भाग १०१ 


सुदर दिखाई देती है। दक्षिण की ओर 'भूपाली' का नाम 'मोहन' राग बताया गया है। 
मोहन राग एक अत्यंत लोकप्रिय राग कहलाता है। दक्षिण के ग्रायकों के गायन 
सुनकर यह ज्ञात होता है कि वहाँ वादी-संवादी स्वरों के महत्व की ओर इतना ध्यान 
नहीं दिया जाता । मेरा उद्दश्य दक्षिणी पद्धति की टीका करना नहीं है। मैंने दक्षिण 
के अनेक गायकों के गाने सुने हैं, परंतु उनके गायन से मुझे उतना आनंद प्राप्त नहीं 
हुआ, जितना उत्तर के गायकों के गानों से प्राप्त हुआ। किसी-किसी ग्रंथ में “भूपाल' 
नाम प्राप्त होता है। वहाँ इस भूपाल राग को भरवी ठाठ में बताया गया है। मेरे 
खयाल से हमें भूपाल और भूपाली को दो भिन्‍न राग मानना चाहिए। भेरवी ठाठ में 
म, नि वर्ज्य राग को 'भूपाल' और शुद्ध स्वरों के म, नि वज्य राग को 'भूपाली' कहते 
हैं। राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में और भूपाल राग दिन के प्रथम प्रहर में गाया 
जाता है। 

प्रइत : लक्ष्यससंगीतकार ने भूपाली का वर्णन कसा किया है ? 

उत्तर : इस प्रकार :-- 


फल्याणमेलसंजाता भूपाली बुधसंभता । 
आरोहे चावरोहे४पि मनिह्दीना भवेत्सदा | 
गांधारः केवल वादी धेवतो5मात्यहरितः | 
स्ादस्या; प्रकृति: शुद्धकल्याण सदशो भ्रवम्‌ ॥ 
पूवोगस्‍्य ग्रधानत्वात्‌ सायंगेयत्वमी जषितसम | 
संपूर्णावरोहणो:पि कल्याणो5स्यामवेत्पूथक्‌ || 
सत्युत्तरांगप्राधान्ये देशीकारः समुद्भवेत्‌ | 
वादित्वादू वतस्येव वेलक्षरयं प्रकाशयेत्‌ ॥| 
ये इलोक तुम्हें याद कर लेने चाहिए। 


प्रइन । आपने कहा था 'रागविबोध' में वणित भूपाली अपने प्रचलित भूपाली 
से मिलता है। तब 'रागविबोध' में इस राग का वर्णन कंसा किया है 


उत्तर : 'रागविबोध' में इस प्रकार कहा गया है :--- 
मल्लारिमेलउक्तास्तीवतर रिमृदुमतीव्रतरधाश्च । 
मृदुस्तः शुद्धाः समपा अस्मादेते तु मल्लारिः ॥ 
तर क्र न 
सन्याप्तग्रहगांशा मनिद्दीनोषध्तिस्मृतेहभूपाली । 
पहली आर्या में मल्‍लारी मेल के स्वर बताए हैं। हमारे शुद्ध रे, ध स्वर ही 
'रागविबोध' के तीब्र रे व तीव्रतर ध स्वर हैं और जो स्वर हमारे शुद्ध ग और 
नि हैं, वे स्वर 'रागविबोध' के मृदु 'म' ओर मृदु 'सा' हैं। इस विवरण के 
अनुसार 'रागविबोध! का मलल्‍लारी ठाठ हमारे बिलावल ठाठ-जंसा ही सिद्ध 
होता है । रागविबोधकार ने “भूपाली” को प्रभातकालीन राय माना है और 


१०२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


हमारे यहाँ यह राग रात्रिकालीन माना गया है, यही मतभेद है। प्राचीन काल में 
भूपाली के प्रात:काल गाए जाने के प्रमाण-स्वरूप कोई-कोई कहते हैं कि हमारे दक्षिणी 
घरों की स्त्रियाँ प्रात:काल उठकर 'भूपाल्या' पद्य गाती हैं और उन पद्यों का राग 
बिलकुल अपने प्रसिद्ध राग भूपाली के समान ही होता है । यह धारणा असंगत नहीं है, 
इसपर भी विचार करना चाहिए। परंतु इस समय तो प्रचार में भूपाली राग गायकों 
द्वारा रात्रि में ही गया जाता है, यह निविवाद है। हमें प्रचार की तरफ ध्यान देते हुए 
आगे बढ़ना है, वयोंकि हम हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति का विचार कर रहे हैं । 
“रागविबोध' में इसे प्रातः:कालीन माता गया है और इसका वादी स्वर गांघार ही 
स्वीकार किया गया है। यह आंशिक रूप से हमारे राग से मिलती हुई धारणा है । 


प्रदन : मेरे खयाल से वादी-संवादी शब्दों के अर्थ नवीन रूप से स्थापित करते 
हुए, विद्वानों ने पूर्वांग व उत्तरांग रागों का विभाग करते हुए ही रागों का समय 
निर्धारित किया होगा 


उत्तर : तुम्हारा कथन असंभव नहीं कहा जा सकता । 'भूपाली' राग को रात्रि- 
कालीन और गांघारस्वरप्रधान मानकर ही 'देशकार' से उत्तम प्रकार से भिन्‍न किया 
जाता है। हमारे पंडितों की कुशलता ही है कि एक-से स्वर-समुदाय के दो भिन्‍न- 
भिन्‍न राग मानकर, केवल वादी स्वर की सहायता से ही भिन्‍न-भिन्‍न समयों के राग 
बनाकर दिखा दिए । 


प्रघन : संभवतः गायक लोग भूपाली राग को गांधार से ही आरम्भ करते होंगे ? 


उत्तर : प्रायः ऐसा ही करते हैं, परंतु कहीं-कहीं सा, प, इन स्वरों से भी गीत 
आरम्भ करते हुए मुझे सुनाई दिए हैं। इस समय प्रचार में ग्रह, न्यास आदि स्वर- 
नियमों को बिलकुल छोड़ दिया गया है। हमारे देशी संगीत में ग्रह, न्यास के नियम 
लगाने पर राग-वेचत््य सीमित हो जाएगा, ऐसा विचार भी कोई-कोई व्यक्त करते हैं। 
'कामाचार प्रवतित्वं देशी त्वम्‌, यह देशी संगीत की व्याख्या निश्चय ही बहुत-कुछ तथ्य 
लिए हुए है। राग का केवल आलाप करते हुए ग्रह, न्यास के नियम थोड़े प्रमाण में 
ग्रहण किए जा सकते हैं, परंतु गीतों में भी उनका अनिवाय रूप से ग्रहण किया जाना 
शक्‍्य नहीं है। जबकि प्राचीन संगीत में सम्पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया है, तब इन 
नियमों की क्या आवश्यकता है ? अस्तु-- 


भूपाली' एक सरल रागों में माना जाता है। नवीन सीखनेवालों को यह राग 
शीघ्रता से आ जाता है। कोई-कोई विद्वान यह कहते हैं कि 'सा, रे, ग, प, ध', यह स्वर- 
समुदाय एक अत्यन्त प्राचीन काल का ठाठ है। इस ठाठ से निर्मित होने के समय 'म! 
ओर "नि स्वरों का निश्चयीकरण नहीं किया गया था। परंतु यह प्रइन इतिहास का है । 
इसपर कुछ पादइचात्य ग्रंथ 868$800078 07 ॥076 (6९॥।४स्‍7ण2), $६0067॥5? 
प्राशणज ए पआ6 (रा([6), सांइ६0ए 0 /प्रश॑० .(.४०४७७०९॥), 77००ए 
0 80070 ॥7 708 १6|४४०0॥ 40 १/प४ं० (8]8850778). आदि तुम्हें पढ़ने चाहिए 
उन ग्रंथों के जिन भागों को पढ़ना आवश्यक है. उनको मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। 
संगीत के इतिहास को सीखते समय पारचात्य ग्रंथों का अवलोकन करना आवश्यक है । 


प्रथम भाग १०३ 


प्रशन : हम आपसे ऐतिहासिक चर्चा में जाने का आग्रह नहीं करते । अब हम 
भूपाली राग ठीक समझ चुके हैं, अब आगे का राग बताइए ? 

उत्तर : ठीक है ! अब हम “चद्रकांत' राग के विषय में चर्चा करें। इस नाम 
की नवीनता का कारण इस राग का प्रचार में नवीन होना मात्र है। इसका वर्णन 
ग्रंथों में पाया जाता है। इसे कल्याण-अग का राग मानते हैं। यह बहुत अंधों में 
शुद्धकल्याण-जसा ही दिखाई देता है। इसके आरोह में मध्यम वज्यं है और निषाद 
का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह शुद्धकल्याण से भिन्‍न हो जाता है। इसमें नि, रे, 
ग, रे सा, ग रे ग, प मग रे, सा रे ग॒ रे सा' स्वर-समुदाय यमनकल्याण का आता 
है। परंतु यमन राग संपूर्ण है और इसमें आरोह में मध्यम नहीं लगाया जाता, इस 
दृष्टि से यह यमन से अलग हो जाता है। “चंद्रकांत' में अवरोह में मध्यम लेते हुए 
गायक उसे मीड़ में लेकर शुद्धकल्याण के अनुसार रूप दिखाते हैं ! केवल निषाद 
स्पष्ट दिखाते हैं, जिससे यह शुद्धकल्याण से अलग हो जाता है। इस राग का वादी 
स्वर गांधार व संवादी स्वर निषाद माना गया है। इसका समय रात्रि का प्रथम 
प्रहर है। 'रागलक्षण' ग्रंथ में इसके स्वर इस प्रकार बताए हैं :-- 


मेचकल्याणिकामेलाच्चंद्रकांत इति श्रुतः । 
आरोहणे मरिक्तः स्थादवरोहे समग्रकः ॥ 
लक्ष्यसंगीत' में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है :-- 
कल्याण मेलके ख्यातश्चंद्रकांतो गुणिप्रियः । 
आरोहे मध्यमत्यक्तो द्यवरोहे समग्रकः ॥ 
गांधारस्थेव वादित्वं संध्याकालग्रसचकम । 
प्राधान्य॑ स्पात्पुनिश्चितं पूर्वांगे5त्र सतां मते ॥ 


उपयु क्त वर्णन के अनुसार ही गायक इसे प्रचार में गाते हैं। इस राग के विषय 
में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । यद्यपि यह राग प्रसिद्ध नहीं है, परंतु 
मधुर अवश्य है । 

प्रश्न : हम यमन, शुद्धकल्याण, भूपाली और चंद्रकांत, इत चारों रागों को 
उत्तम रूप से समझ गए हैं। इनके वादी स्वर तथा अन्य सभी बातें हमारे ध्यान में 
आ गई हैं। अब आप हमें इन रागों का विस्तार सुना दीजिए । 

उत्तर; ठीक है, मैं तुम्हें इन सबका स्वर-विस्तार सुना देता हूँ । यह और भी 
सुविधाजनक होगा :-- 

यमन 

ग, रे, सा; सा रे ग, रेग, नि रेग, रेसा; सा रेग रे सा, निधप, 
प्‌ ध्‌ नि, ध नि, रे रे, नि रे ग, रे ग, रे, सा; प मे ग, रे ग, रे, गस॑ प, म॑ ग रे, नि रे 
गरे, नि रेग सं प, रे सा; प पु ध ध नि निध नि, रे नि, रेनि, गग, रेग पम॑ ग, 
धपमंग, रेग, रेसा; नि रेग म॑ प, गर्म प, ध घ प, म॑ ग, रे ग, प, रे, सा, नि रे 
सा; निधप संगम प, निध, मंघनिध प, सं मं गग, रे रे, गय रे ग, नि रे ग, रे, 


आा+- 


१०४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गमंग, घपर्मंग, रेग, पग, रे, सा; निरेगरेसा, निरेगमंपरेसा, 
निधमंधपमंगरे, गर्मपसंग, रेग, पृप्धधनिनिरेरे, गरेग, 
प॒म॑ग, रेग, रेरेसा; गग, पधप, सां,सां, निरें खां, नि रेंग॑ रें सां सां नि ध, 
तिधघपमंप्धघप, निधप, सां निधप, मंग रे, गर्म पम॑ग, रेसा; नि, म॑, 
गरे, गर्म प, नि, रें सां, गं रें सा, नि नि, घनि, मंधमंप, नित्ति, मंग, रे रे, 
निरेगमंप, रेग, रेसा; निरेसा। 


शुद्धकल्याण 
ग, रे, सा; सा रे सा, ग, रे ग, रे, सा रे ग रे सा; रे रे 


श्चितध 
सा निधृप,प धृ प, सा, सा रे ग, रे ग, प्‌ ग, रे ग, रे सा, ग रेसा रे, सा नि ध प, 
निधपष, धपृ, सा, सा रेग रेसा, गरेग, परेसा; सा रेग, पसंग, रेग, 
मंग,घपसे॑ग, रेग, पघनिधप, ग, रेग, परेसा; पृध पृपु, सा, ध सा, 


८5 “75 
गरेग,पर्ग रेग, धपगरे,गपग रे, गरेसा; सां धघ पग, रेग, धपग, 
रेग, रे, सा; प म॑ग रे, गरे सा, पग रेसा, सा रेगपग रेसा, निधप गपप 


पृग रे, गपध निध फप,ग, घप ग, रे ग, प रे, सा; ग, रे, सा, रेसा; नि ध प, प सा, 
रेग रेसा, सा, ग रे ग, पृध पु सा, रे ग, ग, ध घ पग, रे ग, सा रेग, धपणरे, 


सा; पप्गग, पपधप, सां, सां, गं रें सां, सां रेंगंरें सां, रें रेंसां, निध ध प प, 
गग,प ध, रें सा,नि घ १, फग॒ रेग, प रे रे सा। 


भूपाली 


गे, रे, सा, साधू, सा रेग, रे ग, रे सा; सा रे ग॒ रे सा, पृप्‌ 
धसा, सा धू, रेसा ध, ग रे ग, सा रेसा घ्‌ धुप, पृ धु सा, सा रे; ग॒ रे; सा रे सा; 
गरेगपगरे,ग पधपग, रेग, पघप, गरे, गरेसा; पृधसारेग, रेग, 
गपधघप,धपम रे, सां सांघ प ग्रे, धपगरे, सां रेंसां, धपगरे, सारे 
गरे,गपग रे, सा; ग ग प धप, सां, सां, सां रेंसां, सां रेंगं रेंसां, रे रें सांध 
पग्र,सांघपग,घपग, रेग, प धर्सा,प धघ पग, रेग, रे, सा; गगप घसां; 
सां रेंसां, सा रेंगं रेंसां, सां रेंगं पं गं रें सां, गं रें सां, रेंसांधप ग, धपगरे, 
सारेगपधसांधपगरे, गरे, सा; धृधृप्‌ृध॒सा, पृधसा, धसा, रे, सा, 
गरेग,गपग, गपघपग, सांघपग, रेंरेंसांघपग, रेग, प ग, धपग, 
रेरेसा,सारेग। 


चंद्रकांत 
ग रे सा, नि ध्‌ पृ, ध्‌ पू, सा, सा रे ग रे सा, रे रे सा; निरेग, 


हि] ा 86%. 
रथ, रे रे, य प रे ग, संग, प म॑ ग, रे ग रे सा; नि रे ग, रे सा, रे रे सा, रे रे सा, 
निधनिधृपु, पृधनिरे, गरे, धगपरे, नि, रेगरेसा। 


प्रथम भाग १०४ 


पृ, ध प, निधप, नि रे, ग रेग, पंग, निधप मंग, रे गे, ५, रे सा; 
साधप,ध धप,पृधुसा,नि रेग रेसा, सासा ग॒ रे ग, रेग, निनिमंग, रे ग, 
पृ, रेसा; धर्मंग रेग, म॑ग रे, प, निध, संग रे, गपगरे सा, गग रे ग १, 
धप, सां, सां, नि रे गंरें सां; निरेंगंपंगं रें सां, सां रें सां निध, निधप, ग रे, 
गप, नि रें, नि ध मंग रे ग १, ग रे सा । 


सासा,पप, मंग रे, ध घ, नि ध मं ग रे, धप मं ग रे, गपग रे, निरे ग, 
निधपमंग रे, गपग रे, ग रेसा। 


अब इनके अधिक विस्तृत विस्तार करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती । 
“पयमन' अत्यंत सरल राग है। इसके विषय में बहुत-कुछ बता ही चुका हूँ । 'भूपाली' 
और “भूपाल', ये दो राग अलग-अलग हैं, यह स्मरण रखने की बात है। इन दोनों 
को ग्रंथाधार प्राप्त है। पु डरीक विट्ठल पंडित ने भूपाली को "केदार मेल का राग 
माना है। उनका केदार मेल अपने बिलावल ठाठउ-जसा ही है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ 
कि भूपाली शुद्ध स्वरों के ठाठ में मानी गई है। 'केदार मेल' का वर्णन पंडित पु डरीक 
विट्ठल ने इस प्रकार किया है :-- 


लध्वादिकोी पड़जकमध्यमी च । शुद्री समोी पंचमको विशुद्ध: | 
निगी विशुद्धो च यदाभवंति | ददातु केरारकमेल उक्त) ॥ 


यह स्वर-वर्णन तुम्हें नवीन ही मालूम होगा, परंतु इसे समझने में तुम्हें अधिक 
परेशानी न होगी । यहाँ जो 'लघु' षपडज व मध्यम बताए हैं, वे क्रमशः हमारे तीज्न नि 
और ग हैं और जिन नि-ग को यहाँ शुद्ध कहा है, वे स्वर हमारे प्रचलित शुद्ध ध और 
शुद्ध रे हैं। पुडरीक दक्षिण का विद्वान्‌ था, अतः उसका शुद्ध स्व॒र-ठाठ दक्षिण का 
ही था। “रागविबोध' में भी यही शुद्ध ठाठ माना गया है। इन दोनों ग्रंथों में वणित 
राम अनेक स्थानों पर परस्पर मिलते हैं। ग्रंथों के स्व॒रों का मिलान अपने स्वरों से 
करने का वर्णन तुम्हें बता दिया है। “लक्ष्यसंगीत' में यह तुलना उत्तम रूप से की गई 
है। यदि तुम चाहो, तो तुम्हें वे श्लोक सुना दू ? 

प्रदन : अवश्य सुनाइए, हम उन्हें कंठस्थ करेंगे । 

उत्तर : सुनो ! लक्ष्यसंगीत' में कहा है:-- 


समपा लक्ष्यशुद्धास्ते ग्रंथेणपि तथेव च। 
कोमलोतुरिधावत्र ग्रथेषु शुद्धूसंज्ञको ॥ 
अस्पाक॑ यः कोमलोगस्तत्र साधारणो मतः । 
तीव्रगांधारसंज्ञोइत्र ग्रथेषु चांतरामिधः ॥ 
निषादस्तीव्रकोस्माक॑ भवेत्काकलिसंज्ञक! । 
कोम लोनिव्यवहारे ग्रथे स्पात्केशिकाहयः ॥ 


१०६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


तीव्रमध्यमस्य संज्ञा बहवः स्थु) सुललिता: 
वरालीमः प्रतिमो5पि केशिकी पंचमो मदुः । 
अस्मच्छुद्ध रिधी वत्र शुद्रौस्यातां गनी क्रमात्‌ ॥ 


इन इलोकों को कण्ठस्थ करने से तुम्हें ग्रंथों के वाकक्‍्यों का अर्थ सरलता से 
समझ में आने लगेगा। यद्यपि इन इलोकों से भी 'रत्ताकर, दर्पण” आदि ग्रंथों में 
बताए राग समझ में नहीं आ सकगे, परंतु अन्य अनेक ग्रंथों की स्पष्टता अवश्य 
हो जाएगी । 


'. प्रदन : तो क्‍या 'रत्नाकर' व 'दर्षण' में रागों का वर्णन निराले प्रकार से किया 
हुआ है ? 


उत्तर: इन ग्रंथों में राग-वर्णन में ग्राम व मूच्छेना का प्रयोग किया गया है। यह 
विषय कठिन और विवादपग्रस्त है। हमारे हिन्दुस्तानी संगति में वेसी ग्राम-मुच्छेना की 
उलझन नहीं है। इन दोनों ग्रंथों के भाषान्तर हो गए हैं। इन्हें पढ़ने से तुम ग्राम-मच्छेना 
का उपयोग जान सकोगे । जब मैं तुम्हें इन ग्रंथों को पढ़ाऊगा, तब इस विषय की चर्चा 
करना उपयुक्त होगा। 


प्रश्न ; 'रत्नाकर' व दर्पण, इन दोनों ही ग्रंथों की राग-रचना क्या एक-सी है ? 


उत्तर : नहीं, दर्पण में छुह राग और तीस रागिती मानी गई हैं। इसके रचयिता 
दामोदर पण्डित का कथन है कि यह रचना हनुमान ( हनुमत )-मत के आधार पर 
की गई है। हनुमनूमत के आदि प्रधान ग्रथ का कोई वर्णन नहीं किया है। इस 
समय भी हनुमन्मत का ग्रंथ प्राप्त नहीं है। दर्पषणकार ने “रत्नाकर' का केवल 
स्वराध्याय ग्रहण किया है और “रत्नाकर' के राग्राध्याय को छोड़कर उसके स्थान 
पर अन्य किसी ग्रंथ का रागाध्याय अंकित कर दिया है। कोई-कोई ऐसा तक करते हैं 
कि दर्पणकार ने 'रत्नाकर' का राग्राष्याय ( रागों का खुलासा ) नहीं समझा था; 
शायद ऐसा ही हो, हमें इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। म्रंथों में 
रागों के विषय में दिए हुए विवरण परस्पर इतने निराले और विपरोत हैं कि उन्हें 
जानकर तुम्हारे मन में हिन्दुस्तानी संगीत के प्रति बने हुए आदर-भाव पर आघात 
होना सम्भव है। इस बात को एक उदाहरण से समझ लो। तुम्हारे कल्याण ठाठ 
में सब स्वर तीव्र लगते हैं, यह मैं बता चुका हैँ। इस ठाठ के सम्र्थन में एक-दों 
ग्रंथाधार मैंने तुम्हें बताए हैं। अब 'पुण्डरीक विट्ठल' के ग्रंथ 'रागचन्द्रोदय' का 
कल्याणी मेल देखो :-- 


शुद्धी सगी शुद्धपधी तथव । लध्वादिको पड़जकपंचमों च । 
साधारणो गोपियदा भवेत्त । कल्याणकस्यामिद्दितः सुमेलः || 


यह स्पष्ट है कि यह वर्णन प्रचलित कल्याण ठाठ में नहीं लग सकता। इस 
प्रकार के भिन्न-भिन्न वर्णन ग्रंथों में बहुत पाए जाते हैं। इसी कारण अपने गायक 


प्रथम भाग १०७ 


कल्याण के भिन्न-भिन्न प्रकारों को स्वीकार करते हैं। पुण्डरीक के कल्याणी मेल की 


निन्‍्दा करने की जरूरत नहीं है। जरा रागविबोधकर्त्ता सोमनाथ का कथन 
तो सुन लो :-- फ 


कल्या णस्य तु मेले शुचयः सपधा रिरस्ति तीव्र॒तर! । 
साधारणश्व सदुपो मुदुसोइस्मिन्नेष इतरे च ॥ 


ये दोनों ग्रंथभार एक ही मत के माननेवाले हैं। ऐसे ग्रंथों के अभिमतों को 
 तिरस्कृत भी नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग हमारे द्वारा केसे हो सकता है, यह 
मैं तुम्हें आगे बताऊँगा । | 


प्रघन : ठीक है, ऐसा ही कीजिएगा । अब केवल एक तीब्र मध्यम को ही ग्रहण 
करनेवाले रागों का विचार हमें करना चाहिए । 


उत्तर : एक मध्यमवाले इस ठाठ के राग मालश्री, हिडोल व यमन माने 
जाते हैं। इनमें से यमन का वर्णन आश्रय राग होने के कारण इससे पहले किया जा 
चुका है। मालश्री व हिण्डोल राग औडव हैं। इनमें पाँच स्वर ही लगाए जाते हैं। 
प्रथम मालश्री की ओर ध्यान दें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें सभी 
स्वर तीव्र लगते हैं। इस राग में रे, घ स्वरों को वज्यं किया जाता है। यह ठीक है 
कि बुद्धिमान लोग हमारी संगीत-रचना अत्यन्त सरलता से समझ सकते हैं। कल्पाण 
ठाठ के स्वर सा रे ग॒ म प्‌ ध॒ नि' में से भिन्‍न-भिन्‍न स्वरों को वज्य करते 
हुए भिन्‍न-भिन्‍न रागों को उत्पन्त किया जाता है; जेसे--उक्त संपूर्ण स्वरों से 'यमन' राग 
हो जाता है, आरोह-अवरोह में म, नि वर्ज्य करने पर भू पाली, केवल आरोह में म, नि 
वज्य करने पर शुद्धकल्याण, केवल आरोह में म वर्ज्य करने पर चन्द्रकांत राग हो 
जाता है, यह तम सीख ही चके हो । अब यह याद रखो कि उपयु क्त ठाठ के ख्वरों में 
रे, ध वर्ज्य करने से मालश्री और रे, प वज्यें करने से हिडोल हो जाता है । 


प्रदन : आपके कथन का तात्पर्य हम समझ रहे हैं। आपने अभी तक जो-जो 
बातें बताई हैं, उन्हें समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुईें। वास्तव में हमारी राग- 
रचना अत्यन्त मनोरंजक है | मेरा खयाल है कि जिस प्रकार कल्याण में म-नि और रे-ध 
स्वर वज्यें करने से नवीन राग उत्पन्न हो जाते हैं. इसी प्रकार अन्य ठाठों में भी ये ही 
स्वर वर्ज्य करने से नवीन राग उत्पन्न होते होंगे ! 


उत्तर : तुम्हारी कल्पना गलत नहीं है । आगे बिलावल ठाठ में इसी 
नियम से आरोह में मध्यम वजज्य करने से “अल्हैयाबिलावल', म-नि वज्य करने 
से 'देशकार', आरोह में रे-ध वज्य करने से 'बिहाग' हो जाता है। खमाज ठाठ में रे- 
ध स्वर वर्ज्य करने से 'तिलंग' हो जाता है। ये स्वर भरवी ठाठ में वज्यें करने 
से 'धनाश्री' राग का एक विशिष्ट प्रकार उत्पन्न हो जाता है। पूर्वी ठाठ के आरोह 
में रे-ध वज्य करने पर 'जंतश्री' होता है। तोड़ी ठाठ में इन्हीं स्वरों को आरोह 
में छोड़ने से मुल॒तानी राग होता है। अधिक क्या, प्रत्येक ठाठ में सम्पूर्ण-औडव- 
षाडव प्रकार से ४८४ राग गणित से होना सम्भव है। यद्यपि इतने प्रकार नहीं हैं, 


१०८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


परंतु प्रत्येक ठाठ में निम्नलिखित १२ प्रकारों में नवीन-प्राचीन ग्रंथकारों ने इसी प्रकार 
अनेक राग उत्पन्न कर उनके भिन्‍त-भिन्‍न नाम दिए हैं। ये बारह प्रकार नीचे भेरव 
ठाठ के उदाहरण से समझो:-- 


भेरव ठाठ 
१. सा रे ग मं पे ध॒ नि सां। 
२. सा रे & मं प धघ » सां। 
३. सा रें &म प ध॒ नि सां। 
४. सा रे ग म प्‌ घ॒ » सां। 
भू, सा »& ग सम पे »& तनिखसां। 
६, सा »& गे म प्‌ थ॒ ति सां। 
७. सा रे ग म प्‌ »% नि सां। 
८. सा रे ग » प्‌ ध्‌ » सां। 
६ सा रे ग ४ प घ॒ु नि सां। 
१०. सा रे ग मे य॑ धघ्‌ » सां। 
१९. सा रे ग मे »& ध्‌ नि सां। 
१९, सा »& ग म » ध॒ नि सां। 


इन प्रकारों में हमारे मिश्रराग, वक्र रूप, वादी स्वर-परिवर्तेन से बदलनेवाले 
राग तो अभी आए ही नहीं हैं। यह नियम कठिन नहीं है, इसका प्रयोग हमारे 
अशिक्षित गायक ठीक-ठीक कर लेते हैं, फिर सुशिक्षित लोग तो इसे सरलता से प्रयोग 
में ला सकते हैं। इस रीति से उत्पन्न होनेवाले नवीन रागों को लोकप्रिय बनाने में 
पर्याप्त समय ओर परिश्रम की आवश्यकता है, परंतु यही एकमात्र उपाय इन्हें प्रचलित 
करने का हो सकता है। हमारे संगीत-व्यवसायी गायकों को सेव नवीन राग बनाने 
और उन्हें सिखाने व सुनाने की उत्कंठा रहती है । ऐसे गायकों को ये नवीन रूप 
सिखाए जाने पर अपने-आप ही ये राग-स्वरूप लोकप्रिय हो जाएंगे। यह अनुभव 
स्वतः मुफे प्राप्त हुआ है ओर इस कार्य से मुझे प्रशंसा भी प्राप्त हुई है। हमारे श्रोताओं 
को नए राग बहुत पसंद आते हैं। कई गायकों ने अपने प्रचलित रागों को तोड़-मोड़कर 
और इस प्रकार नए स्वरूप बनाकर भी कीति पाई है। ऐसे उदाहरण मेरे सामने 
आए हैं। उनके इन नवीन रागों के नियमों पर कौन विचार करता है। इस प्रकार के 
गायकों का अज्ञान उनके राग-विस्तार करते समय मामिक श्रोताओं द्वारा सर्देव 
पकड़ में आ जाता है। यह स्पष्ट है कि नियम स्थिर करने का भार हमारे सुशिक्षित 
लोगों पर है । अस्तु, हम 'मालश्री' की ओर बढ़े । 


ग्रंथों में मालश्री' नाम भी दिखाई देता है। किसी-किसी ग्रंथ में 'मालाश्री', 
'मालासी' आदि नाम भी पाए जाते हैं; परंतु ये सभी नाम बहुमत की दृष्टि से एक 
ही राग के नाम हैं। इस प्रकार दिखाई देता है कि 'मोलश्री' राग शास्त्रसिद्ध है । 
प्रचार में मालश्री में गांधार और निषाद तीव्र ( शुद्ध ) लिए जाते हैं। इस प्रकार 
मध्यम स्वर भी तीव्र माना जाता है। ग्रंथों में जो 'मालश्री' राग पाया जाता है 


प्रथम भाग १०६ 


उसका ठाठ श्रीराग का ठाठ अर्थात्‌ प्रचलित काफी का ठाठ है, यह तुम्हें पहले बता 
दिया गया है ? तब हम प्रचलित मालश्री के लिए ग्रंथों का आधार कसे ग्रहण कर 
सकते है ? यह भी एक विचित्रता है कि उन रागों में कहीं-कहीं रे-ध स्वर विवादी कहे 
गए हैं। रागविबोधकार का कथन निम्नलिखित है। उन्होंने ठाठ श्री राग का 
ही माना है। 
सग्रहसांशनन्‍्यासा माल्षाश्रोनिग्रहांशा वा। 
पूर्णाथवा रिधाल्पा गेया5 दो मंगलाय शाश्वतिकी || 
'पपारिजात' में इस राग का ठाठ काफी माना गया है; परंतु धैवत वर्ज्य करने 
का कथन नहीं किया है। बहुत-से संस्कृत-ग्रंथों में मालश्नी को काफी ठाठ में ही माना 
गया है। भेद इतना ही है कि कोई-कोई इसे सम्पूर्ण मानते हैं और कोई-कोई इसे 
धाडव-ओडव भी मानते हैं। लक्ष्यसंगीतकार ने मालश्री का वर्णन इस प्रकार 
किया है :-- 
कल्याणे मेल्ञके तत्र मालश्रीर्गीयते बुभे! । 
पंचमांशग्रहन्यापा रिधहीनोडबा मठा॥ 
यह स्वरूप प्रचलित मालश्री का वास्तविक स्वरूप है। अन्य प्रंथकारों ने 
'मालश्री के विषय में जो-जो कहा है, वह उन्हीं के शब्दों में तुम्हें सुना देता है । 
रागलक्षरो--- 
हरप्रियाख्यमेल/ज्च संजातश्चसुनामकः । 
मालवश्री रिहिख्यातः सन्‍्यासं सांशकग्रहम ॥ 
रिवर्जवक्रमारोहे... रिपवर्ज्यावरोहकस । 
हरप्रिय ठाठ' अर्थात्‌ हमारा काफी ठाठ है। यह स्वरूप मालश्री का नहीं है 
यह स्पष्ट है । 
फरिजाते-- 
रिहीना मालवश्रीः स्यात शुद्धमेलस्वरो द्‌ भवा । 
मध्यमादिस्व॒रोद्‌गाहा धांशयुक्तान्त्यपास्मता ॥ 
पंगीतसा रामृते -- 
श्रीरागमेलसंजाता पड़जन्यासग्रहां शिका । 
रिवर्जिता मालवश्नी! पाडवा मंगलप्रदा |। 
गांगमेनांशंपन्ति प्रगेया स्चेदा बुचे। ॥ 
स्वर्मेलकलानिधि' के मत से भी “मालवश्री' का ठाठ काफी कहा गया है। 
प्रदन : 'स्वरमेलकलानिधि' ग्रंथ किस समय का है ? 
उत्तर : 'झाकेनेत्रधराधराब्धिधरणीगण्येथसाधा रणे/--इस प्रकार ग्रंथकार ने 


कहा है; अर्थात्‌ यह १४७२ शाके की रचना है। तिथि के लिए कहा गया है-- 
बे श्रावणमासिनिमंलतरेपक्षेदक्ष म्यां तिथो' 


११० भातखंडे संगीत-शा सत्र 


चतुर्देण्डिप्रका शिकाया मु -- 
पाडवोमालवश्रीः स्यात्‌ रागांगसपभो ज्कितः । 
मेलेश्रीरागविर्याते सवेकालेषु गीयते ॥ 
रागचंद्रोद ये -- क्‍ 
चतुःश्रुतीयत्ररिधी भवेतां साधारणों गो$पिचकेशिकीनिः । 
तथा विशुद्धा। समपा भवन्ति श्रीरागकस्यासिहितः समेलः | 
श्रीरागको5स्मादपिमालवश्री पन्ना सिकामेर विका तथव । 
अन्ये5पिरागाः कतिचित्पप्तिद्धा भवन्ति सेंघव्य मिधादयश्च ।| 


भावाथे : जिसमें ऋषभ और धेवत चार-चार श्रुति के लिए गए हैं, गांधार 
स्वर साधारण नाम से लिया है, निषाद कंशिक तथा षड्ज, मध्यम और पंचम शुद्ध लिए 
जाते हैं, उसे विद्वान श्री राग का ठ5 कहते हैं। इस राग मेल से ही मालश्री, धन्नासी 
( धनाश्री ), भरवी और अन्य सेंधव आदि राग उत्पन्न होते हैं। यह भी काफी का ही 
ठाठ है। अब यह प्रइन उत्पन्न हो जाता है कि क्‍या हमारा प्रचलित मालश्री राग 
बिलकुल अशुद्ध है ? प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि से इसको शास्न्‍र-शुद्ध कंसे कहा जा 
सकता है ? 

मेरी दृष्टि से तो यह निर्णय है कि 'रागविबोध' ग्रंथ में वणित मालबश्री 
और 'लक्ष्यसंगीत' में वणित मालश्री दो भिन्‍न-भिन्‍न राग हैं। काफी ठाठ के ख्वरों 
में रे-ध दु्बल करते हुए एक स्वतंत्र 'मालश्री' को भी हम स्वीकार कर सकते हैं । 
काफी ठाठ के विषय में विचार करते समय मैं इस विषय पर तुम्हें अधिक बताऊंगा । 
लक्ष्यंगीतकार ने इसी प्रकार मानते हुए कहा है--ग्रंथेषु मालवश्ुयाख्या 
काफीमेले सुलक्षिता; तासावस्मल्लक्ष्यमार्गप्रसिद्धेंति परिस्फुटमु । तुम्हें इस 
कथन को सुनकर आदचये होगा, परंतु यह उपाय मानने का आधार सर्वेमान्य 
ग्रंथ 'रत्नाकर में भी वर्णित है--बद्धालक्ष्यप्रधानानि शाख्वाण्येतानि मनन्‍्वते; 
तस्माल्लक्ष्यविरुद्ध/ यक्तच्छास्त्र नेयमन्यथा'। उसकी टीका करते हुए कल्लिनाथ 
ने लिखा है--एतानि शाख्राणि देशी विषयाणि; लक्ष्यप्रधानानि लक्ष्यमेव प्रधान 
येषांतानि; तस्मात्‌ लक्ष्यविरुद्ध/ यच्छास्त्र तत्‌ लक्ष्यविरुद्ध यथा न भवति 
तथा व्याख्येयमिति' । यह उपाय वास्तव में उत्तम है । रागविबोधकार ने 
'रत्नाकर के उपयुक्त इलोक के विषय में एक स्थान पर ऐसा कहा है-- 
'शाख्राणां लक्ष्यानुग्रहाय प्रवृत्तत्वातु यत्र तयोविरोधस्तत्र शास्त्रेनियभित- 
स्थाप्यर्थस्थ उपलक्षणत्वादिना प्रकारांतरेण गति: कतेंव्या न तु लक्ष्यमुपेक्ष्यम्‌' । अस्तु, 
मालश्री' राग को दिन के अन्तिम प्रहर में गाने की प्रथा है। इस समय गाए जाने- 
वाले रागों का प्रधान चिह्न यह है कि अधिकांश रागों में रे-ध स्वर वज्यें या 
दुर्बल ग्रहण किए जाते हैं। उदाहरण के लिए घानी, धनाश्नी, भीमपलासी, 
मुलतानी व मालश्री को लिया जाता है। जेसे-जसे सूर्य अस्ताचलगामी होता है, 
वेसे-वेसे ही संधिप्रकाश रागों का आरम्भकाल आजाता है, भर्थात्‌ दिन-भर 
चलनेवाले तीव्र रे और घ दुबेलत्व पाने लगते हैं। उपयुक्त धानी, घनाश्री आदि 


प्रथम भाग १११ 


रागों में गांधार, निषाद कोमल लिए जाते हैं; इस विषय में भी किसी-किसी का मत है 
कि इनका भी झुकाव व्यवहार में तीव्र गांधार, निषाद की ओर होता जाता है। उनका 
कथन है कि प्रभातकाल में गांधार और निषाद कोमल लिए जाते हैं; वहाँ वे रे और 
ध के अधिक निकट आ जाते हैं। परंतु तुम्हें इस सूक्ष्म भेद में जाने की आवश्यकता 
नहीं है । हमारी पद्धति में रागों की मिन्‍नता सुक्ष्म स्व॒रों से नहीं मानी जाती । 'मालश्री” 
राग दिन के चौथे प्रहर में गाया जाता है । 


यह अभी ऊपर कहा जा चुका है। इसका वादी स्वर पंचम ओर उसप्तका 
संवादी स्वर षडज है। चोथे प्रहर में पंचम स्वर का वादित्व अन्य रागों में दिखाई 
पड़ता है। गायक लोग बहुधा गांधार स्वर का प्रयोग षपडज की मीड़ लेकर करते हैं । 
यह काम बहुत सुन्दर होता हैं। यह एक प्रकार से इस राग की पकड़ ही है। प्रत्येक राग 
को ध्यान में लाने के लिए भिन्न-भिन्न युक्तियों की योजना की गई है, उसी प्रकार की 


यह भी योजना है। इसके लिए ग सा, ये दोनों स्वर जोड़कर गाने का अभ्यास होना 
चाहिए। मीड़ लेने से इन दोनों स्वरों के मध्य का ऋषभ घसीट में लिया जाता है; 
इससे राग-सौंदर्य में वृद्धि होती है। अवरोह में ऐसा प्रयोग उत्तम कहा जाता है । 
आरोह में सा तथा ग, ये दोनों स्वर बिलकुल अलग-अलग गाए जाते हैं। यह भी तुम्हें 
ध्यान में रखता चाहिए कि कल्याण ठाठ के हिण्डोल राग में ( जिसे मैं तुम्हें उसके 


बाद बताऊंगा ) ऋषभ इसी प्रकार वज्य है। वहाँ भी ग॑ सा स्वर इसी क्रम से आते हैं, 
परंतु वह कार्य मालश्री में सुन्दर दिखाई नहीं देगा । इसका कारण यह है कि हिडोल 
प्रात:कालीन राग है। हिडोल गाते हुए ग स्वर से सा मिलाते हुए गायक लोग अत्यन्त 
. सूक्ष्म कोमल मध्यम का कण गांधार में जोड़ देते हैं। परंतु ऐसा कण मालश्री में नहीं 
लिया जा सकता। “लक्ष्यसंगीत' में लिखा है, 'लक्ष्येक्रमात्सगासक्ता रिमच्छायाव रोहरो?। 
तुम यदि ध्यानपुर्वक देखोगे, तो तुम्हें यह विशेष रूप अवध्य दिखाई देगा । केवल वर्णन- 
मात्र से ही ऐसी बातें अच्छी तरह नहीं बताई जा सकतीं, अतः मैं तुम्हें इसका प्रयोग 
कर दिखाता हूँ । इसका अभ्यास कर लेने पर ही गायक गांधार में मध्यप्र का अंश 
जोड़कर फिर षड्ज पर आते हैं और फिर मन्द्र के तीत्र धंवत को लेकर षड़ज पर आते 
हुए अपनी तान पूरी करते हैं। मालश्री गानेवाले गांधार से मीड़ लेकर षड़ज पर 
आते हैं और फिर मन्द्र पंचम लेकर षड्ज पर जाते हैं। ये दोनों प्रकार तुम्हें तेयार 
होने चाहिए। कल्याण ठाठ के ऋषभ वज्यं होनेवाले राग बिना सीखे उक्त प्रयोग 
में भूल करना संभव है। प्रचार में तुम्हें ऐसे गायक भी मिलेंगे, जो मालश्री को 


सा, प, ग, ऐसे तीन ही स्वरों पर गाते हैं। वेतुम्हें 'लासाग गपप, गपग सो, 
गसाप्‌ सा, पगप पग, सा, इस प्रकार का प्रयोग दिखाएँगे। शास्त्रीय दृष्टि से 
उनका यह प्रयोग योग्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा सर्वमान्य नियम 
पंंचोनेभ्य: स्वरेभ्यदचनस्याद्रागस्यत्तंभवः है । 


रागों के तीन वर्ग औडव, षाडव ओर सम्पूर्ण भी उक्त नियम की साक्षी देते हैं। 
जो गायक उपयु क्त राग को तीन ही स्वरों में गाने का दावा करते हैं, उनके गाने को 


११२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर म, नि स्वरों का प्रयोग भी घसीट में किया हुआ दिखाई 
दे सकता है । 

प्रशत : मालश्री का राग-स्वरूप ( राग-विस्तार ) बताइए ? 

उत्तर : मालश्री' का राग-स्वरूप इस प्रकार होता है :-- 


ल््चखिज >चच॑ 
प,प,पगंसा, सा सा गगप, प, प म॑ गे, १ गसा; सा सा पनिसा, गप 
गे, मंग, सा, निसाग प॒म॑ग, पगसा; पमंग, पंग, संग, साग मं ग, स॑ 


ग, सा, पृपुसा, साग सा सा, गप्॒रमंगपगसा, निपसंग, गर्मपमंगग 
सा;प पगसा, गप सां, नि सां गं सां, पं में गं सां, नि नि प मं ग प सां, सां निप ग, 


सागपसां,निपग,पग, गसा; 
सासापप्मपनिप, पम॑गपसांनिपप, निपगसा, गपसां, गंसां 


निप, गपर्गसा। 

यह स्वरूप इस स्वर-समुदाय को बार-बार गाकर समझ लेना चाहिए। इसमें 
विशेषता यही है कि इस राग को बिहाग और शंकरा नामक रागों के प्रमाण से अधिक 
युक्तिपूर्वेक नहीं मिलने देना चाहिए मालश्री ग्राते समय श्रोताओं को उक्त दोनों रागों 
का थोड़ा-योड़ा आभास होना संभव है । 

बिहाग॒ में शुद्ध मध्यम स्पष्ट रूप से लगता है, इस कारण उसे भिन्‍न करके बताना 
सरल है। शंकरा के अवरोह में कोई-कोई रे स्वर का प्रयोग करते हैं। घेवत भी शंकरा 
में वज्य नहीं है, इस कारण इसे मालश्री से भिन्‍न किया जा सकता है। मालश्री में 'म' 
और “ति' स्व॒रों को बिलकुल गौण बना देने पर किसी यूरोपियन व्यू न का-सा आभास 
होता है। कल्याण ठाठ में रे-ध वर्ज्य होनेवाले राग प्विर्फ मालश्री और हिण्डोल 
ही हैं, यह याद रखना कठिन नहीं है। शंकरा और बिहाग, यह रे-ध वर्ज्य करनेवाली 
जोड़ी आगे बिलावल ठाठ में आएगी । 

प्रशन : अब हिण्डोल के विषय में बताइए ? 

उत्तर-हिण्डोल प्रभातकालीन राण प्रचार में माना गया है, अत: इसमें प्रभात- 
कालीन कोई चिह्न होना चाहिए । | 

प्रदत : मेरे खयाल से यह राग उत्तरांगवादी होगा ? 

उत्तर : स्पष्ट है। वह स्वर इस राग में घंवत माना गया है। परंतु इसमें कौन-सा 
ऐसा भाग है, जो प्रभातकाल के समय असंगत प्रतीत होगा । 

प्रश्न : इसमें लगनेवाला तीत्र मध्यम स्वर ही ऐसा दिखाई देता है। शायद इसे 
प्रभात के रागों में अपवाद-स्वरूप माना गया है? 

उत्तर : हाँ ऐसा ही है। हमारे नियमों के अपवाद-स्वरूप रागों में से एक राग 
यह भी है। इस प्रकार की सूचना मैंने तुम्हें पहले भी दी थी । अस्तु-- | 

हिडोल में वादी स्वर धंवत और संवादी स्वर गांधार माना गया है। कोई- 


कोई इसमें वादी गांधार और संवादी घेवत मानते हैं, परंतु हम तो घैबत को ही वादी 
स्वीकार करेंगे । 


प्रथम भाग ११३ 


प्रभातकाल के रागों का स्पष्ट चिह्न उत्तरांगवादी होना और अवरोह में अधिक 
विचित्रता होना है। इसी प्रकार का एक नियम यह भी साधारण रूप से हो जाता है 
कि रात्रिकाल के रागों में 'रे! स्वर आरोह में अधिक स्थानों में दिखाई देता है, इस 
प्रकार प्रभात के या दिन के रागों में नहीं दिखाई देता । यह नियम अत्यंत हढ़ नहीं है, 
फिर भी इस नियम के अनेक उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। हिडोल के विषय में प्राचीन 
ग्रंथकारों ने क्या लिखा है ? उन्हें सुनकर संभवतः तुम्हें निराशा होगी। मैं तुम्हें 
भिन्‍न-भिन्‍न मतभेद जानने की उत्सुकता की. दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न ग्रंथों के मत 
सुनाता हूँ। सर्वप्रथम इस समय के संगीत-आधारग्रंथ माने हुए 'संगीतवारिजात' 
ग्रंथ की तरफ देखो । पं० अहोबल कहते हैं:-- 


हिंदोले$थ रिपी त्याज्यौ कोमलो घेवतों भवेत्‌ । 
हिंदोलो रिप्योगेन मार्गेहिदोलकों भवेत || 


'पारिजात' का शुद्ध ठाठ काफी ( प्रचलित ) का है। इस दृष्टि से इस हिडोल 
का स्वरूप प्रचलित मालकोश-जेसा हो जाएगा । दूसरे शब्दों में इसे ऐसा कहा जा 
सकता है कि आसारवी ठाठ के स्वरों में रे, प वज्यं करने से हिडोल के स्वर रहते हैं । 
स्वस्मेलकलानिधि' के रचयिता 'रामामात्य” ने हिडोल के स्वर इस प्रकार 
बताए हैं।-- 


श्रीरागमेले यल्लक्ष्म तत्स्यात्‌ हिंदोलमेलके । 
घेवतः शुद्ध ॒एवात्र विशेषोयं ग्रदर्शितः ॥ 


इस ग्रंथ में वणित श्री राग का ठाठ प्रचलित काफी-जेसा है, अत: यह मत भी 
पारिजात' के मत से मिलता हुआ है। | 


चतुर्दे डिकार कहता है--हिदोलसंज्ञको रागो भेरवीमेलसंभव:; भओडवो 
रिघलोपेन सर्वकालेषु गीयते! । यह भी उपयुक्त ठाठ ही होता है । 


'संगीतस।रामृत' में भी हिदोल को भेरवी ठाठ में ही माना है आम 
हिंदोलो भेरवीमेलसंजातो रिपवजितः | 
ओडवः स्वेदा गेपश संगीतागमकोविदे! ॥ 


संगीतदपपंणकार कहता है--'हिंदोलको रिघत्यक्त: सन्रयों गदितो बुधे:; 
मूछना शुद्धमध्यास्थादोडव: काकलीयुत:” । इस ग्रंथ में ग्राम, मृच्छेना आदि के द्वारा 
राग-विवरण समझाया है। इन विवादग्रस्त विषयों में तुम्हें न लेजाकर केवल इतना 
बताए देता हूँ कि प्रचलित हिदोल के रूप का उपयुक्त वर्णन नहीं है। विद्यापति ने 
अपने ग्रंथ 'रागतरंगिणी' में हिदोल का ठाठ कर्णाट माना है, अर्थात्‌ यह ठाठ श्री राग 
का ही है, जिसे प्रचार में काफी ठाठ कहते हैं| ( प्राचीन श्री राग प्रचलित काफी ठाठ 
में आता है। ) 


श्श्४ भातखंडे पंगीत-शास्त्र 


अब तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा कि प्रचलित हिंदोल उनमें से किसी भी 
मत से नहीं मिलता । इस राग को यमन (कल्याण) ठाठ में किसने और कब प्रविष्ट 
कर दिया, यह प्रश्न भी उपस्थित होता है, परन्तु हमें प्रचलित रागों को सामने, रखते 
हुए चलना है, अतः ग्रंथों में वणित हिंदोल को एक निराला राग मान लेना ही उत्तम 
है । हमारे प्रचलित हिंदोल का समर्थेक मत इस प्रकार है :-- 


कल्पाणी मेलकोत्यः स्याड्धिदोलः सर्वेध्म्मतः । 
प्रातःकालप्रगेयोएपि धांशको गांशक्रोध्थवा | 
वादित्व॑ तद्गस्वरस्य॒प्रातनेंव सुरक्तिदस | 
इतिकेचिद्धस्य पग्राहुः सम्रीचीन हि मे मते ॥ 
रिपयोरत्र लुप्रत्वादमात्यो गस्ररों भवेत्‌ । 
अवरोहेश वर्णन प्रायों गानं॑ सुखावहम ॥ 


उपयु क्त मत लक्ष्यपंगीतकार का है । 
प्रदन : बंगाल कें प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने इत राग के विषय में क्या शोध की हैं ? 


उत्तर : वहाँ भी इन प्राचीन ग्रंथों को समझनेवाले व्यक्ति अधिक नहीं देखे गए । 
प्रचलित संगीत के विषय में ही बंगला भाषा में एक-दो उत्तम ग्रन्थ पाए जाते हैं, 
परन्तु संस्कृत ग्रंथों की स्पष्टता वहाँ भी दिखाई नहीं देती । इस हिंदोल के विषय में 
उधर के एक ग्रंथकार का कथन तुम्हें बताता हूँ:-- 


हिंदोल राग संस्क्ृत-ग्रंथों में वणित (हडोल' राग ही है। इसकी जाति 
औडव है, इसमें ऋषभ और पंचम स्वर विवादी हैं। इसको वसंत ऋतु में भूला- 
महोत्सव पर गाने की प्रथा है। हनुमनमत के अनुसार हिंदोल में पंचम के स्थान 
पर घेवत स्वर विवादी माना गया है। हमारे प्रदेश के लोग हनुमनुमत के अनुसार 
न गाकर घंवत स्वर को सम्पूर्ण महत्त्व देते हुए गाते हैं। मैं एक स्थान पर कह चुका हूँ 
कि हमारी तरफ हनुमनुमत का प्रचार अधिक नहीं है, क्योंकि इस मत के विपरीत 
अनेक राग प्रचार में हैं। 'संगीततरंग' के ग्रंथवार ने एक स्थान पर लिखा है कि 
हमारे देश में इस समय हनुमनमत का ही प्रचार है; और यही ग्रंथकार आगे चलकर 
हिंदोल में पंचम वज्यं करने का उल्लेख करता है। फिर भला हनुमन्मत के प्रचार से 
इसकी क्‍या संगति हो सकती है ! “शब्दकल्पद्र म' ग्रंथ में हिंदोल में रे, प स्वर वर्जित 
बताए गए हैं। 'रागविबोध' और 'संगीतनाशयण' ग्रंथों के जो कुछ राग 
५७॥॥॥8फए 3076» ने संगृहीत किए हैं, उनमें श्री. हिदोल का विवरण पचम वर्जित ही 
पाया जाता है। े 


उपयु क्त उद्धरण 'संगीतसार' ग्रंथ का है। इस ग्रंथ में हिदोल का स्वरूप 
कल्याण ठाठ के ख्वरों में ही बताया गया है | “रागविबोध' का शुद्ध ठाठ 
कौन-सा है, सम्भवतः इसे बंगाली ग्रंथकारों ने नहीं समझा है, तभी उन्होंने उसे शुद्ध 
बिलावल ठाउज-जंसा समझकर अपने ग्रंथों में उससे यत्र-तत्र बिना विचारे 


प्रथम भाग ११५ 


उद्धरण रख दिए हैं । मेरी समझ से तुम्हें भी इन बंगाली ग्रंथकारों का यह कार्य 
अनुचित ही जँंचा होगा । रागविबोधकार ने हिदोल को औडव माना है और हम 
भी प्रचार में उसे औडव मानते हैं। इतनी साम्यता देखकर ही 'रागविबोध' के आधार 
पर अपने रागों को बताने लगना पागलपन है। 'रागविबोध” का हिंदोल प्रचलित 
आसावरी ठाठ में और हमारा हिदोल कल्याण ठाठ में आता है; फिर भला इनमें क्या 
एकता हो सकती है । बँगला ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मुझे दिखाई दिए हैं। उनका 
संगीत-ग्रंथों का ज्ञान हमारे यहाँ की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। 
वहाँ संगीत-रुचि निस्संदेह अधिक है, परंतु वहाँ मुझे संगीत-ज्ञाता अधिक प्राप्त नहीं 
हुए। जिनसे मेरी भेंट हुई, उनकी भी ग्रंथों में वणित अनेक स्थलों पर गलत धारणा 
बनी हुई देखी गई । इस प्रकार की गलतफहमी का एक उदाहरण तुम्हें सुनाता हूं । 
बंगाल-प्रवास करते समय मेरी एक संगीत-शास्त्र-ज्ञाता से भेंट हुई। उन्होंने 'संगीत- 
दर्पण” का अध्ययन किया था, ऐसा उनकी बातों से प्रकट हुआ । मैं उनसे सहज ही 
पूछ बेठा कि 'दर्पण' में वणित शुद्ध स्वरमेल कौन-सा है! उन्होंने कहा--वह तो 
बिलावल मेल ही है । तब मैंने उनके सामने श्री राग की व्याख्या रखते हुए पूछा कि 
फिर श्री राग के स्व॒र कौन-से होंगे ! श्रीराग की वह व्याख्या यह थी:-- 


श्रीरागः स च विख्यात: सत्रयेण विभूषितः | 
पूर्ण! स्वगुणोपेतों मूछेना प्रथमा मता। 
फैेचित्त. कथयंत्येनमषमत्रयसंसुतम॒ ॥ 


उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग श्री राग में 'रे” स्वर कोमल लेते हैं। षडज 
स्वर चार श्रुति का है और वहाँ 'सत्रय' अर्थात्‌ तीसरे दर्जे का है, अतः क्या वह कोमल 
नहीं हो जाता ? 


मैं उनका यह उत्तर सुनकर आशचय में पड़ गया। मुझे स्वप्त में भी 'सत्रय के 
उपयुक्त अर्थ का बोध नहीं था। 'सन्रय का अर्थ-जिस राग में सा स्वर ग्रह, अंश 
व न्यास, इन तीन स्थानों में आता हो--इस प्रकार होता है। उक्त सज्जन का यह अर्थे 
सुनकर मैंने पूछा कि श्री राग में घेवत कोमल और मध्यम तीव्र लिया जाता है। इस 
विषय में इस इलोक में क्या कहा है! इसका उत्तर उनके द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । 
संगीतसा रकर्ता ने श्री राग के स्वर प्रचलित स्वरों के अनुसार हो ग्रहण किए हैं, अर्थात्‌ 
उसने कोमल रे, तीन्र मध्यम, कोमल धेवत, ऐसे स्वर ग्रहण किए हैं और संस्कृत- 
आधार लिया है सोमेश्वर और कल्लिनाथ का, और उसपर वही ग्रंथकार श्री राग 
को सम्पूर्ण जाति का बताता है ! यह सोमेश्वर यदि रागविबोधकार हुआ, तो इस राग 
का ठाठ तो काफी का ठाठ हो गया ( मैं पहले कह चुका हू ), परंतु यह तो दूसरा ही 
सोमेश्वर सुना गया है । 


मैं बँगला-ग्रंथों की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, परंतु उधर के प्रंथों के 
विषय में तुम्हारे प्रश्न करने पर अपनी दृष्टि से प्रमाणबद्ध बात ही बता रहा ह । उधर 


११६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


के संगीतज्ञ बड़े खोजी हैं, यह असंदिग्ध है; परंतु ग्रंथों के अध्येता नहीं हैं ओर इसी 
कारण ये गलतियाँ होना संभव है । यह मेरा अपना मत है। मैंने तुमसे उधर के 
प्रसिद्ध भ्रथों को पढ़ने के लिए आग्रह किया ही है। तुम स्वयं उन ग्रंथों को पढ़कर 
अपना मत निश्चित कर लेना । 


प्रद्न : आपने कहा था कि भावभट्ट अधिक प्राचीन ग्रंथकारों में से नहीं है । 
इसने हिडोल का वर्णन कंसा किया है ” 
उत्तर : भावभट ने केवल भिन्‍न-भिन्‍न ग्रंथों के मत एकत्र किए हैं, परंतु इससे 
भी 'रत्तनाकर', 'दपंण' आदि ग्रंथों की स्पष्टवा नहीं हो सकी । अन्य जिन-जिन ग्रंथों के 
उद्धरण इसने ग्रहण किए हैं, वे समझने-योग्य हैं । 
प्रशन : भावभट्ट ने 'रत्नाकर' के राग अपने ग्रंथों में नहीं बताए हैं ? 
उत्तर : नहीं ! उसने तो 'रत्नाकर' के रागों को वेसे-के-वेसे ही उद्धृत कर 
दिया है, परंतु इस अनुकृ ति से कोई उपयोगी लाभ नहीं हुआ है। भावभट्ट ने 'रत्नाकर' 
के राग जेसे-के-तेसे उद्धृत कर दिए और उनके समझने का प्रयत्न न करते 
हुए भिन्‍त-भिन्‍न ग्रंथों की व्याख्या एकत्र कर दी। “रत्ताकर' के ग्राम-राग ग्राम, 
मच्छेना, जाति आदि साधनों से समझाए गए हैं, इनकी स्पष्टता अनेक ग्रंथकारों ने 
नहीं समझी और वे ग्राम-रागों के मार्ग पर गए ही नहीं। ग्राम, मृच्छेना, जाति 
की उत्तम स्पष्टता करते हुए “'रत्नाकर' के रागों का स्वरूप स्पष्ट करना वास्तव में बहुत 
कठिन काये है। 'रत्नाकर' के पश्चात्‌ के अनेक ग्रंथ उत्तम समझने-योग्य हैं और हमारे 
लिए उपयोगी भी हैं । भावभद ने हिडोल की व्याख्या इस प्रकार की है--'द्वितीय गति- 
कोरिश्च त्वेकेकग तिकौ गनी; तदा हिंदोलमेल: स्यात्‌' इस प्रमाण से हिडोल का 
ठाठ आसावरी का ठाठ ही सिद्ध होता है। आसावरी ठाठ का हिडोल प्रभातकाल में 
गाया जानेवाला राग है, यह कथन असंगत नहीं है। उसे ही कल्याण ठाठ में गांधार 
वादी कहते हुए वर्णन करने पर मतभेद उत्पन्त हो सकता है | 'रागविबोध' में हिडोल 
के विषय में कथन है--'हिदोलो रिपहीनों मांश सांतग्रह:ः सदोषसिवा' इस राग का ठाठ 
वसंत बताया है। वसंत मेल की व्याख्या इस प्रकार की गई है, 'शुद्धा वसंतमेले सरिपमधा 
अन्तरह्व काकलिका' । इस व्याख्या से हिडोल का ठठ भेरव ठहरता है! यहाँ भी रे,प 
स्व॒रों को वर्ज्य किया है । यह सब देखते हुए कहा जा सकता है कि हिडोल का स्वरूप 
भिन्‍न-भिन्‍न समयों में भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार से होता गया है। हमें 'लक्ष्यसंगीत' का मत 
प्रचलित रूप से मिलता हुआ होने से पसंद करना है। लक्ष्यसंगीतकार भी प्रंथों के 
इस मतभेद को जानता था, यह उसके कथन से स्पष्ट हो जाता है। भैरव ठाठ में 
रे, प वजित हिडोल;॥राग का एक नवीन प्रकार आगे प्रचार में आएगा। हमें अभी तो 
प्रचलित हिडोल पर ध्यान देना है। यह राग कभी-कभी गायकों द्वारा रात्रि में गाया 
हुआ भी सुना है। उस समय उनका तीव्र प्रध्यम स्पष्ट और ग्रांधार को महत्त्व का 
स्वर बनाना योग्य नहीं कहा जा सकता। में फिर कहता हूँ कि यदि कोई इसे रात्रिगेय 
और वादी गांधार से युक्त राग बताता है, तो मैं उसके कथन को असंगत नहीं कहूँगा । 
हिंडोल में पंचम वर्ज्य है, अतः स्वाभाविक ही घेवत का महत्त्व अधिक हो जाता है । 
यही उत्तरांगवादित्व देखकर इसे प्रभात का राग माना है। कोई-कोई गायक वादी 


प्रथम भाग ११७ 


स्वर षड़ज मानते हैं, यह हमारे मान्य नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सा म प चाहे 
जिस समय के राग में वादी हो सकते हैं। इस समय प्रचार के अतुसार चलने के लिए 
हमें धेवत को ही वादी स्वीकार करना पड़ेगा । इस राग के आरोह में निषाद वक्र रूप 
से लिया जाता है। अर्थात्‌ आरोह में निषाद तक आकर पुनः एक-दो स्वर तक वापस 
जाना पड़ता है। वक्रत्व का अर्थ मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ । 'सा, ग, में ध नि 
ध, सा' यह हिडोल का आरोह है और 'सा, निध, मंग, सा! अवरोह है। 'म घनिसा 
ऐसा सरल आरोह करने पर श्रोताओं को 'सोहनी' राग का आभास होना संभव है 
इसलिए उपयुक्त वक़ता ग्रहण की गई है। गंभीर विलम्बित लय में गाते हुए उपयु क्त 
नियम को उत्तम रूप से निभाया जा सकता है और उसका परिणाम भी उत्तम होता है। 
जलद-गायन द्र॒ त लय में गाते हुए अनेक गायक नियम-भंग करते हुए पाए जाते हैं। 
जलद-तानों में निषाद स्वर को बिलकुल गौण बनता देने से भी श्रोताओं के मन में 
राग-अशुद्धि की तिःस्कृत भावना उत्पन्त नहीं होती । निषाद की वक़्ता अनेक रागों 
में तुम्हें दिखाई देगी । कल्याण ठाठ के दो मध्यमवाले रागों के आरोह में निषाद वक़ 
या वज्य पाया जाता है। जलद-तानों में इस वक़ता की रक्षा न करने पर निषाद 
'प्रच्छा दित' या 'अनभ्यस्त” कहा जाता है। हिडोल उत्तरांग-प्रधान राग है, अतः: इसका 
स्वरूप अवरोह में अधिक खिलता है। इस राग की प्रक्ृति बड़ी गंभीर है। इस राग 
में निषाद का प्रयोग जितना कम किया जाएगा, उतना ही यह राग स्पष्ट दिखाई देगा 
और वही निषाद जितना अधिक प्रयुक्त होगा; उतना ही अधिक 'सोहनी' के निकट 
हमारा राग जाएगा। 'हिडोल' सुननेवाले श्रोताओं को मारवा, पूरिया, सोहनी तथा 
एक प्रकार का पंचम आदि रागों की थोड़ी-योड़ी छाया दिखाई देना संभव है। यद्यपि 
ये सब राग अपने-अपने नियमों के अनुसार पृथक्‌-पुथक्‌ हैं, परंतु इनमें थोड़ी-बहुत 
मात्रा में समीपता भी है । इन सभी रागों में कोमल 'रे' का प्रयोग होता है; अतः 
पूर्वांग में ये राग 'हिडोल' से अलग हो जाते हैं, परंतु उत्तरांग में ये राग हिडोल' के 
बहुत निकट आ सकते हैं । 


. प्रश्न : हमें हिडोल का राग-स्वरूप (विस्तार) स्वरों में बतलाइए ? 
उत्तर : हिडोल का राग-विस्तार निम्न प्रकार से होता है :-- 


सा, धसा, गसा, सा, गर्मंग, सा, सानिध, निध, मंधसा, सा, सा, गर्मग, सा 

सा, ध॒, मंध, मृग, मंधूसा सागमंध, धरंगसा;। धधर्मंग, मय, संधनिघ, संग, 
धमगगसा, सासागग, मंधंग, धधर्मगमंगसा, सागमंग, सा; गगसंध, म॑ंधसां, सांसांधष, 
गंसेगंसां, सांनिध, निधमंग्रग, निधर्मग, मंगसा; 


धधसा, गगसा, सागमंगसा, साग, संग, निधंग, धधर्मग, मंगसा; 


गगमंधसां, सा, सांगंमेगं, मेंगंसां, सांनिधमंगग, धर्मग, मंगगसा, निनि- 
धधर्ममंगग, संग, सा, ध, साग; 


इन स्वरों को गाने पर हिडोल का स्वरूप उत्तम रूप से स्पष्ट दिखाई देने 
लगेगा । 


श्श्८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


मेरे विचार से हमने कल्याण ठाठ के प्रथम दो वर्गों के रागों पर पर्याप्त चर्चा 
कर लो है। अब हम तीसरे वर्ग के दोनों मध्यम ग्रहण करनेवाले रागों १र विचार करेंगे । 


प्रइन : जी हाँ, कहिए ? 


दो मध्यमवाले राग 
उत्तर : इस विभागण में सर्वप्रथम हम 'हमीर' राग को लेते हैं। कहीं-कहीं 
इसे 'हंबीर' नाम भी दिया गया है। रागों के नाम योग्य हैं या अयोग्य, इस प्रश्न की 
उलझन में न पड़ते हुए हमें प्रचलित नामों को ही ग्रहण करना है। मैं तुम्हें बता 
चुका हूँ कि रागों के नाम भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से दिए गए हैं। मि० बनी अपने ग्रंथ 
में इस प्रकार लिखते हैं :-- 


'राग-रागिनियों का संग्रह देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में किया गया है। इसके 
प्रमाण-स्वरूप अनेक रागों के नाम हैं, जो।क भिन्‍न-भिन्‍न देश-भागों पर रखे गए हैं; 
जसे--सेंववी, बंगाली, सोरठी, भूपाली, गुर्ज री, मालवी, कर्नाटी, कामोदी, गांधा री, टंकी 
( राजपृताना ), वेराटी, कालिंगड़ा तथा मुलतानी आदि | मुख्य छह रागों के नाम 
छह ऋतुओं पर से रखे गए दिखाई देते हैं। खेर, हमें अभी इस चर्चा में पड़ने की आव- 
इपकता नहीं है। 'हमीर' कल्याण ठाठ का, दोनों मध्यम (तीव्र या कोमल या शुद्ध) 
वाला राग है। यह सम्पूर्ण जाति का माना गया है। किसी-किसी संस्क्ृत-ग्रंथ में 
इसे शंकराभरण ठाठ से उत्पन्न बताया है। इसका कारण यही कहा जा सकता है कि 
दो मध्यमवाले रागों में तीज्र मध्यम की अपेक्षा कोमल (शुद्ध) मध्यम ही अधिक महत्त्व- 
पूर्ण रहता है। यह ठीक है कि प्रचार में ऐसे सभी रागों में तीत्र मध्यम लिया जाता 
है । तीव्र मध्यम की गौणता का एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि यदि इसका प्रयोग न 
भी करें, तो भी राग-स्वरूप नहीं बिगड़ पाता । 'हमीर' में आरोह में निषाद वर्ज्य 
माना गया है; वेसे ही अवरोह में गांधार स्वर वर्जित किया गया है। कोई-कोई इसी 
बात को इप्त ढंग से भी कहते हैं कि 'हमीर' में, आरोह में निषाद ओर अवरोह में गांधार 
वक़ लिया जाता है। इन दोनों स्व॒रों का प्रयोग गायक अत्यन्त कुशलतापूर्वक ही कर 
सकता है। प्रमाणापेक्षा कम-अधिक प्रयोग में लेने पर यमन” का आभास हो सकता 
है | 'ग रे सा' इस प्रकार का सरल अवरोह करने पर यमन राग का अंग स्पष्ट दिखाई 
देता है, इसी लिए गायक ऐसी जगहों पर 'ग म रे सा इस प्रकार प्रयोग करते हैं । 
'लक्ष्यसंगीत' ने दो-दो मध्यमवाले रागों के लिए यह निय्रम भी प्रचार को देखते हुए 
बना दिया है कि ऐसे रागों के आरोह में 'नि' दुबंल व अवरोह में “ग' दुबंल होता है । 
कहा है :-- 

ट्विमध्यमेषु रागेषु नियम; प्रायशों भपेत्‌ । 
आरोहे स्यान्निदौबेल्यं गदौबल्यं विपयये ॥ 


विलम्बित रूप से इस राग का आलाप करते समय इस नियम की ओर 
पूर्ण ध्यान रखकर ही अपने राग को शुद्ध और सुन्दर बनाया जा सकता है । 
जलद-तान लेते हुए 'प प्‌ ध नि सां रें! इस प्रकार का अन्द अन्य गायकों-जैसा 
लिया जा सकता है, परन्तु योग्य स्थानों पर मूल राग के स्व॒र-सौष्ठवः की योजना 


प्रथम भाग ११६ 


करते हुए इसे 'यमन” से बचाते रहना चाहिए । उत्तम गायक राग को जिस 
प्रकार गाते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनने से अनुकरण करना शी त्र आ जाता है। 'हमीर' 
का अ ग तुम्हारे हृदय में ठीक से जमा देने के लिए मैं जित स्वर-समुदायों को गाकर 
सुनाता हूँ, उनपर ध्यान देना । 


सा, ग मे ध, नि ध, सां, रेंसां, नि, धप, संपधप, ग गे मरे, गम धप, गम रे सा ।' 
यह स्वर-समुदाय उत्तम तयार करने पर इस राग का स्वरूप बिना भूल किए तुम गा 
सकोगे । इसकी अपेक्षा छोटा प्रकार निम्नलिखित है :--- 


सा, रे सा,ग म ध, निध सां । सा निघप, मं प, ध प, गम रे सा' गम ध' 
इस स्वर-समुदाय का इतना अधिक प्रचार है कि इसका प्रयोग होने-मात्र से लोग हमीर 
का नाम ले देते हैं। यह स्वर-समुदाय ही इस राग की एक-मरात्र पकड़ हो गई । हमीर 
राग का वादी स्वर 'धेवत' मानने का एक कारण 'ग म ध! समुदाय भी कहा जाता 
है। ग्रंथों में धेवत को वादी नहीं बताया गया है और वह कुछ अशों में ठीक भी है, 
क्योंकि रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जानेवाले रागों में घेवत स्वर का वादी होना 
ठीक नहीं दिखता । गाते समय घेवत पर जो वजन दिया जाता है, उसे देखते हुए उप्ते 
वादी ही बना लेना चाहिए, यह ठीक नहों। संगीतसारकर्त्ता ने एक संस्कृत-प्रंथ के 
आधार पर अपने ग्रथ में इस राग के विषय में लिखा है :-- 


पडजन्यास ग्रहांशासा हंबीरापूर्शतांगता । 
निशायाथ प्रथमे यापे गेया प्रोक्ता मनीषिभिः || 


यह आधार लेखक ने 'सोमेश्वरर की रचना से लिया हुआ बताया है । 
'रागविबोध' का लेखक सोमनाथ प्रसिद्ध है; परंतु यह इलोक “रागविबोध' में नहीं 
पाया जाता, अतः उपयु क्त सोमेश्वर या सोमनाथ कोई दूसरा ही है। यदि चक्राधार 
में सोमेश्वर ने हमीर ठाठ का शंकराभरण माना हो तो ठीक है, परंतु राग के ठाठ के 
विषय में संगीतसारकर्त्ता की कहीं गड़बड़ी हो गई है; अतः: सोमेश्वर का हमीर ठाठ 
अन्यत्र भी कहा गया है, परंतु वह शंकराभरण से भिन्‍न ही बताया है। शंकराभरण में 
धैवत तीतब्र है, यह सवत्र प्रसिद्ध है, परंतु हमीर ठाठ के वर्णन में कुछ ग्रंथों ने घेवत 


स्वर कोमल बताया है। मैं तुम्हें इन ग्रंथों का वर्णन सुनाता हूँ। 'रागविबोध” का 
कथन है :-- 


हंमीरमेलउज्ज्वलसमपधतीवतर रिसदुमसदुसकाः | 
हंमीरविहंगडकेदारप्रमुख. अतो मेलाव ॥ 


यहाँ पर सा, म, प स्वर शुद्ध हैं, अर्थात्‌ वे हमारे शुद्ध ठाठ-जंसे हैं। तीब्वतर 
परि' हमारा शुद्ध ऋषम हो जाता है। मृदु 'म' ओर मृदु 'सा' अपने शुद्ध ग' और शुद्ध 
“नि! को कहेंगे; परंतु 'रागविबोध' का शुद्ध 'ध हमारा कोमल थेवत कहलाएगा। 
इसी स्थान पर प्रचलित हमीर से इसका अन्तर हो जाता है। “अनूरसंगीतरत्नाकर' 
ग्रंथ में हम्मीर का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है :-- 


१२० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


द्वितोीयगतिको रिश्व तृतीयगतिकी निगो । 
हंमौरमेल एप! स्थाड्रमीरायास्तदुद्मवाः | 
सत्रिस्ततीययामेच हंमीर। प््‌णहैरितः) ॥ 


यहाँ पर ऋषभ दूसरे दर्जे का अर्थात्‌ हमारा शुद्ध रे, निषाद व गांधार तीसरे 
दर्जे के अर्थात्‌ हमारे नि तथा ग हो जाते हैं। शेष चार स्वर सा, म, प, ध को शुद्ध 
बताया गया है। इस प्रकार यह मत भी 'रागविबोध' जेसा ही सिद्ध होता है, क्योंकि 
इस ग्रंथ का शुद्ध धवत हमारा कोमल ध है । 'रागचंद्रोदय' में हम्मीर का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है :-- 


शुद्धीसगीमध्यमपंचमीच शुद्धस्तथाधववको यदिस्वात्‌ । 
लघध्वादिकोषडजकमध्यपीचेत्‌ हंमीरनइाहयकरपमेलः | 
हंमीरनइग्रमुखाश्चरागाः केचित्पपिद्धाः प्रभव॑त्यप्रष्मात्‌ | 
सांशग्रहांतो5३नितूययामे. पूर्शोमिवेन्नइहंमीर पूर्व: ॥ 


यह वर्णन हम्मी रनाट का है, परंतु हम्मीर व नाट एक ही ठाठ के बताए हैं, 
अतः हमें ठाठ के स्व॒रों को देखना उपयोगी होगा | यहाँ बताया हुआ शुद्ध गांधार 
हमारा तीत्र ( शुद्ध ) रे, घडज व मध्यम लघु अर्थात्‌ हमारे तीत्र नि ओर ग लेते हैं । 
इनका शुद्ध धेवत हमारा कोमल घेवत हो जाता है। अर्थात्‌ यह मत भी 'रागविबोध' 
से मिलता हुआ है। अन्य अधिक उदाहरण न देते हुए अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि हमीर 
को शंकराभरण मेल राग किसने बताया है ? तुम्हें मैं 'रागतरंगिणी” ग्रथ का नाम 
इससे पहले भी सुना चुका हँ। इस ग्रंथ में हम्मीर को शंकराभरण ठाठ का बताया है। 
इस ग्रंथ का शुद्ध ठाठ काफी का है, यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इस ग्रंथ में हम्मीर 
को केदार ठाठ में माना गया है और केदार ठाठ के स्वर इस प्रकार बताए हैं--गांधारो 
मध्यमस्थ श्रुतिद्वय॑ ग्रक्नाति । निषादश्च षड्जस्य श्रुतिद्वय॑ं गृह्वाति तदा केदा रसंस्थानम्‌ ।' 
काफी ठाठ में ग-नि तीव्र हो जाने से हमारा शुद्ध ठाठ हो गया है। केदार ठाठ के 
रागों के विषय में ग्रंथकार कहता है :-- 


केदार स्वर॒प्ंस्थाने. श्रुतः केदारनाटक! । 
आभीरनाटमात्र गेयो रागस्तथापरः ॥ 
खंबावदी ततो ज्ञेया शंकरामरशणस्तथा | 
बिहागडा च हंबीरः श्यामः श्रुतिमनोहरः ॥ 
छायानइश्व भूपाली ज्ञेया भौमपलासिका ।। 


प्रथम भाग १२१ 


उपयु क्त उद्धरण विशेषकर इसलिए मैं दे रहा हैँ कि आगे हमें केदारब्याम, 
छायानट, इन रागों के विषय में भी चर्चा करनी है। 'रागतरंगिणी' ग्रंथ उत्तरी भाग 
का ओर ऊपर के बताए हुए ग्रंथों के रचयिता पं० भावभट्ट, पुण्डरीक, सोमनाथ दक्षिण- 
भाग के मान लिए जाने पर संगीत का इतिहास समझने में सरलता होगी । खैर, अभी 
हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है। शंकराभरण ठाठ का आधार हमारे राग 
हमीर को प्राप्त हो जाने से बहुत-ली कठिनाइयाँ हल हो गईं । अब केवल तीज मध्यम 
लगाने का प्रदन रह गया है। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि तीतब्र मध्यम 
रात्रिगेय रायों का सूचक स्वर है और हमीर राग को रात्रिगेय निश्चित करने पर 
उसमें तीत्र मध्यम का प्रयोग असंगत नहीं कहा जा सकता, उलठे वह राग सौंदर्यवर्धक 
ही होता है। उपयुक्त कथन का प्रमाण उस स्वर ( तीव्र मध्यम ) को गौण बना देना 
है। दोनों मध्यमवाले सारे रागों से यदि तीव्र मध्यम निकाल भी दिया जाए, तो 
विशेष रूप से राग-हानि नहीं हो सकती । “लक्ष्यसंगीत' में किया हुआ वर्णन हमारे 
प्रचलित हमीर का वास्तविक वर्णन है, क्योंकि यह रचना 'रागतरंगिणी' के परचात्‌ 
की और हमारी हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति की ही रचना है । 


कल्य!णी नामके मेले हंमीरः प्रोच्यते बुधे। । 
गग्रह। पांशकः कश्चिद्ध बतांशो5पि लक्ष्यते | 
धेवतेषवधारणं. यन्नेतद्ादित्वकारणम | 
लक्ष्यगतं समालोच्य बुधः कुर्यात्खनिणयम || 
स्ादारोहे निदोर्बल्यमवरोहेईपि गस्यतत्‌ । 
सायंगेयं तथा पूर्ण वक्र रूप॑ सतां मतमर ॥ 
मध्यमावत्र हो ग्राह्यो रोहण एवं तीत्रमः । 
_सरलत्वे रोहणस्प यमनः स्पात्सुनिश्चितम ॥ 
संघातादृगमधानां स्थादेतद्र॒पं परिस्फुटस्‌ । 
प्रायोःनेनेव श्रोतारः कुबेति नामनि्यम्र ॥ 


उपयुक्त इलोकों के तात्पयं को स्मरण रखने के लिए इन्हें कण्ठस्थ कर लेना 
चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से तुम प्रचलित राग का ठीक-ठीक प्रतिपादन कर 
सकोगे। प्रचार में धवत को वादी मानने का बहुमत है, तो भी पंचम या षडज 
को वादी मानकर भी काम चला सकते हो । यदि इसका वादी घेवत ही मानकर 
लोकमत को सम्मान देना पड़े, तो इसे रात्रिकालीन रागों का अपवाद मानना होगा । 
हमीर राग गायकों के द्वारा गाते हुए सुनने पर तुम्हें केदार, व्याम और कामोद का 
स्थान-स्थात पर आभास होता जाएगा। ये राग हमीर के निकटवर्ती राध हैं। 
इस प्रकार के समप्राकृतिक रागों के नियम बहुत अच्छी तरह समझ लेने चाहिए । 
आगे चलकर मैं तुम्हें अपनी पद्धति के समप्राकृतिक रागों का एक कोष्ठक बता 


१२२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


दूं गा, जो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा । मेरे खयाल से हमीर की इतनी जानकारी 
तुम्हारे लिए पर्याप्र हो गई है। 


प्रन्‍न : जी हाँ, हमीर का ठाठ, आरोह, अवरोह, वादी, समय, तीत्र मध्यम 
का नियम और ग-नि का नियम आदि सभी बातें हम समझ चुके हैं। अब इसका स्वरूप 
स्वरों द्वारा स्पष्ट गाकर बता दीजिए ? 


उत्तर : सुनो ! 


सा, गमध, निध, सांनिधघप, गमघ, प, धप, गमरे, धप, गमरे, सारेसा, गमध | 
सारेसा, निधप, मंपृघ॒प, सा, सारेरेसा, गमघ, प, म॑ंप, गमरेसा, गमध । 


मंपधरमंप, गमरे, निध, सां, निध, निधप, पपधधपप, मंपचर्मप, गमरे, गमधप, 
मर 
गमरेसा, निनिध, निधप, स॑ंप, धधपप, पं्गसरे, गम, निध, सांनिधप, मंपधप, 
गमरेसा, गमध । 


सारेसासा, गमपम॑, घपनिघ, सां, सांरेंसां; सांघनिष, धर्म, पग, मरे, गमधध, 
प, गमरे, सारसा । 


पपसां, सां, सां, सांरेंसां, गंमंपंगंमंरेंसां, सांनिधघ, निधप, मेपघप, सांरेंसांनिधप 
मंपधधप, गमरे, गमघप, गमरेसा, गमघ। 


इस प्रकार से इस राग का विस्तार करने पर यह तुम्हारा राग उत्तम तेयार 
हो जाएगा । इस प्रकार स्वर-समुदाय असंख्य किए जा सकते हैं। इन दो मध्यम- 
वाले रागों में अन्तरे का आरम्भ प्राय: पंचम से शुरू किया जाता है। यह एक 
साधारण नियम तुम्हें दिखाई पड़ेगा। इसका अन्तरा प्रायः 'पपसां, सां, सांरेंसां, सांध, 
सां, सांरेंसांनिधप' इस प्रकार से आरम्भ किया जाता है। इस नियम का पालन सभी 
गायकों द्वारा कठोरता से होता ही है, ऐसा मेरा कथन नहीं है; परतु तुम्हें प्रचार में 
इस नियम के अनुरूप अनेक उदाहरण प्राप्त होंगे। इस दो मध्यमवाले राग में तार- 
षड्ज से पंचम तक अवरोह करते हुए घवबत पर स्पष्ट विश्वांति ली जाती है । धेवत से 
पंचम तक जाते हुए, प्रायः गायक लोग बहुत अल्प, परंतु समझ सकने-योग्य कोमल 
निषाद का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग सुन्दरता-वर्धक होता है। इस निषाद के 
स्पर्श करने से बिलावल-जेसा स्वल्प आभास हो जाता है। कोमल 'नि” इस राग में 
विवादी स्वर हो जाता है, परंतु इसका अत्यन्त अल्प प्रयोग अवरोह में करने से 
राग-हानि नहीं होती । 


प्रश्न : यह हमारे ध्यान में आ गया । अब आप "केदार! की ओर बढ़िए ! 


उत्तर : अच्छा सुनो | 'केदार' नाम प्राचीन है। यह राग साधारण रागों 
में से है और बहुत-से गायक इसे जानते हैं। ऐसे प्रसिद्ध राग के विषय में विशेष 
मतभेद नहीं है। संस्कृत-ग्रंथों में यह राग पाया जाता है; उनमें से किसी ने इस 
राग का ठाढ़ झंकराभरण ( वर्तमान बिलावल ) माना है और वह हमारे प्रचलित 


प्रथम भाग द १२३ 


स्वरूप के अधिक निकट है। प्रचार में तीत्र मध्यम लगाए जाने से हमने इसे 
कल्याण ठाठ के अन्तरगत माना है। यह रात्रिगेय राग है और इसमें गे, नि भी 
कोमल नहीं हैं, अतः इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग असंगत प्रतीत नहीं होता । इस 
राग का समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है। इस राग में गायक लोग एक 
विशेष प्रकार से स्वर-प्रयोग भी करते हैं। वे बीच-बीच में दोनों मध्यम एक के 
बाद एक लगाते जाते हैं। यह काम इस राग में बहुत सुन्दर दिखाई देता है, किन्तु 
बार-बार यही काम करना उत्तम नहीं लगता। तथापि योग्य रूप से प्रयोग 
करने पर राग-वचित्र्य बढ़ जाता है। इस प्रकार दोनों मध्यमों की निकट-संगति 
बहुत थोड़े रागों में ग्रहूण की गई है, इसलिए मैंने विशेषकर तुम्हारा ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया है । 


प्रश्न : इस प्रकार दोनों मध्यमों का निकट-प्रयोग अन्य किन-किन राशगों में 
हुआ है 


उत्तर : पूर्वी, ललित, बसत, पंचम आदि कुछ रागों में इ। प्रकार के प्रयोग 
तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। इसके विषय में, मैं तुम्हें विस्तृत रूप से आगे बताऊँगा । केदार 
राग मे दोनों मध्यम होते हुए विलम्बित रूप से गाना आवश्यक होता है। जलद लय 
( द्रूत लय ) में गाते हुए, वे प्रायः नहीं लिए जाते और गाने पर भी सुन्दर नहीं 
दिखाई देते। दोनों मध्यमवाले रागों में प्रायः तीत्र मध्यम आरोह में ही लिया 
जाता है। उपयुक्त कथन से मेरा यह भाव नहीं है कि तीव्र मध्यम ग, स॑, प, इस 
प्रकार से इस राग में लिया जाता है। ऐसा प्रयोग इस राग में नहीं होता। 
इस राग में तीत्र मध्यम एक आगंतुक स्वर-जेसा है, नियमित स्वर नहीं है। 
आरोह व अवरोह, राग के स्वीकृत स्वरों को बताते हैं। इनके सिवाय विशेष उपयोग 
के हेतु लिए हुए स्वरों का प्रयोग नियमित रूप से नियत स्थान पर ही किया 
जाता है। केदार राग में तीन्न म॑ पंचम की संगति में थोड़ा प्रयुक्त होता है। जिस 
प्रकार यमनकल्याण में कोमल “म' गांधार की सगति में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार 
यहाँ भी इस स्वर का प्रयोग है। यमन में जेसे--ग, म, प, इस प्रकार नहीं लगते हैं, 
वस्त्‌ 'प म गम गजसा शुद्ध मम! का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का विशिष्ट 
प्रयोग इसमें तीत्र मध्यम का होता है। इस प्रकार के मनोरंजक स्वर का प्रयोग 
अनेक रागों में किया गया है। दोनों मध्यमवाले प्राय; सभी रागों में तीतन्र मध्यम को 
लेने का प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। देखो, मैं तीत्र मध्यम किस प्रकार लेता हँ--'सा, 
सम, मप, पथ, पे, म॑ प, मे, मपधपम, रेसा; मंपध, मंप, निधप, मंप, धपम, मप, 
मरेसा'। इसी प्रकार दोनों मध्यम जोड़ने का उदाहरण भी सुनाता हँ--'साम, मप, 
पृ, पम, मपधपसम, धपप्त, पम, रेसा'। अधिक उदाहरण तुम्हें राग-विस्तार बताते 
समय सुनाऊंगा । केदार राग में गांधार स्वर यद्यपि वज्यें नहीं कहा गया है, 
परंतु प्रचार में उसे इतना गौण किया जा चुका है कि उसका आस्तित्व ही नहीं 
रहा है। इस राग में गांधार स्वर को सँमाले रहना भी बड़ी कुशलता का काम है। इसे 
बिलकुल छोड़ देने से सारंग राग का आभास हो जाता है और परिमाण से अधिक 
प्रयोग करने से कल्याण, कामोद आदि रागों की छाया उत्पन्न हो जाती है। यह 


१२४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


सुनकर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यह सारा काम वर्णन सुनने से चाहे कठिन 
दिखाई देता हो, परंतु प्रत्यक्ष करने पर वेसा कठिन नहीं है। दस-पाँच बार इस 
खूबी की ओर ध्यान देने पर अपने-आप ही आ जाता है। जब गायक मध्यम 
स्वर से ऋषभ स्वर की ओर आता है, वहीं उसे गांधार स्वर दिखाना पड़ता है । 
यह गांधार स्वर सदेव मध्यम की संगति में मिला हुआ आता है। मध्यम इस 
राग का प्रधान स्वर है, अतः श्रोताओं को गांधार स्पष्ट समझ नहीं पड़ता । 
केदार राग का एक प्रधान नियम यह है कि इसके आरम्भ में रे, ग, ये दोनों स्वर 
छोड़कर साम, मप, इस प्रकार प्रयोग होता है। ऋषभ स्वर इस राग के आरोह में 
वज्यं स्वर माना गया है। रे मं, प, इस प्रकार आरोह करने से सारंगया 
मललार दिखाई पड़ने लगता है। रे, प करने से कामोद का अंग उत्पन्न हो जाता है । 
रे, ग आरोह करने से केदार राग बिगड़ जाता है । इस राग में तीव्र मध्यम 
बिलकुल नहीं लेने से राग पहचाना जा सकता है। ऐसा लेने पर भी कोई-कोई 
गायक तीव्र मध्यम के कम-अधिक परिमाण से केदार के अनेक प्रकार मानते हैं । 
तीव्र मध्यम स्वर का अधिक प्रयोग करते हुए जो प्रकार गायक गाते हैं, उसे 
चाँदनीकेदार' कहते हैं। एक प्रसिद्ध मुसलमान गायक ने मुझे शुद्धकेदार ओर 
चाँदनीकेदार का भेद इस प्रकार बताया है कि शुद्धकेदार' में तीव्र म॑ बिलकुल 
अल्प लिया जाता है। कोई-कोई लेते भी नहीं हैं; परंतु 'चाँदनीकेदार” में उसे आरोह 
में लिया जाता है। इसी प्रकार 'चाँदनीकेदार' में बीच-बीच में धेवत की संगति में, 
अवरोह में कोमल निषाद लिया जाता है। यह भिन्नता अवश्य है, परंतु इसके 
लिए कोई शाख्राघार प्राप्त नहीं होता । 'चाँदनी' नाम उद भाषा का दिखाई देता है 
और इससे यह धिद्ध होता है कि किसी अर्वाचीन गायक ने ही ग्रंथों में वणित 
केदार को तोड़-मोड़कर इस रूप में कर दिया है। ग्रंथों में शंकराभरण ठाठ लेकर 
उसमें तीव्र मध्यम व स्वल्प कोमल निषाद मिलाकर इस रूप को उत्पन्न किया है। 
वर्तमान गायक दोनों मध्यम लेकर केदार गाते ही हैं। इस प्रकार उसे मिश्रण कर 
चाँदनीकेदार' नाम दिया गया है। “चाँदनीकेदार' राग के गीतों में गायक “चाँदनी' 
शब्द की योजना भी प्र।य: कर देते हैं। केदार के स्वरूप में परिवर्तंतकर गायकों 
ने मलृहा, जलंधर आदि अनेक प्रकार उत्पन्न किए हैं। इसके विषय में हम ठाठ 
में विचार करेंगे। घेवत की संगति में कोमल 'नि” का अंश लेने का जो वर्णन 
मैंने किया है, वहाँ अवरोह में सां, ति, घ, १, इस प्रकार प्रयोग न समझते हुए 'ध नि ध' 
( यहाँ नि के नीचे लगी हुई आड़ी लकीर स्वर की कोमलता की द्योतक है ) इतना 
ही प्रयोग समझना चाहिए। यमन में जंसे कोमल मध्यम का प्रयोग होता है, उसी 
प्रकार का यह प्रयोग समझना चाहिए। गायकों से चाँदनीकेदार और शुद्ध- 
केदार के अलग-अलग नियम पूछें, तो वे उत्तर नहीं दे सकेंगे। वे तुमसे ही कहेंगे 
कि इन रागों के गीतों में इन नियमों की भिन्‍नता देख लो। इसका कारण यह है 
कि उन्होंने अपने गीत सुन-सुनकर तैयार किए हैं। उन्हें किसी ने नियम आदि 
नहीं सिखाए। जो वास्तविक प्रसिद्ध गायक हैं, उन्होंने ही इस प्रकार के कुछ नियम 
अवश्य बना दिए हैं। वास्तव में रागों के भिन्‍त-भिन्‍त नाम कहने के साथ-साथ 
उनके नियमों की भिन्‍नता भी दूसरों को समझाते जाना आवश्यक है । 


प्रथम भाग १२५ 


प्रदत : आपके कथन का तात्पर्य हम समझ गए । हमने केदार की जानकारी 
इस प्रकार हृदयंगम की है। केदार राग ग्रंथों में शकराभरण ठाठ में बताया गया है, 
परंतु इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग भी किया जाने से सुविधा की दृष्टि से इसे कल्याण 
ठाठ में ग्रहण किया गया है । इस्के आरोह में रे-ग स्वर छोड़ दिए जाते हैं, विशेषकर 
आरोह में रे स्वर सर्देव वजित किया जाता है। गांधार स्वर अत्यन्त अल्प रूप से सदेव 
मध्यम को संगति में आता है। मध्यम स्वर इस राग का प्रधान स्वर है। तीज मध्यम 
का अधिक प्रयोग कर व घेवत के अंश में कोमल निबाद अवरोह में अल्य ग्रहण कर 
गायक “चाँदनीकेदार नामक नया स्वरूप बना देते हैं । 


उत्तर : बस-बस ! तुमने इस राग को.ठीक समझ लिया है, अब आगे बढ़े । 
राग विबोधक।र ने केदार का वर्णन दो प्रकार से किया है। एक का ठाठ हमीर-जैसा 
है, उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--'केदारोल्परिधोनिशि सन्यासोगा शग्रहक:' । 
यह हमीर ठाठ है, परंतु इसमें कोमल धेवत लेने का आदेश है। यह हमारा स्वीकृत रूप 
नहीं है । दूसरा प्रकार शंकराभरण ठाठ में बताया है--'न्यंशन्यासग्रहक: पृर्णोनिश्येव 
केदार: । यहाँ पर निषाद को अश स्वर बताया गया है, परंतु वह अपने यहाँ प्रचार में 
नहीं है । हम तो मध्यम को अद्य स्वर मानते हैं। 'हृदयप्रकाश' नामक ग्रंथ में केदार 
राग को शकराभरण ठाठ में माना है ओर इससे श्याम, नाठ, हमीर आदि रागों की 
उत्पत्ति बताई है । एक विशेष बात स्पष्ट ही तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी भी ग्रन्थ में 
तीत्र मध्यम को ग्रहण करने का आदेश नहीं दिया गया है । 'संगीतपारिजात' के 
रचयिता पं० अहोबल केदार के विषय में लिखते हैं--गनी तीत्ौ तु केदार्या रिधौ 
नस्तो5थ गादिमा' । यह ठाठ शंकराभरण का है। इसमें रे-च बिलकुल वज्य करने का 
आदेश दिया हुआ है, कितु हम प्रचार में उपयोग नहीं करते । हम आरोह में रे स्वर 
मानते हैं। गांधार को महत्त्व न देते हुए हम मध्यम स्वर को वादी मानते हैं। इसी 
ग्रंथ में आगे 'केदारनाट' राग का वर्णन किया गया है। वहाँ आरोह में रे-घ स्वर 
वज्य बताए हैं। यह स्वरूप कुछ अंशों में प्रचलित केदार के निकट आ जाता है। 
गांधार स्वर को इस राग में कभी भी वादी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 'संगीत- 
सारामृत' में तुलजंद्र कहते हैं :-- 


रागः केदारसंज्ञ! स्याच्छंकरामरणोद्धवः । 
संपूं: सग्रहः सांश।. सायंकाले प्रभीयते ॥| 


इस उत्तम वर्णन में भी विशेष नियम नहीं बताए गए है। 'रागचंद्रोदर्या में 
केदार मेल इस तरह बताया गया है :-- 


लघ्वादिकी पड़जकमध्यमौ च। शुद्धों समी पंचमकों विशुद्धः । 
निगी विशुद्ो च यदा भवन्ति | तदातु केदारकमेल उक्तः || 


और इसकी व्याख्या आगे इस प्रकार दी हुई है--न्यंशांतको निग्रहको$रि- 
धोवा; केदारक: सायमभीष्ट एबः । यह ग्रंथ दक्षिण की ओर का माना जाता है, 


१२६ भातखडे संगीत-शास्त्र 


इसलिए इस ग्रंथ का केदार मेल “रागविबोध' के ठाठ के अनुसार ही होगा । यहाँ पर 
धेवत के विषय में कुछ नहीं कहा गया है; अर्थात्‌ वह शुद्ध ( ग्रंथकार के मत से ) 
यानी हमारे मत से कोमल स्वर होगा । 


'रागमंजरी ग्रंथ में इस ग्रंथ का ठाठ चंद्रोदय के अनुसार ही बताया गया है। 
'रिधो द्वितीयगतिकों तृतीयगतिकौ निगौ' उपयुक्त सम्पूर्ण उद्धरणों में तीत्र मध्यम 
लगाने के विषय में कोई आदेश दिखाई नहीं देता । यही बात मैं तुमको पहले कह 
चुका हूँ । रागतरंगिणीकार ने जो केदार ठाठ का वर्णन किया है, छसे मैं तुम्हें हमीर 
राग समझाते समय बता चुका हूँ। 'संगीतदपंण' में हनुमन्मत के प्रमाण से 'केदारी' 
को दीपक राग को रागिनी माना है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है :-- 


केदारी रिधद्दीना स्थादीडवा परिकीर्तिता | 

नित्रया मुछना मार्गी काकलीस्व॒रमंडिता ॥ 
दर्पण! का शुद्ध ठाठ दक्षिण का है। उसमें से रे-ध छोड़ देने पर सा गम प नि 
स्वर रह जाते हैं । दक्षिणी ठाठ के शुद्ध रे-ध अपने कोमल रे-ध होते हैं और उनका 
प्रयोग हमारे केदार राग में नहीं किया जाता | हमें विवादग्रस्त विषयों में जाने की 


आवश्यकता नहीं है। जिस ग्रंथकार ने केदार का ठाठ शंकराभरण बताया है, उसके 
आधार को हमें मान लेना चाहिए। 


प्रश्न . लक्ष्यसंगीतकार इस विषय में क्या कहते हैं ? 


उत्तर : लक्ष्यसंगीतकार का कथन प्रचलित राग-रूप का पूर्ण समर्थन करता है, 
क्योंकि वह तुम्हारी पद्धति का ही ग्रंथ है। इस ग्रेथ के अभाव में तुम्हारा प्रचलित 
संगीत अनेक स्थानों पर निराकार ही हो जाता है। इस ग्रंथ का वर्णन निम्नलिखित है:-- 


कल्याणीमेलके प्रोक्तः केदारो बहुसंमतः । 
शंकराभरणे५प्यन्ये केचिदाहुर्विपश्चितः ॥ 
महंद्मिद्द संप्रोक्त गोणत्व॑ तीव्रमे यदि। 
अंशत्व शुद्धमे*मीष्टं व्यस्तत्वं चापितत्सरे ॥ 
रिगोनत्वं रोहरणे स्यात्पूबांगे संमतं सताम । 
असत्यायत्वमारोहे चावरोहे तु गस्यतत्‌॥ 

यह वर्णन तुम्हें पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे प्रचलित 


राग-रूप का उत्तम समर्थन करता है। 'रागलक्षण' में केदार राग इस प्रकार बताया 
गया है :-- 


मेलाचसंभवों धीरशंकरामरणाच वे । 
केदारराग इत्युक्तः सन्यासं सांशकग्रहम ॥ 
आरोहेप्यवरोहे धवर्ज पराड़व॑ तथा ॥ 


प्रथम भाग १२७ 


यहाँ भी ठाठ शंकराभरण माना गया है, परंतु उसमें घेवत स्वर व््य करने का 
आदेश दिया गया है। हमारे प्रचलित केदार में धेवत वज्य नहीं माना जाता। 
'चत्वारिशच्छुतरागनिरूपणस्‌' नामक ग्रंथ में केदारी को दीपक की रागिनी कहा है। 
और इसका वर्णन ( रूप या ध्यान ) इस प्रकार कहा गया है :-- 


विरहविवुधचित्ता पांडुगंडा कृशांगी । 
मलयजरसप्रें: सिच्यप्ाना सखीमिः ॥ 
सरसकमलपत्रे! क्लुप्रशय्यानिविष्टा । 


हिमकर सितवम्त्रा भातिकेदारिकेयम्‌ || 
प्रदन : परंतु यहाँ इस रागिनी के स्वर तो बताए ही नहीं हैं ! 


उत्तर : हाँ, यहाँ केवल एक चित्र-मात्र दिया हुआ है। ऐसे बहुत-से ग्रंथ हैं, 
जिनमें इसी प्रकार का राग-वर्णन पाया जाता है। राग के स्वरों के विषय में और अन्य 
नियमों के विषय में कोई बात ऐसे ग्रंथों में नहीं बताई गई है। इस स्व॒रूप-मात्र से राग- 
गायन कंसे सम्भव है ? इस प्रकार की शंका यथार्थ है। कोई-कोई कहते हैं कि सात 
स्वरों के वर्णन बताए गए हैं; उनकी मदद से इस प्रकार के चित्रों में लगनेवाले स्वरों 
की खोज की जा सकती है। मेरी समझ से इतनी कुशलता बेचारे श्रोताओं में या 
गायकों में प्राप्त होनी दुर्लभ है । इसके स्थान पर यह मानना अधिक सुविधाजनक है कि 
हमारे प्राचीन संगीतज्ञों ने एक-एक राग-रागिनी को एक-एक देवता माना है। इसका 
ध्यान करने के लिए किसी मूर्ति का ध्यान होना चाहिए--इस प्रकार से इन स्वरूपों की 
कल्पना उन लोगों द्वारा की गई है। 'संग्रीतदर्पण” में सभी राग-नियमों के इसी प्रकार 
के ध्यान दिए हैं। रागिनी का ध्यान यथायोग्य रीति से करने पर उसको प्रसन्नता प्राप्त 
होती है और तभी उसके द्वारा गायक कीति पा सकता है। कुछ ऐसी ही धारणा उन 
पंडितों की समझी जा सकती है । 


इस विषय पर आ जशात्रांह्षा। |0765 कहते हैं--/2ए९/ए छाभ्याएं। ० 
[70986726 7 ६प$ ०00प97ए ॥8$ 96०७॥ ७77०७०॥ 50860 09 906४0 80]65; 
370 (06 47ए९॥४ए७ ६०४४5 07॥76 (0766४ ॥6ए८/ 5प४26४6त 8 706 
(आक्रापरगा!९ 2620०9४॥ 6 ]078ए शिए7॥68 0 006 8४ २०2०5,787760, 
9 576 070७7 0 $०88005 890५6 €ह॥796०9, 987७, (०४७४, 977 
0९४९, 77060 07 ए६४३॥0, ॥2669क९० धा।त॑ १/6९08; 88९ ०७ ए070 
5 & ए०गंप5, 0 >&यय 0009, 6११66 (0 ॥ए6 र४१70068 ० ९ ७॥7705, 
4॥0 476७7 ० लंए70 ॥06 067), ०88 8 एछुफा35$, 0 505; (6. 
+8॥09ए ० 5४9४८०5७०॥७ क्षा् (6 एथारल 0 3080 772706 78५6 086॥ 
707 ७॥०0960 ज॥ हशंणंगड़ ज००९०क क्या 0077 (0 ६8 20 $5567770!826 ० 
76ए 4674 9०ंग05, |0 9९009 छा क्षिए ।क्षात्त ता ]वींभा व7480/- 
[07; 007 8878 ४06 7000 90805 क्ार्त 9थ४॥0078 ]080 56 40५४87[92८, 
छा जाणा 50 उध्वारत्रं 4 5प2]०० ए65०7०व शा? 


१२८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 
प्रश्न : लक्ष्यसंगीतकार का इस विषय में क्या कथन है ? 


उत्तर : लक्ष्यसंगीतकार ने एक स्पष्टवक्ता के में रूप में साफ-साफ लिखा है । 


रागादीनामुदीय ते नानाग्रंथेष मृतेयः । 
तत्र॒ तेषां च रागाणां नस्व॒रायुपलम्यते ॥ 
संगीतरष्टया ते ग्र था। केवल निष्फल्ा मताः | 
मेला: कथंमृतितः स्युरित्यप्युल्लेखभहेति ॥ 


यह कथन गलत नहीं है। मैं तुम्हें यह पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे लिए 
उन्हीं ग्रंथका रों की रचनाएँ उपयोगी हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथों में रागों के स्वरूप स्पष्ट 
रूप से स्वरों में समझाए हैं । 'कल्पद्र म! ग्रंथ का कथन है--मध्यमांश ग्रहन्या सो धेवतो 
वर्जित: क्वचितृ; अधंरात्युत्तरंगानं केदारस्य मतं बुधे: ।” इस ग्रंथ का शुद्ध ठाठ बिला- 
वल का मानने पर यह वर्णन शुद्ध है, परंतु इस ग्रंथकार के विषय में पंडितों का मत 
अधिक अच्छा नहीं है, यह बता देना भी उपयुक्त है । 


हमारा केदार राग गंभीर प्रकृति का राग माना गया है । जिन रागों में 
वादी स्वर का स्थान मध्यम स्वर प्राप्त करता है, अधिकतर वे राग गंभीर प्रकृति के 
ही होते हैं। इस राग का प्रभाव शीघ्र ही हृदय पर हो जाता है और देर तक नहीं 
मिटता । यह कल्याण ठाठ का एक स्वतंत्र स्वरूप है। इसके मध्यम स्वर को 
लक्ष्यमंगीतकार ने व्यस्त और कहीं-कहीं 'मुक्तः विशेषण दिया है । प्रत्येक 
ठाठ के इस प्रकार के व्यस्त मध्यमवाले रागों का एक निराला वर्ग बन जाता है, 
जो राग-परिचय की दृष्टि से एक स्वतंत्र साधन के रूप में सहायक होता है। केदार 
राग में म रे सा स्वर-समुदाय बहुत ही महत्त्वपूर्ण और मनोहर है । 
इसका ठीक रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है । इन तीनों स्व॒रों को 
भिन्‍त-भिन्‍त प्रकार से गाने से भिन्‍त-भिन्‍त राग दिखाई पड़ने लगते हैं। 'म' से मीड़ 
लेकर रे पर आने से सोरठ व मल्हार की छाया दीखने लगती है । 'म', 
रे सा, इस प्रकार खुले स्वरों का प्रयोग करने पर सारंग की छाया स्पष्ट हो 
जाती है। इसमें यह विशेषता है कि मध्यम का उच्चारण कर थोड़ा रुकते ही सूक्ष्म 
ग्रांधार का कण अपने-आप ही योग्य परिमाण से लग जाता है, जिसकी आवश्यकता 
केदार राग में होती है। तुम्हें चितित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े-से अभ्यास 
से उक्त कण अपने-आप तुम्हारे गले से निकलने लगेगा। 'ता मं, मप, पध, पम! 
इस प्रकार स्वरों को गाते हुए तुम्हारे मध्यम पर आकर वहाँ से 'रे! पर जाने के 
पूर्व ही, वह 'ग' अपने-आप गले से लग जाता है। परंतु यदि तूम सा, रे मं, १, 
लिप, म इन स्वरों पर से घूमते हुए मध्यम पर आकर, ऋषभ पर जाना चाहोगे, 
तो वह गांधार अपने-आप वज्य हो जाएगा और तुम्हारे स्व॒रों से 'सारंग' का स्वरूप 
प्रकट हो जाएगा । 


प्रथम भाग १२९ 


प्रश्न : यह हम समझ गए । अब कृपाकर केदार के स्वरों का स्वरूप ( राग- 
विस्तार ) समझा दीजिए ? 


उत्तर : बहुत अच्छा, सुनो ! 


साम, मप, पधपम, म, मपधम, पम, रे, सा, | सासारेसा, म, रेसा, पम, रेसा, 
साम, पधप, स, रे, सा । 


सारेसानिधप, धधप, सा, रेसा, म, सप्धपम, रे, सा। सा म, मप, निध, प, 
मंपधपम, सांनिधप, मंपधप, मम, मम, साम, पधपम, पम, रेरे, सा । 


निनिधप, मंपधनिधप, मंपधपम, रेंसांनिध, पर्नंपम, प्मम, पम, साम, मंमंरेंसां, 
रेरेंसांनिधप, सांनिधपम, साम, मप, घपम, मपम, रेसा । 


पप, सां, सां, सांरेंसां, धसां, धसां, मंमंरेंरेसां, सांरेंसांनिधप, मंपधनिधप, मंपधपम, 
साम, मरेंसांनिधपम, मपधप, मपम, रेरे, सा । 


पपधपम, पप, सां, रेंसां, निधप, धनिधप, मंपधम, साम, पम, निधपम, मपधपम, 
पम, रे, सा । 


प्रश्न : अब आगे का राग बताइए ! 


उत्तर : हम अब 'कामोद' राग पर विचार करेंगे । इस राग में भी दोनों मध्यमों 
का प्रयोग होता है और कल्याण ठाठ का राग है, इसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 
यह भी तुम्हें मैं समझा चुका हूँ कि इन दो मध्यमवाले रागों में तीत्र मध्यम गौणता प्राप्त 
करता है और इस कारण शंकराभरण ठाठ में भी किप्ती-किस्ी के द्वारा माने जाते हैं । 
कामोद राग का अंग स्वतन्त्र है। इस राग की प्रधात पकड़--गमप, गरमरेसा, रे 
स्वर-समु दाय है। यह राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इस राग का वादी 
स्वर पंचम और संवादी घड़ज या ऋषभ माना जाता है। इस राग में गांधार स्वर * 
का प्रयोग कुदलतापूर्वक किया जाना चाहिए । 'मगरेसा' सरल अवरोह और “सारेगम' 
सरल आरोह करने से राग-हानि हो जाती है, अतः कोई-कोई विद्वान्‌ गांधार को वक्र 
मानते हैं। इससे पूर्व तुम्हें बताया हुआ नियम दोनों मध्यम होने से इस राग में भी 
लगता है, अर्थात्‌ आरोह में नि” दुर्बल और अवरोह में 'ग' दुर्बल माता जाता है। 
यद्यपि साधारण रूप से गांधार सभी लगाते हैं, परंतु इस राग में 'ग' ओर “नि, दोनों 
स्वर दुबल माने गए हैं। लक्ष्यसंगीत' में इस राग के आरोह के निषाद स्वर को 
असत्प्राय बताया है ! 


इस राग के अवरोह में 'ग रे सा' ले लेने से एकदम कल्याण-अंग का स्वरूप 
सामने आा जाता है, अतः: गांधार पर आकर “गमरेसा' इस प्रकार प्रयोण करने का 
चलन है। यह प्रयोग बहुत सुन्दर दिखाई देता है। इस राग में दूसरी प्रधान बात 
बीच-बीच में 'रे' और 'प' की संगति दिखाई देने की है। यह स्वर-संगतति महलार 


१३० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


नामक राग में भी तुम्हें दिखाई देगी । मल्लार में तीत्र मध्यम बिलकुल नहीं लिया 
जाता, इसलिए यह राग बिलकुल निराला हो जाता है। रे-प की संगति गायक द्वारा 
दिखाने पर भी कामोद में लगते ही तीब्न मध्यम जोड़कर कामोद-अंग बता दिया 
जाता है, जिससे मल्लार राग का भाग स्पष्ट नहीं हो पाता; जेसे--रेपप, मंव, धप, 
गमप, गम, रेसा, रे, पप- यह काम बहुत उत्तम दिखाई देता है। इसी प्रकार के राग 
इयाम और छायानट हैं, जिनमें उपयु क्त स्वरूप स्वल्प मात्रा में प्रयुक्त होता है। परंतु 
निराले बनाने का अलग नियम है। 


कोई-कोई संगीतज्ञ कामोद राग को गौड़ और हम्मीर राग का मिश्वित रूप 
बताते हैं। कुछ अंशों में यह कथन तथ्य-पूर्ण कहा जा सकता है। बिलकुल थोड़े में 
इस राग का स्वरूप बताने के लिए 'सा, रेपपर्मप, ध्सां, निधप, गमप, गमरेसा, रे, 
इन स्वरों का प्रयोग काफी होगा । जो आरम्भ में रे-प की संगति नहीं मानते, वे प्रारंभ 
में गौड़ का स्वरूप “गमरेसा रे, मंप” लगाते हैं, परंतु राग-विस्तार करते हुए उन्हें 
भी 'रेप' की संगति दिखानी ही १ड़ती है, क्योंकि यह अन्य रागों से भिन्‍न करने का 
प्रधान साधन है। इस राग को ठीक रूप से न समझ सकने की दक्षा में गायक प्राय: 
द्याम या छायानट राग में चला जाता है। छायानट में 'रे, गमप, गमरेसा' स्वर- 
समृदाय विशेष भाग के रूप में अनिवाय रूप से लिया जाता है, परंतु कामोद में इस 
क़म के अनुसार स्वर नहीं लिए जाते। श्याम राग के आरोह में निषाद का स्पष्ट 
प्रयोग राग में बड़ा माधुर्य-वर्धक होता है और धेवत अल्प हो जाता है। इस राग के 
स्वरूप बताते समय तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कामोद में ऋषभ स्वर बहुत 
महत्त्व पा लेता है। यही देखकर कुछ लोग ऋषभ को वादी मानते हैं, परंतु मेरे विचार 
से तुम्हें वादी पंचम ही मानना सुविधापूर्ण होगा। छायानट में पंचम का महत्त्व 
देखकर कामोद में ऋषभ को वादी कहते हैं, परंतु तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता 
नहीं है। यद्यपि पूर्वांग राग में वादी स्वर पूर्वांग का होना चाहिए, परंतु यह बन्धन 
सा, म, प के लिए नहीं है। वे चाहे जिस प्रकार के रागों में वादी स्वीकार किए जाते हैं। 
कामोद राग में 'गः और 'नि' स्वर अल्प प्रयुक्त होने के कारण कोई-कोई इसे औडबव 
मानते हैं। यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि इस राग में गांधार स्वर बिलकुल 
वर्जित नहीं है। ऐसा करने से अलग ही स्वरूप उत्पन्न हो जाता है, 'पमरेसा' स्वरों 
से तत्काल सारंग दिखाई देने लगता है। हाँ, कामोद में निषाद का कोई महत्त्व 
नहीं है, यह कहा जा सकता है। जहाँ आरोह में निषाद नहीं लिया जाता, वहाँ 
इसका महत्त्व अवरोह में भी अधिक नहीं रहता । कामोद में प्रत्येक समय तीज मध्यम 
का प्रयोग पंचम की संगति में ही कम परिमाण में किया जाता है। 'पर्मग! अवरोह और 
गमप' आरोह, दोनों प्रकार इस राग में नहीं आते ) तीत्न मध्यम का प्रयोग 'मपधम॑प, 
गमपगम, रेसारे' इस प्रकार होता है। दो मध्यम का राग होने के कारण इसके अन्तरे 
का आरम्भ प्राय: 'पपसांसां, सांरेंसां इन स्व॒रों से किया जाता है । ऐसे रागों का सारा 
आनन्द पूर्वांग में होता है, अतः गायक लोग उत्तरांग में स्वतंत्रता से 'तान' लेते हैं; 
अर्थातु-निषाद के नियम की ओर सुक्ष्मता से ध्यान नहीं देते। 'पपधनि, सां रें' इस प्रकार 
आरोह का स्वरूप समुदाय-नियमों से विपरीत न होते हुए भी इस राग में असंगत माना 
जाएगा, क्योंकि वह यमन का भाग है। फिर भी ग्रायक लोग इसका प्रयोग इस राग 


प्रथम भाग १३१ 


में भी करते हैं। क्योंकि प्रत्येक तान में 'पपरनिधसां' अथवा 'पप्धनिधसा' स्वर लेने 
में बड़ी कठिनाई पड़ती है। इस कठिनाई को देखते हुए ही विवादी स्वर का अर्थ 
अल्पत्व', 'प्रच्छादितत्व', 'अनभ्यास आदि किया है। अवरोह में धवत से पंचम की 
ओर जाते हुए कोमल निषाद का स्पर्श बहुत सुन्दर रीति से किया जाता है। यह मैं 
तुम्हें बता चुका हूँ कि यह प्रयोग दोनों मध्यमवाले प्रायः सभी रागों में होता है। 
कोई-कोई कहते हैं कि इस प्रकार के रागों के अन्तरे बहुत-कुछ समान होते हैं। यह 
कथन भी आंशिक रूप से यथार्थ है। 


इस 'कामोद' राग के विषय में संस्कृत-ग्रंथकारों के मत, ऐतिहासिक जानकारी 
ओर कुछ अंशों में संतुलन की दृष्टि से तुम्हें बताता हूँ। ग्रंथों के मतभेद देखकर तुम्हें 
उलझनों में न पड़कर प्रचलित रूप को ही महत्त्व देना चाहिए। रागविबोधकार ने 
'कॉबोदी नामक एक राग का नाम बताया है। इसका ठाठ इस प्रकार से बताया है :-- 


कांबोदीमेले तीव्रतररिरंतरकंतोब्रतरधी च । 
काकलिका शुचिसमपा अतश्चकांबो ददे वक्री ।। 
आगे चलकर ' कांबोदी' के लक्षण इस प्रकार बताए हैं--'पूर्णासादिरनिर्वा 
कांबोद्यंशान्तसाचसायाह्न _। इस ठाठ को अपना शुद्ध ठाठ कह सकते हैं । इसमें निषाद 
वज्य करने का विवरण ध्यान देने योग्य है। अन्य ग्रंथों में 'कांभोजी' राग बताया है, 
पर वह बिलकुल निराला राग है । “रागमंजरी' में कामोद के विषय में लिखा है :-- 
निगावेकेकगतिकौ तृतीयगतिको$पिमः | 
एपकामोदमेलः स्थादस्मादन्यतराः परे ॥ 
सत्रिः संपणकामोदों गायेत्त रीययामके ॥ 
'रागचन्द्रोदय ने कामोद को इस प्रकार बताया है :-- 
शुद्धों पधी पंचमको लघुश्च शुद्धोसरी त्रिश्रुतिकों निगी च | 
एवं यदा स्यात्‌ स्वरमेलनं च तदाहि कामोदकमेल एपः ॥ 
पड़जग्रहांशांतविराजमानः कामोदरागो दिवसांवयामे || 
'नृत्यनिर्णय” के मत से यह राग इस प्रकार है :-- ह 
कामोदः कामरूपी घतपमकुटकरः श्वेतवस्त्रंदधानः । 
>< >< > 
सम्परों: सत्रिको$सी विधुगतिगनिकश्चापराह्न चकास्ति । 


'अनूपसंगीतविलास' के संकीर्ण रागाध्याय-प्रकरण में कामोद-सम्बन्धी विवरण 
इस प्रकार दिया है :-- 


१३२ भातवखंडे संगीत-शास्त्र 


गोंडा: लावलाजात; कामोदः पंचधा भवेत्‌ । 
कामोदः शुद्धका मोद! सामन्तस्तिलकश्तथा | 
पुन। कल्याणकामोद हत्युक्त भरतादिभिः । 
तथादि शुद्धकामोदों यदि शुद्ध न संयुतः ॥ 
कामोदेन च्‌ संयुक्तः केदारों यदिभीयते । 
तदाभवति सामनन्‍्तक्ामोदः ग्रीतिबर्धन। ॥ 
खटरागोयदायुक्तः कामोरेन ततादिषु | 
तदा तिलककामोदों भवेद्धवविदारकः | 
यद्धीमने सम्मिलतीहगौंडस्तुरडे गुणीनामथवा च॒ बृन्दे । 
तदावनोीपालसभापुयाति कल्याणकामोद इति ग्रसिद्धम ॥ 
शुद्धनाटेन कामोदों युक्तः कामोदनाटकः । 
आडी सिंह लिपूवेस्तु कापोदः सप्तथा भवेत ॥ 
ये कामोद के भिन्‍न-भिन्‍त भेद बताए गए हैं। इन भेदों पर इस समय हमें 
विचार नहीं करना है। मिश्र रागों के प्रपंच में हमें इस समय पड़ने की आवश्यकता 
नहीं है। ग्रंथों के ये उद्धरण यदि तुम्हारे ध्यान में रह गए तो ठीक ही है, अन्यथा 
इन्हें याद न रखने से भी तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी । तुम्हें प्रचलित सभी बातें 
बताई गई हैं। केवल लक्ष्यसंगीतकार का निम्नलिखित मत याद रखना ही अधिक 
उपयोगी होगा :--- 
कल्याणीमेलकेतत्र कामोदो विबुधप्रियः । 
द्विमध्यमप्रयोगेण लक्ष्ये४सी स्याद्द्िमेलजः ॥ 
पंचमस्येव॒वादित्वं॑ विदुपामत्र सम्मतम्‌ । 
अमात्यल॑रिस्व॒रस्थाद गवक्रसवरोहणे....॥ 
तोव्रमस्य प्रयोगी:पि स्वल्प एवानुलोमके | 
निषादः स्थादसत्याय आरोहे तद्विदांभते || 
प्रश्त : वास्तव में आपने जो बरतें बताई हैं, उनका पूर्ण रूप से समर्थन 'लक्ष्य- 


संगीत में प्राप्त होता है। आपने जिन-जिन ग्रथों का विवरण दिया है, उनमें परस्पर 
स्थान-स्थान पर बड़ी विभिन्‍तता है। इसका क्‍्यां कारण है ? 


उत्तर : तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में प्रधान कारण, तो यह कहा ज। सकता है 
कि ये ग्रंथकार भिन्‍न-भिन्‍न समय में और भिन्‍न स्थानों पर हुए थे, अतः विभिन्‍नता 
होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ के प्रचलित राग दक्षिण में भी गाए जाते हैं, परतु 
उनका स्वरूप वहाँ भिन्‍त है, इसका कारण स्थान-भेद है। दूसरा कारण यह है कि 
संगीत में समाज की रुचि के अनुसार भिल्त-भिन्‍न समयों में बड़ा परिवर्तन हुआ है । 


प्रथम भाग १३३ 


लक्ष्यसंगीवकार के समय भी संस्क्ृत-ग्रंथ प्राप्त थे और वह ग्रंथकर्त्ता ने देखे भी थे, 
परंतु प्रत्यक्ष उपयोगी संगीत के ग्रंथों के विपरीत परिवर्तित रूप में देखकर लक्ष्य 
प्रधानानि शास््राणि! न्याय से प्रचलित संगीत का ही वर्णन अपने ग्रंथ में किया है । 
यह कार्य उत्तम हो गया है। इससे एक लाभ यह भी हुआ है कि सौ-पचास वर्ष बाद 
यदि कोई पंडित इस समय के संगीत की शोध करे, तो उसे इस ग्रंथ से अत्यधिक 
सहायता प्राप्त हो सकेगी । इस समय हम प्रत्यक्ष ही उपयुक्त ग्रंथ की सहायता पा रहे हैं, 
यह स्पष्ट है । 

प्रश्न : जी हाँ, आपका कथन ठीक है। अब 'कामोद' का स्वर-विस्तार सुनाइए ? 

उत्तर : ठीक है, सुनो ! 

सा, रे, पक, मंप, धप, मग, मप, गमप, गमरेसा । रेपप, मंपधधप, मंपधमंप, 
गमप, गम रेसा, रे, पप, गमरेसा। सारेसा, मरे, पप, धधप, मंप, निघप, मपपसंप, 
मरे, पप, गमरेसा । सारेसा, मरे, सारेसा, पप, गमप, गम, रेसा, रे सारेसा, सानिधप, 
पपधधप, गमप, गमरेसा । पप, सां, सां, सांध, सांरेंसां, गंमंपं, गंमरेंसां, सांसांरेरेंसां, 
सांनिधधप, प५, गमप, गमरेसा, मंमंरेरेंसां, सांरेंसां, धधप, गमप, गमरेसा । सांसांरेरेंसां, 
रेसां, निधप, मंप, धधपमंप, गमरे, गमपगर्मरेसा । 

इस प्रकार से स्वरों को गाते हुए कामोद का स्वरूप तुम्हारे ध्यान में जम 
जाएगा । कामोद को रागलक्षणकार ने भी 'कल्याण ठाठ' में बताया है, परंतु उसका 
वर्णन इस प्रकार किया है :--- 


मेचकल्या णिकामेलात्कामोदा परिकी्तिता । 
सन्‍्यासंसांशकंचेव._ सपडजग्रहप्रुच्यते । 
आरोहेचावरोहेपि. पचवर्जेन्तदौडवम ॥। 


यह वर्णन हमारे लिए उपयोगी नहीं है; क्योंकि हम पंचम को व्ज्य नहीं करु 
सकते । ऊपर बताए गए राग-स्वरूप में तीत्र मध्यम का प्रयोग अनेक जगहों पर तुम्हें 
दिखाई देगा, परंतु कोई-कोई गायक इस राय में इस स्वर को बहुत थोड़ा उपयोग में 
लेते हैं, कभी-कभी तो इस राग में तीत्र मध्यम का प्रयोग बिलकुल नहीं करते । मेरे 
विचार से तीज मध्यम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयोग करने से राग-वेचित्र्य 
बढ़ जाता है । इस राग को उत्तम रूप से सीख जाने पर तुम अपना मत कायम करना 
गम प, गम रे सा, रे यह अंग जहाँ तक सुनाई देगा, श्रोता लोग उसे कामोद ही 
समझेंगे। कुछ बंगला-प्रंथों में कोमल निषाद स्पष्ट रूप से प्रयोग करने का विवरण भी 
प्राप्त होता है, परंतु वसा हमारे यहाँ प्रचार में नहीं है। यह रात्रि के प्रथम प्रहर में 
गाया जानेवाला राग माना गया है। इसमें हम्मीर व गौड़ रागों का मिश्रण होता है, 
यह भी तुम्हें बताया जा चुका है। (870. ४४१॥970 साहब की पुस्तक में मिश्र रागों 
का एक कोष्ठक पाया जाता है। इसके विषय में भी तुम्हें मैंने बताया है। 'संगीतकल्पद्ग म' 
ग्रंथ में 'राग-मिलाप' विषय पर एक प्रकरण है, वह तुम्हें उस ग्रंथ को पढ़ते समय 
दिखाई देगा । - 

प्रशन : परंतु केवल मिश्रित होनेवाले रागों के नाम जानकर ही मिश्रण कंसे 
किया जा सकता है ? इस मिश्रण के लिए कहीं कुछ नियम बताए गए हैं ? 


१३४ मातखंडे संगीत-शास्त्र 


उत्तर: ऐसा ही तो नहीं है। हम इस मिश्र राग का अर्थ इस प्रकार करेंगे कि 
जिसे सुनकर श्रोताओं को अलग-अलग विशिष्ट रागों की छाया दिखाई दे, उसे मिश्रित 
राग कहेंगे । कामोद में गौड़ और हम्मीर का आभास हो ही जाता है। 'संगीतदर्पंण' 
में कामोद का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-- 


धांशन्यासग्रद्दा पूर्णा पौरवी मूच्छेना मता । 

मल्ज्ार निक्टेगेया कामोदी सर्वेसम्मता ॥ 

शिवभूषणकेदारयुक्ता.. स्वसुखप्रदा ॥ 
दर्पण' के उक्त कथन की टीका करना ही निरथ्थंक होगा । 
प्रन्‍न : अब अगले राग के विषय में समझाइए ? 


उत्तर : अब मैं तुम्हें छायानट के विषय में बताता हूँ । यह राग रात्रि के प्रथम 
प्रहर का माना जाता है। अन्य दो मध्यमवाले रागों के समान इस राग को भी म्रंथों 
में शंकराभरण ठाठ में बताया गया है। हमने तीब्र मध्यम के प्रयोग की सुविधा के 
लिए इसे कल्याण ठाठ के अन्तर्गत माना है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस राग के विवरण 
प्राप्त होते हैं। दक्षिण में इस राग को 'रागांग राग” माना जाता है; क्‍योंकि यह बहुत 
प्राचीन रागों में से है। दक्षिण-मत की धारणा है कि मार्ग-संगीत के जो-जो ग्राम- 
राग अर्थात्‌ प्रसिद्ध जनक राग हैं, उनका शुद्ध अंग देशी संगीत में व्यवहृत होने पर 
ररागांग राग” कहा जाता है। उनके इस कथन का इस समय कोई अर्थ नहीं है। यह 
ठीक है कि दक्षिण के विद्वान अपने रागों में 'रागांग', 'भाषांग”/ आदि भेद अब भी 
मानते हैं। 'रागांग राग के विषय में उनकी धारणा ऊपर बताई ही है। 'भाषांग राग' 
उन रागों का नाम है, जिनके स्वरों में लोक-रुचि के अनुसार परिवर्तन हो गया है। 
इनके इन भेदों की ओर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। छायानट हमारे यहाँ के 
रागों में एक साधारण राग कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत-से गायक इसे जानते हैं । 
इस राग का ध्यान में रखने-योग्य अंग 'घपप, रेगमप, मगमरे, सारेसा” है। प्रत्येक 
गायक उपयु क्त स्वर-समुदाय को इस राग में किसी-न-किसी स्थान पर श्रोताओं के 
समक्ष रखता ही है। इसी स्वर-समुदाय से इस राग की परख की जाती है। ऐसा भी 
कहते हैं कि उपयु क्त अंग न होने से यह राय ही नहीं हो सकता है। बहुत-से गायक अपने 
गीतों को इसी अंग से आरंभ करते हैं। यह अंग इतना अधिक स्वतंत्र है कि जिन- 
जिन रागों में प्रयुक्त किया जाए, प्रत्येक पर अपनी छाया डाल देता है और इस कारण 
उन रागों के नामों के साथ 'नट' शब्द भी जोड़ दिया जाता है। छायानट पूर्वागि- 
राग है। इसकी पूर्व-वरणित पकड़ याद रखनी चाहिए। हमीर का मुख्य अंग-- 'गमध, 
निध, प, मंप, धप, गमरे, गमधप, गमरेसा', केदार का मुख्य अंग--'सा, मे, मप, 
पधपम, मपम, रे, सा, कामोद का मुख्य अंग--'सा, रेपप, मंप, घघप, मंप, गमप, 
गमरेसा तुम्हें बताए गए हैं। इसी प्रकार 'घधपप, रेयमप, मगमरे सारेसा' स्वर- 
समुदाय छायानट के लिए याद रखना चाहिए। छायाचट में 'रेगमंप” स्वरों का 
प्रयोग विलंबित रूप से सुदर दिखाई देता है। ऐसा प्रयोग केदार, कामोद आदि 
रागों में नहीं किया जाता । नियमानुसार होने के कारण अवरोह में गांधार का 


प्रथम भाग ह १३४ 


वक़्त्व बहुत सुन्दर दिखाई देता है। जिन अंगों को नियमबद्ध किया गया है, उन्हें 
उत्तम रीति से संभालते हुए प्रयोग करना चाहिए। तीज मध्यम की स्थिति इस राग 
में भी केदार, कामोद जैसी ही अर्थात्‌ पंचम की संगति में प्रयोग करने की है। इस राग 
में भी गमप” अवरोह और 'पमग” आरोह करने से यमन राग दिखाई देने लगता है । 
उत्तरांग में तान लेते समय निषाद स्वर के नियम को दुबंल कर दिया जाता है; इसका 
कारण में पहले ही बता चुका हूँ। इस राग में तीत्र मध्यम को बिलकुल ही न लेने 
पर विशेष राग-हानि नहीं होती । तीब्र मध्यम इस राग का सौंदर्य और वेचित्य- 
वधेक स्वर होने के साथ ही समय-बोधक ( रात्रिकाल का द्योतक ) स्व॒र भी है, अतः 
इसका प्रयोग स्थान-स्थान १२ योग्य परिमाण से करना उत्तम होगा । दूसरी महत्त्व 
की बात यह है कि पंचम और ऋषभ की संगति इस राग में अनोखा माधुय भर देती है । 
'धधपप, रेगमप' इस स्वर-समुदाय में पंचम से ऋषभ पर जाते ही श्रोताओं को राग 
पहचान में आ जाता है। यह चमत्कार ही है कि सा रेरे, पप', इस प्रकार स्वर- 
समुदाय आते ही श्रोताओं को कामोद का रूप ध्यान में आ जाता है और (पपरेरे' 
स्वर-समुदाय का प्रयोग होते ही छायानट का स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। यह 
विलक्षणता तुम्हें सदेव ध्यान में रखनी चाहिए। मन्द्र-स्थान के पंचम से मध्य-स्थान 
के ऋषभ पर आने से भी छायानट का आभास उत्पन्त हो जाता है। इस राग में कोई- 
कोई पंचम वादी मानते हैं और ऋषभ को संवादी मानते हैं। इसके विपरीत कोई-कोई 
ऋषभ को वादी और पंचम को घंवादी मानते हैं। हम पंचम को ही वादी मानेंगे । 
अधिकतर इस राग के गीत धेवत से आरम्भ किए जाते हैं। यह देखकर कोई-कोई 
इस स्वर को भी वादी मानते है, परंतु यह ठीक नहीं है। राग के सम्पूर्ण स्वरूप 
पर विचार करने से धेवत का महत्त्व नहीं दिखाई देता । खींच-तानकर धेवत को 
महत्त्व देने से राग-हानि होना सम्भव है । इस राग में हमीर और केदार के अनुसार 
अवरोह में कभी-कभी कोमल निषाद का कण लगा देते हैं। वह बुरा नहीं दिखाई 
देता, क्योंकि यह प्रयोग केवल अवरोह में ही किया जाता है; परंतु यह स्वर इस राग 
का नियम्रित स्वर नहीं है, क्योंकि सां नि ध प इस प्रकार का अवरोह करना कभी भी 
दकय नहीं है। इस राग को सुनते हुए श्रोताओं को यमन, गौड़, हम्मीर, बिलावल 
आदि रागों का थोड़ा आभास होता है। इस राग का स्वरूप निम्नलिखित है :-- 


सासा, धधपप, रेगमप, मग, मरे, सारेसा । 

सासा, रेरे, गमप, मगग, मरे, सारेसा, सारेसा, निधप॒प्‌, पपरेरे, रेगमप, गमप, 
गमरे, सा। 

गमप, गमरे, धधपप, गमरे, पगमरे, सारेसा, सारेगमप, गमरेसा । 

रेरेसासा, गम रेसा, पपगमप, गमरेसा, धधप, रेगमप, सारेसा । 

पपसांसां, सांरेंसां, सांरेंगंमंप, गंगंमंरेंसां, सांसांरेंरें, सांसांघप, रेगमप, गमरेसा । 

सासा रेसा, सारेगम, रेसा, पर्मपधप, गमरेसा, घधपप, रेगमप, मगमरे, सारेसा, 
सांरेंसांनिधप, निधप, धधपरेगमप, गमरेसा । 


कुछ गायक छायानट को मिश्र राग बताते हैं। उनका कथन है कि यह “छाया' 
ओर “नट', इन दो रागों का मिश्रित स्वरूप है। एक गायक ने मुझे; 'छाया' राग के 


१३६ भातखडडे संगीत-दास्त्र 


आरोह में निषाद लगाकर और अवरोह में गांधार लेकर छाया और नठ का भेद 
दिखाया था। यह प्रकार भी तुम ध्यान में रख सकते हो । प्रचार में छाया और 
छायानट भिन्‍न-भिन्‍न नियमों से गानेवाले तुम्हें अधिक प्राप्त नहीं होंगे। यमन और 
कल्याण, भीम व पलासी, अल्हैया व बिलावल (ये अन्तिम राग अभी तुम्हें नहीं बत!ए हैं) 
इनके भेदों के अनुसार ही यह प्रकार भी है। “रत्नाकर' में छाया' राग भिन्न प्रकार 
का राग माना गया है और उसमें भी यह भेद माना गया है। इस राग में पंचम और 
ऋषभ की संगति कोई-कोई मीड़ द्वारा सुन्दर रूप से प्रदशित करते हैं। अब मनोरंजन 
की दृष्टि से ग्रंथों में किए गए छायानट के वर्णन को देखते हैं। 'संगीतपारिजात' ग्रंथ 
के लेखक पंडित अहोबल इस राग के विषय में लिखते हैं :-- 
छायानइ स्तुविज्ञेयः शुकराभरणसरवरेः | 
आरोहणे निवजे! स्यादवरोहेगवर्जितः । 
घेवतोद्ग्राह संयुक्तो रिन्याप्तो६नेकमध्यमः ॥ 
यह वर्णन प्रचलित स्वरूप से बहुत-कुछ मिलता है। 'रागलक्षण' ग्रंथ में 
छायानट मेल में दोनों गांधार और कोमल निषाद स्वरों को ग्रहण किया गया है । 
हमारे तीत्र ऋषभ स्वर को उन्होंने वज्यं किया है। यह रूप हमारे उपयोग का रूप 
नहीं है । छायानट के ठाठ को उन्होंने 'बागधीशर्वरी' मेल बताया है। यह ग्रंथ भी दक्षिण 
की ओर का है। 'संगीतसारामृत' ग्रंथ में छायातट के विषय में इस प्रकार कहा है :-- 
समपाः स्युस्त्रयः शुद्धा: पटश्रुत्यपभसंज्ञकः | 
अंतराख्यानगांधारः.. पंचश्रुतिकपेबतः ॥ 
कैशिक्याज्यनिषादश्चेत्येतत्सप्र्वरंथु तः | 
छायानइस्यमेलो$ स्मिन्नेतदाद्या भवंतिहि ॥ 
छायानाठः स्वमेलोत्थः संपूरो! सम्रहांशकः । 
५ ७ कर) कक * न्न्े 
उपागिसायमेबंपष शेयः संगीतकोविदं! | 
यह ठाठ 'रागलक्षण के ठाठ से मिलता है। षद्श्गुत्ति ऋषभ हमारा कोमल 


ग है, अन्तर ग हमारा तीत्र ग, पंचश्रुति ध हमारा त्ीन्रध और केशिक नि हमारे 
कोमल नि स्वर के नाम हैं। यह रूप भी हमारा स्वीकृत नहीं है । 


रागमंजरी :-- 
छायानाटस्त्रिस) सायं काकल्यंतर राजितः || 
रागचन्द्रोदय :--- 
शुद्धोसमी पंचमकोविशुद्धः शुद्धोनिषादों लघुमध्यमश्च । 
निगी यदा त्रिश्र्‌तिको भवेतां कर्णाटगीडस्य तदंष मेलः ॥ 


प्रथम भांग १३७ 


पड़जग्रहः सांतयुतश्चप्तांशों।तराश्रितः काकलिदीप्यमानः । 


छायादिमः सायमसोविगेयो नटाहयों गानविचक्षणेन ॥ 
तृत्यनिर्णय :-- 


'कर्णाटस्येबमेले प्रकटितसुतनुश्चादिमध्यांतपड़जः । 


कर्नाट ठाठ में दोनों गांधार ग्रहण करने का उल्लेख है। इस प्रकार का 
छायानट भी प्रचार में ग्राह्म नहीं है। “रागतरंगिणी' ग्रंथ में छायानट को केदार मेल 
का राग बताया है। यह ठाठ हमारी पद्धति का शुद्ध स्व॒रों का ठाठ (बिलावल ठाठ) 
ही है, यह पहले भी कहा जा चुका है। संगीतदर्पण, स्वरमेलकलानिधि, इन अ्रंथों में 
राग का वर्णन प्राप्त नहीं होता । चतुर्दे डिप्रकाशिका' ग्रंथ में छायानट का ठाठ 
'रागलक्षण" के समान ही बताया गया है। अब लक्ष्यसंगीत' के छायानट का 
राग-विवरण बताता हूँ :-- 


स्यात्‌झल्याणीमेलके४पि छायानट्रो$तिरंजकः । 
रिपसंवादसंपन्‍नः संध्याकालोचितः पुनः ॥ 
सुप्ृंगतिरत्रप्रोक्ता पर्योश्वेचसुसंगता. । 
पंचमाद्षमे पातो नून॑ स्यात हृदयंगमः ।। 
रागेस्मिन मायके! केश्चिद्ध वतो ग्रह इरितः। 
न्यसनं पड़जस्वरेषपि मते तेषां सुनिश्चितम्‌ ॥॥ 
आरोहणे तीव्रमस्य प्रयोगो व्श्यते कुंतः। 
गवक्रंस्थादवरोहे. नियमेन सतांमते ॥ 


प्रदत्त : यह वर्णन हमारे प्रचलित रूप के अनुरूप है। हम इसे अच्छी तरह 
ध्यान में रखेंगे। अब आप कौन-सा राग बताएँगे ? हमारे विचार से इ्याम' राग 
का वर्णन बताइए ? 


उत्तर : ठीक है, व्याम राग साधारण रागों में से नहीं है। इस राग को 
बड़े-बड़े गायक ही जानते हैं । यह अप्रचलित है और इसके रूप के विषय 
में भी प्रचार में मतभेद हैं। यह एक मत से कल्याण ठाठ में दोनों मध्यम लगने- 
वाला राग माना जाता है। इस राग को केदार ओर कामोद राग से प्रयत्न- 
पूर्वक अलग करना पड़ता है, क्‍योंकि ये सब समप्राकृतिक राग कहलाते हैं । 
'केदार' के विषय में हम जानते हैं कि इसके आरोह में ऋषभ वज्ये है, गांधार स्वर 
पंगु है और निषाद स्वर असत्प्राय है। ब्याम राग में आरोह में ऋषभ लेते हैं और 
'निषाद भी स्पष्ट दिखाया जाता है। कामोद में गांधार स्वर थोड़ा प्रयुक्त होता है 
ओर अवरोह में थोड़ा-सा निषाद भी लिया जाता है। श्याम राग के आरोह में 
निषाद स्वर बहुत वचित्र्य उत्पन्न करता है ओर गांधार भी स्पष्ट रूप से लिया 
जाता है। यमनकल्याण व शुद्धकल्याण में गांधार स्वर प्रधान स्वर माना गया था, 
केदार में मध्यम स्वर प्रधान माना गया है, कामोद भौर छायानठ में पंचम स्वर 


१शै८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


को वादी बताया गया है, यह तुम जानते ही हो । श्याम राग में वादी स्वर षड़्ज 
ओर संवादी मध्यम माना जाता है। यह स्वरूप तुम्हें बहुत पसन्द आएगा । इस 
राम में चतु:श्रुतिक स्वर सा, म, प बहुत बढ़ाए जाते हैं। केदार राग में मध्यम 
प्रधान स्वर ( वादी ) और षडज संवादी होता है । इस राग में इससे विपरीत 
स्थिति में पदज वादी और मध्यम संवादी माना जाता है, परंतु इन्हीं दो स्वरों 
को अन्य स्वरों की श्रपेक्षा अधिक बढ़ाने से श्याम राग में केदार का स्वरूप 
आ जाने का संदेह रहता है। पंचम स्वर लेते हुए उसमें तीव्र मध्यम जोड़ा जाता है। 
इस स्थान पर कामोद का आभास हो जाता है। एक बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि इस राग में मध्यम और पंचम को समान महत्त्व नहीं देना चाहिए । 
दयाम राग में पंचम स्वर को वादी माननेवाले इस राग में कामोद का अंग अधिक 
दिखाते हैं । 


'रे, म, रे स्वरों का प्रयोग केदार में नहीं होता और कामोद में भी नहीं 
किया जाता। इस राग में यह प्रयोग तो होता ही है और साथ में आगे “नि, सा 
स्वर भी लगा दिए जाते हैं। 'रे, म, रे, नि, सा, रे" यह तान दयाम राग की 
बहुत मधुर तान है। इस तान से श्रोताओं को मललार या सोरठ का आभास होना 
संभव है । इसके हेतु गायक अन्तिम 'रे' से एकदम 'मंप' आरोह करते हैं । यह 
काम उत्तम दिखाई देता है। श्याम का स्वरूप उत्तम रूप से ध्यान में रखने के लिए 
निम्न स्वरों पर ध्यान देना चाहिए। 'रेम॑ रे, निम्तारे, मंप, गमंपध, म॑ प, 
गमप, ग म रे, नि सा, प नि सा, रे इस प्रकार से गाते हुए यह अन्य रागों से 
बहुत अलग किया जा सकता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इस राग के 
आरोह में घेवत नहीं लिया जाता, परंतु निषाद का प्रयोग होता है। एक तरह से 
'आरोहे तु निवर्जः स्थात्‌' नियम का यह राग अपवाद कहा जा सकता है। “श्याम 
को कोई-कोई 'श्यामकल्याण' भी कहते है। कोई-कोई इयाम और कल्याण दो अलग- 
अलग राग मानते हैं। 'लक्ष्यसंगीत' में इसे 'श्याम' ही कहा है। ग्रंथों में भी इसी 
प्रकार दिखाई पड़ता है। अतः हम इतना ही नाम ग्रहण करेंगे। यह राग रात्रि के 
प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इस राग में रे म, रे प, ये दोनों ही स्वर-संगतियाँ 
आ सकती हैं। इन्हें अलग-अलग बताकर गायक राग-वबेचित्र्य उत्पन्न कर देते हैं। 
ग ओर नि स्वरों के अल्पत्व से भी इस राग का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। मध्यम 
ओर ऋषभ की मीड़ के अन्तर्गत गुप्त रूप से घसीट द्वारा गांधार दिखाया जाता है। 
इस समय सोरठ का आभास होने के पूर्व ही ऋषभ से तीव्र मध्यप पर जाकर राग 
की विलक्षणता बताने के साथ उसके रूप की रक्षा भी कर ली जाती है। कोई-कोई 
गायक श्याम राग में वादी स्वर घेवत को मानकर हमीर-जेसा प्रकार गाकर दिखाते 
हैं। मुझे यह स्वरूप पसन्द नहीं है। हमीर को देखते हुए धवत को वादी स्वर बनाने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ । भेरे मित्र 
राजा सुरेन्द्रमोहन टेगोर ( इनका मुझसे प्रत्यक्ष परिचय भी है ) द्वारा दी हुई 
पुस्तक 'संगीतसारसंग्रह' में एक ग्रंथ ( सम्भवत:ः 'संगीतनारायण' ) के कई रागों का 
वर्णन संकलित किया है। इनमें श्यामकल्याण भी बताया है; उसका कुछ वर्णन 
तुम्हें सुनाता हूँ :-- 


प्रथम भाग १३६ 


संपूरें! श्यामरागः स्थात्‌ धांशन्यास्ग्रहात्मकः । 
प्रदोषो गानकालो)रसप निर्णीतो गानकोविदे ॥ 


इस वर्णन में धवत को अदय स्वर कह! गया है । अब यह कठिन प्रइन उपस्थित 
हो जाता है कि इस ग्रंथ का शुद्ध ठाठ कौन-सा है ” इस विषय में 'संगीतसारसंग्रह' 
में कोई स्पष्टता प्राप्त नहीं होती । शंकराभरण शुद्ध ठाठ ऊपर की व्याख्या में नहीं 
लिया जाता, क्‍योंकि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसे शुद्ध ठाठ नहीं माना है; केवल 
'लक्ष्यसंगीतः ने ही शकराभरण को शुद्ध ठाठ माना है, परंतु यह आधुनिक 
ग्रंथ है। कुछ ऐसे भी पंडित हैं, जो 'धेवतांश ग्रहन्यास:: जसे वर्णों में कोमल रे-घ के 
ठाठ को मानने के समर्थक हैं। 'संगीतसारसंग्रह' में कुछ दूसरी ही व्याख्या प्राप्त होती 
है। वह नीचे लिखे अनुसार है :-- 


धंवतांशग्रहन्यासश्छायानड्टः प्रकीतिंतः । 
4 शा रि शि 

संपूएं! कथितश्चासो कविभिस्तत्वदशिभिः || 
रिग्रहन्यासकांशा स्थात्‌ छाया संपुर्णलक्षणा । 
प्रदोषेच प्रगातव्या विधिरेष प्रकीतितः | 
पड़जग्रहा मरहिता छाया थधृगारवीरयोः । 
गांधारांशग्रहन्यासा वीरशांतिरसाभ्रिता । 
संपूर्ण गोडपारंगी गेयमध्याह्ृतः परम ॥ 


'संगीतनारायण' ग्रंथ कलकत्ता की रि0फ७] ४0 ,.0/479 में है । 
प्रशन्‍न : और कौन-कौनसे ग्रंथ वहाँ पर हैं ? 


उत्तर: मैं वहाँ गया था । मुझे उक्त लाइब्रेरी के (४४७|०४७७ में ये 
ग्रंथ प्राप्त हुए--१. संगीतरत्नाकर, २. रत्नाकर-टीका, ( कल्लिनाथ ) ३. रत्नाकर- 
टीका, ( सिहभूपाल ), ४. संगीतनारायण (पुरुषोत्तम), ५. कल्पद्र म, ६. संगीतभाषा 
७. पारिजात, ८. संगीतशिरोमणि, €. संगीतसार, १०. अमोघानंदिनी शिक्षा, 
११. रागमाला (क्षेमकर्ण), १२. संगीतदर्पण, १३. नारदीय शिक्षा, १४. संकीणण- 
रागलक्षण । अब तो उस पुस्तकालय में और भी अधिक ग्रंथ हो गए होंगे । 
यदि उधर प्रयास करने का अवसर मिले, तो उस [॥9कए को एक बार अवर्य 
देखना चाहिए । 


प्रशन : यह कसे कहा जा सकता है कि अब उस लाइब्रेरी में और अधिक 
ग्रंथ होंगे । 

उत्तर : मैं संगीत-संबंधी जानकारी के हेतु बनारस गया था। वहाँ गाय- 
घाट पर रहनेवाले पं० बालमुकुदजी मालवीय कमंकांडी के घर प्रसंगवश्ात्‌ गया 
था। ये सज्जन भिन्‍न विषयों के हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह करते हैं और इस 


१४० भातखंडे संगीत-शास्त्र 

विषय के शोधक व्यक्तियों को बेचते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि कलकत्ते के प्रसिद्ध 
महामहोपाध्याय पं० हरिप्रसाद जी, एम. ए. ने उनके पास से संगीत-सम्बन्धी 
निम्नलिखित ग्रंथ लिए हैं :-- 


१. रागविबोध ८. आनंदजीवन (मदन पाल) 

२. गांधवे वेद ६. सोमेश्वर-मत 

३. रागचुम्बकमणिरुचिमालिका १०- गीतगिरीश-काव्य 

है ही संगीतसग्रह ११. संगीतरसकौमुदी 

५, संगीतविद्यानिधान १२. कस ( केदारनाथ ) 
५ १३. गीतसार 

« स॥ ्य 

502 " १४. भरत-कृत गानशास्तर 

कम  ग १५. सामप्रकाश 


पं० बालमुकुन्द जी ने यह भी बताया था कि ये ग्रंथ पं० हरिप्रसाद जी ने 
कलकत्ते की रि, 8. /79479 के लिए ही लिए थे। अब वहाँ जाकर उन ग्रंथों 
को देखने का अवसर मुझे तो शायद ही प्राप्त हो, परंतु तुम कभी समय निकालकर 
अवश्य देख आना | मैंने अपने कलकत्ता-प्रवास में जिन-जिन ग्रंथों को उस लाइब्रेरी 
में देखा था, उनके विषय में अपनी डायरी में विस्तृत नोट लिख लिए थे। उनको भी 
समय पर तुम्हें बताऊगा । 


मैंने मद्रास के इलाके में रामेश्वर तक प्रवास किया। उधर मद्रास, तंजावर, 
त्रिवेंद्रम और मंसूर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों में संगीत-सम्बन्धी ग्रंथ भी मुझे देखने 
को प्राप्त हुए थे । 


प्रदन : उन पुस्तकालयों में कौन-कोनसे ग्रंथ हैं ? 
उत्तर : 
मद्रास 006768] .94/9 


१. नत्तालपुराण-संग्रह २. रागविशेष ३. संगीतदर्पण 
५. संगीतसारसंग्रह ६. स्वस्मेलकलानिधि । 


४. संगीत रत्नाक'र 


तंजावर ?8]808 707॥'ए 


१. संगीतसारामृत २. संगीतमृक्तावली ३ रागरत्ताकर ४. अभिनयदर्षण 
५. अष्टोत्तरशत ताललक्षण ६. तालप्रस्तार ७. ताललक्षण ८. तालदीपिका €. राग- 
प्रस्तार १०. तालदशप्राणदीपिका ११. रागलक्षण १२. दंतिलकोहलीयमु १३. संगीत- 
मकरंद १४. चत्वारिशच्छुतरागनिरूपणस्‌ १५. संगीतदर्पण १६. रत्नाकर। और भी 
दो-चार ग्रंथ थे, जिनके नाम मैं भूल गया हूँ । 


त्रिवेंद्रम ?88808 ॥779/4फए 
१. अंगहारलक्षण २. नाख्यग्रंथ' ३. नाट्यवेद ४. नास्यवेदविवृत्ति ५. नृत्य- 
रत्ताकर ६. बलराम भरत ७. भावप्रकाश 5. रसाणंवसुधाकर €. संगीतचिन्तामणि 


१०. संगीतचूड़ामणि ११. संगीतसुधा १२. संगीतसुधाकर (हरिपाल) १३. सप्तस्वर- 
लक्षण १४. स्वरतालादि-लक्षण । 


प्रथम भाग १४१ 


मंसर (50एश॥र670 07670 ॥ ॥/छक्षए 
१. अभिनयदर्पषण, २. अभिनयप्रकरण, ३. अभिनयमुकुर, ४. अभिनवभरत- 
सारसंग्रह, ५. आदिभरत, ६. संगीतदर्पण, ७. भरतसारसंग्रह, ८. संगीतचूड़ामणि, 
£. संगीतमकरंद १०, संगीतरत्नाकर-व्याख्या, ११. संगीतलक्षणदीपिका, १२. संगीत- 
लक्षण, १३. संगीतसमयसार, १४. स्वरप्रस्तार, १५. स्वसर्मेलकलानिधि । 


उत्तरी भाग में भी मैंने बहुत यात्रा की । वहाँ पर उल्लेखनीय ग्रंथों का स्थान 
महाराज बीकानेर की लाइब्र री है। पंजाब, काइमीर ओर नेपाल में भी बड़े-बड़े 
पुस्तकालय हैं ओर उनमें संगीत-ग्रंथ भी हैं, परंतु अभी तक वहाँ जाने का मुझे अवसर 
प्राप्त न हो सका, बीकानेर-लाइन्र री में मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखे हुए निम्न ग्रंथ हैं :-- 


१. संगीतसूत्र, २. संगीतरत्ताक र-टीका (कल्लिनाथ), ३. संगीतरत्नाकर-टीका 
(सिहभूपाल), ४. संगीतराज रत्नकोश, ५. अनूपसंगीत्तरत्नाकर, ६. अनूपसंगी तविलास, 
७. संगीतविनोद, 5८. संगीतवर्त मान, &. संगीतानूपरागसागर, १०. संगीतोहेश, ११. 
श्रृंगारहार संगीत, १२. स्वरमेलकलानिधि, १३. हृदयप्रकाश, १४. हृदयकौतुक, १५. 
सगीतानन्दजीवन, १६. संगीतरागमाला (क्षेमकर्ण ), १७. संगीतदपंण, १८. दर्पण (हिंदी), 
१९, हनमन्मतीय रागविभाषा, २०. संगीतरागकौतुक, २१. संगीतोपनिषत्सार, २२. 
रागतत्त्व, २३. संगीतकल्पतरु, २४. रागविबोध, २५. रागकाव्यरत्न, २६. रागमाला, 
२७. संकीर्ण राग, २८. रागध्यात, २९. गमकमंजरी, ३०. संगीतमकरंद, ३१. मुक्तावली, 
३२. नृत्याध्याय, ३३. मुखचाली नृत्याध्याय, ३४. संगीतसारलनृत्याध्याय, ३५. स्वराध्याय 
भाषा ध्र्‌पद, ३६. म्रलीप्रकाश, ३७. पारिजात, ३८- संगीतसारकलिका, ३९. राग- 
चद्रोदय, ४०. रागमाला, ४१. रागमंजरी, ४२. नृत्यभेदनिर्णय, ४३. संकी ण॑ रागाध्याय, 
४४. संगीतशारीरिक, ४५. संगीतविनोंद । 

मेरी समझ में इस संग्रह के समान अन्य किसी शहर में कोई संग्रह नहीं है । 
मेरे देखे हुए ग्रंथों में जो-जो जानकारी मिलने-योग्य थी, उसके नोट मैंने अपनी डायरी 
में लिख लिए थे। वे सभी तुम्हारे सामने आते ही जा रहे हैं, अतः इस विषय में अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रधान बात यह मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ कि 
संगीत-सम्बन्धी इतने ग्रंथ उपलब्ध हैं, परतु किसी में 'रत्नाकर' के ग्रामराग अथवा 
जातिप्रकरण की स्पष्टता प्राप्त नहीं होती । 'रत्नाकर” के रागों की व जाति- 
प्रकरण की अक्षरश: अनुकृति करनेवाले अनेक ग्रंथवार व उनकी रचनाएँ हैं, परंतु 
उसे उत्तम रूप से समझकर लिखने अथवा समझा देने का कोई प्रमाण इन ग्रथों में 
नहीं मिलता । इस बात को तुम और अच्छी तरह तभी समझ सकोगे, जब मैं तुम्हें ये 
ग्रथ समझाऊंगा । मैंने ऊपर जिन ग्रथों का उल्लेख किया है, उनमें से अधिकांश 
'रत्नाकर' के बाद की रचनाएँ हैं। लक्ष्यसंगीतकार ने इन मध्यकालीन ग्रंथकारों के 
लिए जो कुछ कहा है, वह कठोर दिखाई देने पर भी असत्य नहीं है। अस्तु, अब हम 
अपने अपूर्ण विषय की ओर चलें । 


प्रदन : जी हाँ, अभी हमें 'इ्याम' राग का संदर्भ पूरा करना है । 


उत्तर : इस राग के नाम संस्कृत-ग्रंथों में साम, श्याम, सोम, द्यामकल्यानी 
आदि दिखाई पड़ते हैं। इनमें से सोम राग हमें बिलकुल भिन्‍न जान पड़ता है। 


१४२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


'रागलक्षण' में इस राग में रे ध नि स्वर कोमल माने हैं। इस प्रकार के राग को हमारे 
गायक कभी भी व्याव मानने को तेयार नहीं होंगे । आगे तुम्हें यह रूप एक स्वतस्त्र 
राग के रूप में आता हुआ प्राप्त होगा । ऐसे पंडित भी हैं, जो साम व व्याम रागों को 
भिन्‍त नहीं मानते । “चतुर्द डिप्रकाशिका' में साम राग का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


शंकराभरणान्मेलात्संभूतस्पामरागकः । 
संपूरं! सतत गेयो मंद्रमध्यमभूषितः ॥ 
तुलाजी महाराज के ग्रंथ 'संगीतसारामृत' में साम का वर्णन इस प्रकार 
हुआ है :-- 
कांमोजीमेल उत्पन्न! सामराणो निवर्जितः । 
पाडवः सग्रहन्यासः सदागेयः शिवग्रदः ॥| 
आरोहे गांघार लंघनम” वहाँ भी कहा गया है। रागतरंगिणीकार ने 
श्याम नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है और उसे केदार ठाठ, अर्थात्‌ हमारे शुद्ध स्त्रर 
ठाठ में माना है, यह सब ऊपर बताया जा चुका है। चत्वारिशच्छतरागनिरूपणम्‌ 
ग्रंथ में 'श्यामकल्याणी' को हंसक राग के पुत्र सामन्‍त राग की भार्या माना है। यहाँ 
स्वरों की स्पष्टता नहीं है। चतुर पंडित ने “लक्ष्यसंगीत' में श्याम का वर्णन इस 
प्रकार किया है :--- 
कल्याणीमेलसंप्रोक्तः श्यामरागः सुसंभतः । 
रु गैयते 
कल्याणस्य प्रकारोध्यमिति केश्रिदुदीयेते ॥ 
५ करे 
मध्यमावत्र हो प्रोक्तो लक्ष्यमागेविचक्षणः। 
स्थात्‌ पड़जस्थेव वादित्व॑ संवादित्व॑ तु मेस्वरे ॥ 
गायने चास्य रागस्य कामोदांगं स्फुटं भवेत्‌ | 
निगाल्पत्वं तत्र दृष्ट - नंबमत्र मते सताम ॥ 
रिपयो रिमयोवापि संगती रक्तिदा भवेत्‌ | 
आरोहणे धेवतस्यथ बजेन सुखमावहेत ॥ 
यह वर्णन प्रचलित रूप का है, अतः स्वीकारणीय भी है। 'अनुपंगीतविलास' 
में 'इ्यामनाट' नामक राग दिया हुआ है; उसका वर्णन इस प्रकार है :-- 
श्यामनाटस्तुकेदारमले गेयो मनीषिभिः । 
गादिपूशश्चमन्याप्त: पमांश। श्यामनाटकः ॥| 


इस वर्णन में ठाठ शंकराभरण कहा है और वादी स्वर म अथवा प बनाने के 
लिए कहा गया है। दव्याम राग नद राग से अनेक समय मिश्रित होता प्रतीत 
होता है, इस कारण ही कुछ ग्रंथकारों ने 'श्यामनाट' का ही लक्षण बताया है | हमी र, 
केदार, कामोद आदि राग भी नटराग से सुन्दर रूप से मिश्रित किए जा सकते हैं। 


प्रथम भाग १४३ 


चतुर्दे डिप्रकाशिका' ग्रंथ में भी 'शांतकल्याण” नामक एक मेल-राग का नाम दिया है। 
यह दक्षिण के ७२ ठाठों में से ही एक ठाठ है। यह ठाठ हमारे यमनकल्याण का ही है। 
शांतकल्याण में भी आरोह-अवरोह संपूर्ण कहे गए हैं । 


प्रशत : अब आप श्याम राग का स्वरूप बताइए ? 
उत्तर : सुनो ! 


सा, रे, मरे, रेमरेनिसा, रे, मंप, प, धप, मंफ्, मरे, पग्मरे, निसा। 
पुनि, सा, रेनिसा, मगमरे, निसा, संपधप, मंपम, रेपगम रेनिसा । 
मम, रेनिसा, रेनि, मरेनि, पनि, रेनिसा, सारेम॑प, गमरेनिसा । 


पपुनिसा, रेरेनिसा, मंपरेनिसा, रेमरे, स॑ंप, निरमय, संपधर्मप, संग, गमपधम॑प, 
गमप, गमरे, निसा, रे, मंप । पप, सां, सां, रेनिसां, निसांरें, मंरें, निसां, निधप, स॑पप, 
निरेंनि, म॑ंप, मंपप, घर्मप, मग, गमपधमंप, गमप, गमरे, निसा। 


इस राग में, मैं कहाँ-कहाँ किस प्रकार से ठहरता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक याद रखनें 
की आवश्यकता है। इस राग में मध्यम से ऋषभ तक की मीड़ व साथ ही निसा 
स्व॒रों का मधुर उच्चारण बहुत ही विशेषतापूर्ण होता है । 


प्रश्न : अब 'गौड़सारंग' राग के विषय में बताइए ? 


उत्तर : ठीक है, मैं बताता हूँ । गौड़सारंग के बाद यमनी राग का वर्णन तुम्हें 
सुनाता हूँ, परंतु उसे हम सहलियत की हृष्टि से बिलावल ठाठ बताते हुए लेंगे। यमनी, 
बिलावल का ही एक प्रकार है। इस कारण जब तक तुम बिलावल नहीं समझ सकोगे, 
तब तक यमनीबिलावल समझना असुविधापूर्ण होगा । यमनी को कल्याण ठाठ में 
ग्रहण करने का कारण केवल उसमें तीत्र मध्यम का प्रयोग है । 


प्रइन : ठीक है, ऐसा ही कीजिए । 


उत्तर : अच्छा, अब गौड़पारंग की ओर देखिए । गोौड़सारंग अपनी पद्धति में 
संपूर्ण राग माना गया है। इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। इस राग के 
गाने का समय बहुमत से दिन का दूसरा प्रहर माना गया है। मेरी दृष्टि से यह समय 
इस प्रकार के तीब्र स्वरों के रागों के उपयुक्त नहीं है। इसे दोपहर का राग मानने 
का कारण इसके नाम में सारंग का प्रयोग मात्र है। दोपहर के समय में तीव्र 'ग' 
वाले राग सुन्दर नहीं होते, इसी नियम के अनुसार ही सारंग में घवत और. गांधार 
स्वर कम किए गए हैं। गौड़सारंग को ठीक प्रकार से देखने से उसमें सारंग का 
भाग बिलकुल नहीं दिखाई देता; फिर भी इस बेचारे की तकदीर में दोपहर का 
समय जड़ दिया गया है। इस राग में तीतन्र मध्यम लिया जाता है। यह भी 
इसके दोपहर के समय के अयोग्य होने का एक कारण कहा जा सकता है। सारंग 
के पूर्व गाए जानेवाले राग आसावरी, तोड़ी, देवगांधार, जौनपुरी आदि हैं । 
इन-सबमें गांधार कोमल ग्रहण किया जाता है। सारंग के पर्चात्‌ गाए जानें- 
वाले राग धनाश्री, भीमपलासी, धानी और मुलतानी आदि हैं। इनमें भी गांधार 
कोमल ही माना गया है। स्वतः सारंग में गांधार को बिलकुल वज्ये माना गया है । 


१४४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


ऐसी दशा में गौड़सारंय का समय दोपहर निश्चित करना युक्तिसंगत नहीं है। मेरी 
समझ से अनेक मर्मज्ञों का भी यही मत होगा; फिर भी यदि बहुमत को भी स्वीकार 
किया जाए, तो यह एक अपवाद ही माना जाएगा । इसे दिन का ही राग मानें, तो 
इसे बिलावल के समकालीन मानना अधिक युक्तिसंगत है; यह अधिक उत्तम होगा। 
बिलावल को दिन के प्रथम प्रहर में गाने की प्रथा प्रसिद्ध ही है । गोड़तारंग के उत्तरांग 
में बिलावल की स्वल्प छाया दिखाई पड़ सकती है। इसी प्रकार का दोनों मध्यम 
वाला राग यमनीबिलावल भी है। यह मैंने स्वय का मत तुम्हें सुनाया है। तुम शीष्र 
ही समझने लगोगे कि कौन-सा मत ठीक है और कौन-सा गलत है। यह राग दो 
मध्यम का है; अतः इसमें निषाद स्वर गौण ही रहेगा | गौड़सारग में कुछ स्वरूप 
कल्याण का भी है, अतः कोई-कोई विद्वान्‌ इसका वादी स्वर गांधार मानते हैं। मेरे 
खयाल से इसे दिवसगेय मानने पर इसका वादी स्वर घेवत और संवादी गांधार 
मानना योग्य है। ये दोनों स्वर इस राग के प्रधान स्वर हैं। मैं इस राग को इस रूप 
में बिलावल के समय गाया जानेवाला मानता हूँ। तीव्र मध्यम की स्थिति पूर्ववत्‌ 
पंचम की संगति में ही रहती है। मंपध, मंप, मग, रेगरे, मग, प, रेसा, यह स्वर- 
समुदाय इस राग की पहचान करानेवाला है। तीब्र मध्यम का प्रयोग बिलकुल नहीं 
करने पर भी यह राग पहचान लिया जाता है, परंतु प्रयोग करने पर राग-वचित्र्य बढ़ 
जाता है। इस राग को रात्रिगेय मानने पर तीत्र मध्यम की रात्रि-सूचकता और 
गांधार का वादित्व उत्तम शोभनीय हो जाता है। ग्रंथों में यह राग शंकराभरण ठाठ 
में माता गया है। किसी-किसी ग्रंथ में इस राग का वादी स्वर स्पष्ट रूप से 
गांधार बताया गया है। गौड़सारंग वक्र रागों में से है। इस राग के आरोह-अवरोह 
को ठीक रूप से देखने पर इसकी वक्ता स्पष्ट हो जाती है। 


प्रदत : क्या इस राग का स्वरूप केवल आरोह-अवरोह से नहीं दिखाया 
जा सकता ? 

उत्तर : हाँ, क्‍यों नहीं । इस प्रकार से आरोह-अवरोह करने से यह हो जाएगा--- 
ता, रेसा, गरे, मग, पर्म, धप, निधसां। सांध, निप, धम, पग, मरे, ग॒ सा' । देखा, यह 
स्वरूप कितना वक् है ? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गायक लोग सेव इसी रीति 
से गाते हैं। जलद-तानों में इतनी वक़्ता नहीं संभाली जा सकती। इस राग का 
मुख्य अंग अर्थात्‌ मुख्य पकड़ 'सारेसा, गरे, मग” स्वर-समुदाय का प्रयोग करते हुए 
राग-अस्तित्व बनाए रखते हैं। हमीर राग को भी वक्र राग ही कहा जाता है। 
'सारेसा, गमध, निध, सां, सांरेंसां, निधपरमंप, धधप, गमरे, गमधप, गमरे, सारेसा', 
इस प्रकार के स्वर-समुदायों से हमीर स्पष्ट हो जाता है। अच्छा बताओ, यह ॒स्वर- 
समुदाय किस राग का अंग हो सकता है ? सा, म, मप, पधप, से, मप, धप, म, रेसा । 

प्रशन : यह अंग केदार राग का होना चाहिए। 

उत्तर : बिलकुल ठीक है। 'सारेरेपध, मंत्र, धप, घप, गमप, गमरेसा', यह 
कामोद का अंग भी तुम जानते हो और 'रेमरे, निसा, रे,म॑मंपप, घम॑प, म, रे, परगर्मरे, 


नि, सा, यह श्याम का अग है। वक्र रागों का स्वरूय विलंबित लय में गाते हुए तो 
ठीक-ठीक सँभाला जा सकता है। 


प्रथम भाग श्४प्‌ 


परंतु जलद-लय में उसे साधे रहना मुश्किल होता है, अतः उस राग को व्यक्त 
करनेवाले स्व॒रों को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। पंचम स्वर से आगे के 
स्वरों पर गायक जरा तान लेते हैं, पर आश्रय राग यमन का स्वरूप लेने लगता है; 
परंतु योग्य स्थानों पर राग-वाचक स्वर-समुदाय स्पष्ट रूप से दिखाकर गायक मूल 
राग दिखा दिया करते हैं। इस कार्य को जान-बझ कर करने से गायक की प्रशंसा 
ही होती है। कई गायक तानबाजी में इतने तनन्‍्मय हो जाते हैं कि उन्हें गाए जाने 
वाले राग का भी ध्यान नहीं रहता । ऐसे गायक कितनी ही तानें क्‍यों न लें, परंतु 
उनका गायन श्रेष्ठ नहीं कहलाता । यह सदेव ध्यान में रखना चाहिए कि केवल गला 
तेयार करना ही कुशलता या विद्वत्ता नहीं है। तुम्हें इस बात के अनेक उदाहरण प्राप्त 
होंगे कि अधिक तानबाजी से श्रोतागण उकता जाते हैं। धीरे-धीरे नियमों को ध्यान 
में रखते हुए गायन आरम्भ करना और फिर गति बढ़ानी चाहिए। फिए भी समय- 
समय पर मूल राग की प्रत्यक्षता सिद्ध करते रहने से ही श्रोताओं की तृप्ति होगी और 
तुम्हारी विद्वत्ता उत्तम दिखाई देगी। केवल 'र सा, ग रे, म ग, प रे, सा” ख्वरों के 
गाने से ही गौड़सारंग दीखने लगता है। यह अंग किसी भी राग में मिला देने पर 
वहाँ पर भी गौड़ का आभास उत्पन्न होता है। 


प्रशनत : इस राग का विस्तार हमें समझा दीजिए ? 
उत्तर : हाँ, सुनाता हूँ :-- 


सा, रेसा, मग, रेगरेमग, प, रेसा। सारेमग, पपमंप, धधप, धप, मग, 
रेगरेमग, परेसा । घघमप, निधर्मप, धर्मप, धय, मंग, रेगरेमग, परेसासारेसासा, 
धनिधुपू, धूसा, गरेमग, रेगरेमग, परेसा । धधर्ंप, निध, सांनिध, निधप, मंप, 
निधघप, संपधर्मप, मग, निधर्मप, मग, रेग रेमग, परेसा । 

पपसां, सां, सांरेंसां, सांरेमंगं, रेंगंरेंमंगं, पंरेंसां, सांरेसां, निधनिधप, म॑प, 
धनिधप, मंपधर्मंप, संग, धर्मपमग, रेगरेमग, परेसा । 

इस राग को गाते हुए गायक बहुधा प्रचार में 'परेसा' स्वरों का उपयोग 
करते हुए पाए जाते हैं। यह उपयोग भी वे प्रत्येक तान पूरी करते समय ही करते हैं । 
इत्ो प्रकार मैंने भी ऊपर के स्वरों में तुम्हें बताया है। तुम इस प्रकार की कितनी 
तानें कंठस्थ कर सकते हो ? एक बार उत्तम रूप से नियम समझ लेने के पर्चात्‌ 
तुम्हारे-जेसों को अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे गाते-गाते राग 
के अग ओर स्वरूप अपने-आप ध्यान में आ जाते हैं और यह भी समझ में आ जाता है 
कि इस राग में कौन-सा स्वर-समुदाय सुसंगत है और कौन-सा असंगत है। देनिक 
अभ्यास करते जाने से थोड़े ही दिनों में वास्तविक जानकारी हो जाती है। हमारे 
गायकों को तानबाजी किसी ने सिखाई नहीं है, परंतु देनिक रूप से गाते हुए उनके 
गले अपने-आप तेयार हो गए. हैं। भस्तु-- 


अब में तुम्हें गोड़सारंग” के विषय में एक-दो ग्रंथों के मत सुनाता हूँ। 
हुदयप्रकाश' ग्रंथ का कथन है--मार्दिगरषांश: सम्पूर्ण: गौड़सारंग उच्यते। इस 
ग्रंथ के ठाठ के विषय में मैं तुम्हें बता ही चुका हैँ। कलकत्ता के किसी ग्रंथकार 


१४६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


ने यह राग अपने प्रचलित स्वरों में बताकर उसके सम्पूर्ण होने का ही संस्कृत-ग्रंथ का 
हवाला दिया है । परंतु यह नहीं बताया है कि उस ग्रंथ का शुद्ध ठाठ कौन-सा है। 
इस प्रकार के आधार देने का कोई विशेष अर्थ नहीं होता । ग्रन्थकार नें किस उद्देश्य 
से प्रमाण दिया है, यह वही जाने। लक्ष्यसंगीतकार ने, ग्रन्थ केसा होना चाहिए, इस 
विषय पर एक स्थान पर कहा है :-- 


स्वाभिग्रायं स्पष्टदया जानीयु। सकला जना। | 
एतदर्थ लेखन स्याइ्ग्रन्थानामित्यसंशयमस्‌ || 
प्राचीनशास्त्रे छाज्ञाते संगीतपरिवर्तनात्‌ । 
वस्तुस्थितिरुदाहायां ग्रन्थकृद्धिरमायया ॥ 
परिवर्तनशील॑ यत्संग्रीत॑ ग्रथकत मिः । 
प्राचीन नष्टग्रायं तत्स्पध्टीकतु ' न शक्यते ॥ 
नावश्यकं हि तत्किंतु ययाकयापि भाषया । 
तदसामंजस्य॒बवृद्धिनेष्ट्येव ब्रवीम्यहम ॥ 

मेरा खयाल है कि उपयुक्त कथन ठीक ही है। जबकि प्राचीन संगीत नष्टप्राय 

हो चुका है, तब इस प्रकार स्पष्ट लिखने में कोई हज नहीं ? परदिचमी ( यूरोपियन ) 


विद्वानों के ग्रंथ देखने से तुन्हें पता चलेगा कि वहाँ इस प्रकार की संदिग्ध तथा लोगों 
को भ्रम में डालनेवाली बात कभी नहीं पाई जाती । 


रागतरंगिणीकार विद्यापति गौड़सारंग के विषय में इस प्रकार लिखता है:-- 


मेघरागस्य संस्थाने मेघो मल्लार एवच। 
गोड़सारंगनाटीच रागो वेज्ञावली तथा। 


मेघ ठाठ के स्वर बताते हुए ग्रन्यकार ने कहा है :-- 


गांधारो मध्यमस्थ श्रुतिद्वर्य गृह्ाति, मध्यमश्च पंचमस्य श्रतिद्वयं ग्रह्मति, 
निषाद; पड़जस्थ श्रतिद्यं गरृहाति, मध्यमः शुद्धों भवति, तदा मेघ- 
संस्थानम्‌ ॥ 


'तरंगिणी' का शुद्ध ठाठ काफी का है। इसे ध्यान में रखते ही ऊपर की सभी 
बातें साफ हो जाती हैं । गौड़सारंग में हम दोनों मध्यमों का प्रयोग करते हैं, यह इस 
ग्रथ के अनुसार भी प्रमाणित होता है। रागलक्षण, पारिजात, रागविबोध. रागमंजरी, 
नृत्यनिर्णय, रागचंद्रोदय आदि ग्रंथों में यह राग ही नहीं पाया जाता । 


प्रन्‍न : चलो यह ओर सुविधा हुईं। कृपा कर रागरचंद्रोदयकर्त्ता पुण्डरीक के 
विषय में कुछ जानकारी दें। इनके इलोक मृभे अच्छे दिखाई दिए हैं ? 


प्रथम भाग १४७ 


उत्तर : पुडरीक विटठल के ग्रंथ शगचन्द्रोदय, रागमंजरी, रागमाला, नतेन- 
निर्णय आदि बीकानेर-नरेश के पुस्तकालय में तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें मैं तुम्हें 
आगे सिखानेवाला हूँ। पंडित पुडरीक विटठल दक्षिण की ओर के थे, ऐसा उनके 
लिखने से पता चलता है। “रागचंद्रोदय' के स्वराध्याय के अंत में उसने लिखा है-- 
श्री कर्णाटजातीयपु डरीकविट्ठलविरचिते सद्रागचंद्रोदये स्वसप्रसाद: समाप्त: । यह 
एक उत्तम पंडित हो गया है। 


प्रन्‍त : तो फिर इनका शुद्ध ठाठ दक्षिण का ही है। आपने यह हमें पहले भी 
बताया था। “चंद्रोदय' में इन्होंने राग-रचना किस प्रकार की है, यह भी थोड़े में 
समझा दीजिए । इस विषय में अधिक गहराई में न जाकर हम साधारण जानकारी 
ही चाहते हैं । 


उत्तर ; इस ग्रंथकार ने मुख्य ठाठ या मेल १७ माने हैं। इन्हीं में ६८ जन्य- 
रायों का वर्णन किया है। मैं तुम्हें ये सारे ठाठ बताए देता हूँ । इन सभी इलोकों को 
कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ लेना ही पर्याप्त है :-- 
तत्राद्मेलस्तु. मुखारिकायास्ततो भवेन्मालवगीडमेल!ः । 
श्रीरागमेलस्तदनंवरं स्यात्‌ स्यांच्छुद्धनड्माहुयकस्य मेलः ॥ 
देशाज्षिकाया अपिमेज्ञकः स्थात्कर्णाटगोडस्प भवेत्सुमेलः । 
केदारकाख्यस्य भवेच्चमेलों हिजेजमेलोउपि हमीरमेलः ॥ 
कामोद्रागामिधकर्य मेलस्ततस्तुतोड्याहुयकर॒प मेलः । 
आभीरिकायाः सुमतश्च मेलो मेल्ो भवेच्छुद्धधराटिकायाः ॥ 
स्याच्छुद्धरामक्रूय मिधस्य मेल्लो देवक्रियायाश्च भवेत्सुमेलः । 
सारंगमेलस्तदनंदरं स्थात्‌ कल्याणमेलस्तु ढतः पुरः स्थात्‌ ॥ 
हिंदोलरागस्य भवेत्त मेलः स्पान्नादरामक्रूयमिघस्य मेलः । 
इतीरितास्ते नवचंद्रसंख्या एवंपरांस्तानकल्यंतु तज्ज्ञा:॥ 
इस प्रकार के १९ ठाठ “चंद्रोदय' में पुडरीक ने बताए हैं। जन्यरागों की 
व्यवस्था इस प्रकार की गई है :-- 


१. मुखारी: १. मुखारी । । 

२. मालवगोड : १. मालवगौड, २. गौंडक़िया, ३. गुजे री, ४. टक्क, ५. पाडी, ६.कुरंजी, 
७. बहुली, ८. पूर्वी,९. रामक़ी, १०. द्रविड़गौड़, ११. गौड़ी, १२. बंगाल, 
१३. आसावरी, १४. पंचम, १५. रेवगुप्ति, १६. प्रथममंजरी, १७. 
कर्णाठ बंगाल, १८. शुद्धगौड़, १६. शुद्धललित, २०. देवगांधार, २१. 


ह सारविका | 
३. श्री : १. श्री, २. मालवश्री, ३. घनन्‍तासिका, ४. भरवी, ५. संधवी । 
४. शुद्धनाट : १. शुद्धनाट । 


५. देशाक्षी : १. देशाक्षी । 


१४८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


६. कर्णाठगौड़ : १. कर्णाटगोड़, २. तुरुष्कतोड़ी, ३. शुद्धबंगाल, ४. छायानट, 
५. सामंत । 
७. केदार : १. केदार, २. नारायणगौड़, ३. बेलावली, ४. शंकराभरण, 


५. नट नारायण, ६. मध्यमादि, ७. गौड़मल्लार, ८. सालंगनाट, 
९. भूपाली, १०. सावेरी, ११. सोराष्ट्री, १२. कांबोजी । 


८. हिजेज : १. हिजेज, २. भेरव 

९. हंमीर : १. हम्मी रनाट 

१०. कामोद : १. कामोद 

११. तोड़ी : १. तोड़ी 

१२. आभीरी : १. आभीरी 

१३. शुद्धधराटी : १. शुद्धवराटी, २. सामवराटी 


१४. शुद्धरामक़ी : १. शुद्धरामक्री, २. त्रावणी, ३. देशी, ४. विभास, ५. ललित । 
१५. देवक़ी : १. देवक़ी 


१६. सारंग : १. सारंग॑ 
१७, कल्याण : १, कल्याण 
१८ हिंदोल : १. हिदोल 


१६. नादरामक़ी : १. नादरामक्री । 


प्रइन : यह बहुत उत्तम वर्गीकरण है, परन्तु जब तक उन १६ ठाठों के स्वर 
हम नहीं जान सके, तब तक इस ग्रंथ के रागों को कंसे समझा जा सकता है ? मैं आपसे 
चाहे जो कुछ प्रदन पूछ रहा हूँ, इससे विषयांतर जरूर हो रहा है; परन्तु आपने जब 
इतनी जानकारी दी है, तो इतना और भी बता दीजिए । 


उत्तर : ठीक है, मैं संक्षेप में वह भी बताए देता हूँ । पुडरीक की परिभाषा 
तुम्हें एक बार ध्यान में जमा लेनी चाहिए । अपने सा, म, प शुद्ध स्वर हैं, वे ही उनके 
शुद्ध सा, म, प स्वर हैं। अपने तीत्र “ग! और 'नि' स्वरों को उन्होंने लघु 'भ' और 
लघु सा बनाया है। अपने कोमल 'रे' ओर 'ध' स्वर उनके शुद्ध 'रै' और 'ध' स्वर 
हैं। अपने कोमल “ग! और कोमल “नि स्वरों को कहीं-कहीं पर साधारण 'ग! और 
कंशिक “नि! कहा गया है। अपने 'रे! और 'ध' स्वर उनके शुद्ध 'ग! और “नि! स्वर हैं । 
अपना तीत्र 'म' स्वर उनका लघु “प' स्वर है। इस ग्रंथ में लघु शब्द का प्रयोग नवीन 
ही किया है। पुडरीक ने केवल श्रीराग को चतुःश्रुति 'रे! व “ध! बताया है। इन 
स्वरों के स्थान पर अपने शुद्ध रे, ध स्वर एक श्रुति ऊपर ठहरते हैं। परन्तु दक्षिण की 
ओर हमारे तीत्र रे, घ (शुद्ध) स्वर चतु:श्रुतिक रे, घ समभे जाते हैं। 'रागविबोध' 
का श्रीराग का ठाठ पुडरीक के ठाठ से उत्तम रूप से मिलता है। मेरा खयाल है कि 
मैंने कहीं-कहीं तुम्हें इन स्वरों के विषय में बताया भी है, परन्तु तुम्हें और एक बार 
बता देता हूँ, जिससे तुम्हें सहूलियत होगी । 


१. मुखारी : सभी स्वर शुद्ध, अर्थात्‌ दक्षिण का शुद्ध ठाठ । 


२. मालवगोड़; सा रेम प ध' स्वर शुद्ध, षदज और मध्यम लघु (अपना 
भेरव ठाठ) । 


प्रथम भाग १४६ 


१. श्री-रे ध चतु:श्रुतिक, साधारण ग, कंशिक नि, सा म प शुद्ध 
( अपना काफी ठाठ ) 


 शुद्धनाट--नि ग त्रिश्वुतिक, सा म लघु, सा म प शुद्ध (दोनों ग नि) 
- देशाक्षी--सा म लघु, ग त्रिश्वुतिक, सा म प नि शुद्ध । 
 केदार--सा म लघु, सा मप शुद्ध, नि ग शुद्ध ( शंकराभरण )? 

« कर्नाटगौड़-सा म प शुद्ध, शुद्ध नि, लघु म, नि ग त्रिश्नुतिक । 

: हिजेज-सा रे म प ध शुद्ध, म लघु, नि केशिक । 

- हमीर--सा ग म प घ शुद्ध, सा म लघु । 

१०. कामोद-प ध शुद्ध, लघु प, सा रे शुद्ध, नि ग त्रिश्नुतिक । 

११. तोड़ी--सा रे म प ध शुद्ध, साघारण ग, केशिक नि ( भेरवी ठाठ ) 
१२. आभीरो-सा प म घ शुद्ध, साधारण ग, शुद्ध ग, लघु सा । 

१३. शुद्धधराटी--सा रेग १ शुद्ध, घ शुद्ध, सा प लघु । 

१४. शुद्धरामक्री-सा रे प ध शुद्ध, म लघु, सा प लघु ( पूर्वी ) 

१५. देवक़ी-म सा प नि शुद्ध, सा प लघु, म॒ पंचश्रुतिक ( तीत्न ) 

१६. सारग-सा ग म प छुद्ध, सा प लघु, नि केशिक । 

१७. कल्याण-सा ग प ध शुद्ध, सा प लघु, साधारण ग। 

१८. हिंदोल--सा रे म प ध शुद्ध, ग॒ नि त्रिश्ुतिक । 

१९. नादरामक्री--सा रे म प ध शुद्ध, ग साधारण, सा लघु । 

विक्ृत स्वरों के नाम याद करने के लिए निम्न इलोक उपयोगी होंगे :-- 


शुद्धा: स्व॒रायेतु भव॑ंति सप्त।| तज्जानू विकारान्‌ प्रवदामि सप्त । 
स्वोपांतिकश्रत्यधिसंश्रितः स्थात्‌ । पड़जामिधानोलघुषडजनामा ॥ 
एवं मपी स्तो लघुशब्दपूर्वों | साधारणो गः प्रथमश्रुतिस्थः । 
मस्य द्वितीयश्रुतिगों$तरः स्थात्‌। पड़जाहुयस्य - प्रथमश्रुतिस्थः ॥ 
तथा. ट्वितीयश्रुतिवतेमानो । निः केशिकी काकलिनामधेयः । 
अथो. रिधावाद्गनिश्रुतिस्थो | लक्ष्येषु वेदअुतिकों भवेताम्‌ ॥ 


मः पंचमार्या श्रुतिमेत्य लक्ष्ये। क्वचिच्च पंचश्रुतितां प्रयाति | 


भाइयो ! अब्र हमें इस विषय की अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है । 
लक्ष्यसंगीतकार ने अपने ग्रंथ के अन्त में कुछ वर्गीकरण दिए हैं, उनमें यह वर्गीकरण 
नहीं बताया है, अतः उसे मैंने तुम्हें बता दिया । भावभद के ग्रंथ के वर्गीकरण भी 
आवश्यक हैं; परंतु इस स्थान १२ नहीं किए जा रहे हैं। वे वर्गीकरण मैंने तुम्हारी 
सुविधा के लिए पहले ही अन्यत्र लिख दिए हैं। लक्ष्यसंगीतकार ने ये सभी ग्रंथ 
देखे हैं, ऐसा उसके कथन से स्पष्ट दिखाई देता है। 


प्रदन : अब आप लक्ष्यसंगीतकार का मत बताइए ? 
उत्तर वह इस प्रकार है :-- 


22 ही & #ा४/८द ०९ 


१५० ह भातख डे पंगीत-शास्त्र 


कल्याणीमेलके ज्ञेयों गोडसारंगनामकः । 
अतिवक्र खरूपो5पि द्वाभ्यां माभ्यां सुभषितः ॥ 
मध्याह्ाहों भव्ेन्न्यल्पो गवक्रश्चावरोहरो । 
वादित्वं स्थाड्र वृतस्य संबादित्वं तु गे पुनः ॥ 
नूनं विसंगतं चास्य गान॑ माध्याहिक भवेत्‌ । 
वादित्व॑ चेन्मतं गेतदिति धांशों मतो मया ॥ 
यह मत हमें स्वीकृत है। इसे पूर्ण रूप से ध्यात में रखना आवश्यक है । 


प्रशन : बहुत अच्छी बात है। हम इसे स्मरण रखेंगे। अब बिलावल ढाठ 
को आरम्भ कीजिए ? 


उत्तर : अच्छा सुनो ! 'बिलावल' राग बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। संस्कृत- 
ग्रंथों में वेलावली, वेलावल, बिलावली आदि नाम दिखाई पड़ते हैं। इनके राग-हूपों 
में भेद पाया जाता है । किसी-किसी ग्रंथ में वेलावली' में गांधार कोमल बताया गया 
है। प्रचार में गांधार तीत्र ही ग्रहण किया जाता है। बहुमत से बिलावल का ठाठ 
शंकराभरण' माना गया है। 'शंकराभरण' दक्षिण का अत्यन्त लोकप्रिय राग है । 
हमारे यहाँ 'बिलावल' राग भी उसी प्रकार लोकप्रिय है। इन दोनों रागों में तुम्हें बहुत 
साम्यता दिखाई पड़ेगी। ये दोनों राग प्रभातगेय माने गए हैं। ग्रंथों में 'शंकराभरण' 
को प्रभात का राग बताया गया है । 'शंकराभरण' राग आजकल हमारे यहाँ भी प्रचलित 
हो गया है। हमारा 'बिलावल' भी दक्षिण की ओर लोकप्रिय होता जा रहा है। दक्षिण 
की पद्धति में 'विलहरी” नामक एक प्रकार है, जो कुछ अंशों में अपने बिलावल से 
मिलता हुआ है। हम लोग बिलावल को प्रातःकाल ही गाते हैं । 


प्रन्‍न : तब तो यह राग उत्तरांगवादी और अवरोह में विलक्षण रूप का होगा ? 


बन 


उत्तर : ठीक कहते हो । जिस प्रकार संध्या के सधिप्रकाश रागों के बाद 
'कल्याण' गाया जाता है, उसी प्रकार प्रभातकालीन सधिप्रकादश रागों क्रे बाद 'बिलावल' 
गाया जाता है। कोई-कोई इसे प्रभातकालीन 'कल्याण' भी कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
है कि यह योजना अत्यन्त कुशलता से की हुई है । 


प्रशन : दक्षिण में शंकराभरण ठाठ से निकलनेवाले कौन-कौनसे राग लोक- 
प्रिय हैं? उसी प्रकार अपने यहाँ कौन-कौनसे राग इस ठाठ से उत्पन्त होकर 
लोक प्रिय हुए हैं ? 


उत्तर: दक्षिण के एक प्रसिद्ध सज्जन ने मुझे बताया है कि इस ठाठ से निकले 
हुए निम्नलिखित राग वहाँ प्रचलित हैं :-- 


१. शंकराभरण २. अठाणा ३. आरभी ४. क्रंजी ५. केदार ६. सावेरी 
७. बिलहरी ८. बिहाग €. हंसध्वनि १०. नवरोज ११. देवगांधारी । 


प्रथम भाग १५१ 


इन रागों के आरोह-अवरोह तुम्हें दक्षिण की अनेक तेलुगू-पुस्तकों में दिखाई 
देंगे। वहाँ पर ठाठ ओर आरोह-अवरोह का अत्यधिक महत्त्व है। 

प्रइन : दक्षिण-भाग के संगीत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मुख्य रूप से 
किन-किन पुस्तकों का पढ़ता आवश्यक है :-- 


उत्तर : मेरी समझ से तुम्हें ये पुस्तकें अवश्य पढ़ती चाहिए :-- 


. 080(. 70878 "फ्6 फट ात॑ जिप्रशंटतां वराइत्रप्रायह्राड 0 
8$0फराशाा। पाता! 


2. (फ्रांगरगफ फ्रद्ाण १009॥9775 (076फ्रा 50? 
३. 'संगीतसम्प्रदायप्रदर्शिनी' 2ए $8प्र)/कग])56, ?870॥6. 
४. पंडित शिगराचार्य की क्रमिक पुस्तकें. 

५. गानविद्यासंजीवनी' 97 ५३. 7'. एध्वांवंप ५. २. 8. 5. 
६. भरतकल्पलतामंजरी 


इनमें से प्रथम दो पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए । वे अंग्रेजी में हैं और बहुत 
उत्तम हैं। शेष पुस्तक तेलुगु में हैं । 

प्रश्न : दक्षिण-पद्धति के कौन-कौनसे संस्क्ृत-ग्रंयों को पढ़ना चाहिए ? 

उत्तर: चतुर्दण्डिप्रकाशिका, संगीतसारामृत, रागलक्षण आदि ग्रंथ देखना 
उपयोगी होगा । “चतुर्देण्डिप्रकाशिका' ग्रंथ तो दक्षिणी पद्धति की जड़ है, ऐसा 
कहना गलत नहीं कहा जा सकता। यह ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 
मद्रास इलाके के इटय्यापुर नामक स्थान में एक पंडित सुत्रह्म दीक्षित नामक सुप्रसिद्ध 
विद्वान हो गए हैं। उनके घराने में ही यह ग्रंथ है। स्वर्गीय दोक्षित जी मेरे मित्र थे । 
उन्होंने मुझे उस ग्रंथ की प्रतिलिपि दी है; वह मैं तुम्हें आगे बताऊंगा । वह ग्रंथ ही 
तुम्हें पढ़ना है । ४7. १४000॥भ9 एक बुद्धिमान लेखक थे । वे इन्हीं पंडित दीक्षित के 
अनुयायी थे । 

प्रइन : (०0. 7089 साहब का ग्रंथ कहों प्राप्त होता है ? 

उत्तर : मेरे खयाल से अब प्राप्त नहीं होता । इसकी एक प्रति 35. 8. 7. /. 
500०५ /9/9/9 में है, ऐसा मैंने सुना है। संगीत-विषय के ग्रंथों की अधिक 
. खपत न होने से प्राय: प्गीत-ग्रंथों की अधिक आवृत्तियाँ नहीं हो पातीं 4 यह 
दुर्भाग्यवश् हमारे यहाँ भी अनुभव किया जा सकता है। अस्तु, अब हम अपने विषय 
की ओर बढ़ें। 

प्रश्न : किन्तु यह बात अभी रह गई है कि अपने यहाँ बिलावल ठाठ के 
कोन-कोनसे राग प्रसिद्ध हैं ? ह 

उत्तर : इस ठाठ में हमें जिन-जिन रागों को ग्रहण करना है, वे ये हैं :-- 

१. शुद्धबलावल २. अल्हैयाबिलावल ३. शुक्लबिलावल ४. देवगिरी 
५. नंटबिलावल ६. ककुभ ७. मलुहाकेदार ८. ग्रुणकली &. पहाड़ी १०. देशकार 
११, माड़ १२. बिहाग १३. हंकरा १४. दुर्गा १५. हंसध्वनि १६. हेमकल्याण 
१७- सर्पर्दा १८. लच्छाशाख । इसी प्रकार के बिलावल के प्रकार प्रचार में माने जाते हैं। 


१५२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गायक बिलावल के ओर भी भेद मानते हैं, परंतु उनका स्वरूप बहुत विवादम्रस्त है, 
ऐसा देखा गया है । 

प्रदत्त : एक राग के भिन्न मानने की प्रथा प्राचीन ही दिखाई देती है। आपने 
पहाँ बिलावल के अनेक प्रकार कह दिए हैं, इसी प्रकार कल्याण के बत्ताए थे ! 

उत्तर : हाँ 'रत्नाकर के 'उर्पांग! राग आदि प्रपंच इसी धारणा पर बने हुए हैं। 
वहाँ मौड़, बिलावली, गुजेरी आदि के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार माने गए हैं। मार्ग- 
संगीत में भाषा, विभाषा, अन्तर-भाषा और देशी संग्रीत में भाषांग, क्रियांग, उपांग 
आदि वर्ग पाए जाते हैं। दक्षिण की ओर के रामनाद नामक स्थान में एक प्रसिद्ध 
पंडित हैं; उच्होंने मुझे रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग आदि की व्याख्या इस प्रकार 
बताई थी :-- 

शागांग राग! शुद्ध शाखीय रागों को कहा जाता है। ग्रंथों में बताए हुए 
आरोह-अवरोह से प्रयत्नपू्वक गाए जाते हैं। ये (]48ं०व अर्थात्‌ प्रथम वर्ग के 
राग हैं। शास्र-नियम भंग होते ही 'रागांग' राग नहीं रह पाता । 

'आाषांग राग वे राग हैं, जो बड़े शास्त्रीय सिद्धान्त पर आश्रित नहीं रहते। 
देशों की भिन्न-भिन्न प्रचार-शलियों द्वारा इनका त्तिर्माण हो जाता है। ऐसे राग जिन 
शास्त्रीय रागों के निकट होते हैं, उन्हीं रागों के भाषांग माने जाते हैं। ऐसे रागों के नाम 
प्रान्तीय नामों से सम्बन्धित होते हैं । 

'क्रियांग राग वे राग हैं, जिनमें झास्त्र्वागत नियम तो कायम रहता है, 


परंतु ( बहुधा अवरोह में ) कोई विवादी स्वर का उपयोग भी विचित्रता और लोक- 
रंजन की हृष्टि से कर लिया जाता है। शुद्ध कसौटी पर ये राग “अ्रष्ट” कहे 
जा सकते हैं, परंतु रुचि और रक्तिरंजकता को देखते हुए यह कृत्य कुशलता की दृष्टि 
से किया जाता है। 


'उपांग राश! ये भी क्रियांग के ही अनुसार 'रागांग' रागों को भ्रष्ट करके उत्पन्न 


किए जाते हैं, १रंतु इनमें एक विशिष्ट भिन्‍नतता है। क्रियांग रागों में शुद्ध राग-स्वरूप 
कायम रखते हुए कोई नवीन स्वर ग्रहण किया जाता है, परंतु उपांग रागों में मूल राग 
के स्वरों में कुछ या कोई स्वर कम किया जाकर नया स्वर ग्रहण किया जाता है। 
हमारी हिन्दुस्तानी पद्धति में इस प्रकार का कोई प्रप॑च नहीं है । 


अभी यह व्याख्या उत्तम, स्पष्ट रूप से समझने-योग्य है, यह कोई भी कह 
सकेगा । 'संगीतविलास” नामक ग्रंथ में पण्डित भावभद्ट ने यही व्याख्या इस 
प्रकार की है :-- 

ग्रामोक्तानांच रागाणां छायामात्रं भजंतिहि। गौतजे। कथिताः सर्वे 
रागांगास्तेन हेतुना । भाषाच्छायाश्रिता येच बायंते तादशाः किल । भाषां- 
गास्‍्तेन कथ्यते गायके! सोतिकादिभिः॥ रामच्छायानुकारित्वादुपांगमिति 
कथ्यते । उपांगानिमतंगेनांतर्भावितानितेष॒च ॥ 


प्रथम भाग १५३ 


बिलावल के भिन्न-भिन्न प्रकार गायकों द्वारा प्रचार में गाए जाते हैं। इन भेदों 
को अलग-अलग स्पष्ट रूप से पहचानने में तुम्हें अवश्य ही प्रयास होगा। इसका 
कारण यह भी है कि बिलावल के अधिकांश भेद 'संपूर्ण जाति के हैं और उसी तरह 
प्रायः सभी उत्तरांगवादी भी हैं। प्रत्येक भेद में राग के प्रमुख अंग (बिलावल-अग) 
को रखने के' प्रयत्न में बहुतों के अन्तरे समान दिखाई पड़ने लगते हैं। इस 
कठिनाई को मिटाने की दृष्टि से राग-पहचान के स्वरों को आरम्भ के स्वरों में या 
मुखड़े' में ही स्थित कर दिया जाता है। यहाँ हमने बिलावल के जिन-जिन प्रकारों 
को पसन्द किया है, उनमें से अधिकांश के लक्षण वर्याप्त रूप से श्ीघत्र ही ध्यान में 
आने-योग्य हैं। 


'बिलावल' का एक निद्चिचत अवरोह इस प्रकार है--सां, नि घ, प ध ति ध प, 
मग, सम, रे सा। इस अवरोह के स्वरों का प्रयोग करते ही बिलावल स्पष्ट हो 
जाता है। उत्तरांगवादी रागों की यह एक विशेषता है कि वे राग अवरोह में ही 
स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। मेरे विचार से तुम्हें इन स्वरों को याद 
कर लेना चाहिए । बिलावल के अवरोह में मध्यम स्वर वज्यें नहीं किया जाता । मध्यम 
वज्यं करने से 'देशकार' का स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर के 
रागों में घेवत वादी बनाने पर वह 'मारक” ( राग-अ्रष्टकर्ता ) हो जाता है। वही 
बेवत प्रभातकालीन प्रथम प्रहर के रागों का वादी के रूप में 'पोषक' हो जाता है। 
रात्रि के रागों में धेवत वादी बनाने पर वे प्रभात के राग दिखाई देने लगते हैं। 
इसी प्रकार प्रभात के किसी भी राग में जितना रे, ग स्व॒रों को बढ़ाया जाए, उतना 
ही रात्रिकालीन राग दिखाई देने लगता है। यह क्‍यों होता है ” इस विवादपग्रस्त 
विषय पर अभी हमें विचार नहीं करना है। यह कहना भी “बहुत-कुछ ठीक है कि 
हमारा संगीत रे, ग, ध, नि स्वरों की भिन्‍न-भिन्‍न व्यवस्था पर अवलम्बित है। 
प्रभात के प्रथम प्रहर के बाद से संध्या के सन्धिप्रकाश रागों तक तीब् गान्धारवाला 
राग शायद ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा । गौड़सारंग' एक अपवाद-स्वरूप है, यह तुम्हें 
में बता ही चुका हूँ। तीज मध्यम दिन के बहुत थोड़े रागों में प्रयुक्त होता है, यह 
भी तुम्हें मैंने बताया ही है। इसी प्रकार की कुछ साधारण बातों पर ध्यान देते 
रहना चाहिए । 


प्रश्न : हम तो इस प्रकार का एक साधारण नियम ही बना लेते हैं कि गायक 
यदि दिन में गाता है, तो पहले यह देखना चाहिए कि वह तीज़ मध्यम का प्रयोग 
करता है या नहीं । तीव्र मध्यम मिलने के बाद 'रे' स्वर होता है या नहीं, यह देख 
लेना चाहिए। तीत्र 'रे! दिखाई देने पर 'गौड़सारंग या यमनी-जेसा राग समझ 
लेना चाहिए। यदि वह 'रे' स्वर वॉजित कर रहा है, तो बहुधा हिन्दोल राग समझ 
लेना चाहिए ! 


उत्तर : शाबाश ! इस प्रकार की युक्ति सोच निकालना अयोग्य नहीं है। तीक्र 
मध्यम की मदद ले तुम्हें राग-पहचान अनेक स्थानों पर प्राप्त होगी । बिलावल में हम 
वादी स्वर घेवत ओर संवादी गांधार या ऋषभ को मानेंगे । गांधार को संवाद 


१५४ भातखंडे संगीत-शास््र 


मानने का प्रचार अधिक है। कोई-कोई गायक गांघार स्वर को ही वादी मानते हैं; 
परन्तु तुम्हें इस मत को पसन्द नहीं करना चाहिए। किसी-किसी ग्रंथ में बिलावल का 
स्वरूप रे, प॒ वर्ज्य माना हुआ दिखाई देगा, परंतु ऐसा बिलावल हम नहीं गाते।. 
इस प्रकार के औडव स्वरूप का एक नवीन और सुन्दर राग हमें मिल जाता है। 
इस औडव बिलावल का स्वरूप इस प्रकार होगा--'धनिसां, निसां, निधमग, सा। 
धनिसा, मग, मध, मग, मध, निसां, गंसां, ध, मग, सा। सासागग, मग, मध, 
निधमग, धनिसां, गंगंसां, गंमंगंसां, सांतिध, निधमग, सा। यह प्रकार बहुत मधुर 
हो जाता है। इन प्रकारों के नाम खोज निकालने का हमारे पास एक सरल 
साधन है। 

प्रदन : वह कौन-सा ? 

उत्तर : मैं तुम्हें पहले (89. 089 साहब की पुस्तक का नाम बता चुका हूँ । 
उस पुस्तक में लगभग एक हजार रागों के आरोह-अवरोह ठाठ के नामों के साथ बता 
दिए गए हैं। एक मराठी भाषा के प्रसिद्ध संगीत-ग्रंथ में दो-लो के लगभग राग उसी 
ग्रंथ में से लिए गए हैं। (७१. 7999 साहब ने यही सामग्री संस्कृत-प्रंथों से प्राप्त की 
है। तन्‍्जावर के एक सगीतज्ञ-विद्वान्‌ ने मुझे 'रागलक्षण' नामक एक छोट-सी पुस्तक 
दी है। उस पुस्तक में सेकड़ों रागों के आरोह-अवरोह बताए गए हैं, परंतु केवल आरोह- 
अवरोह की सहायता से ही राग नहीं गाया जा सकता, इस बात को तुम भी अच्छी तरह 
समझ गए हो । अस्तु-- 

मैं तुम्हें बता रहा था कि बिलावल राग में 'रे' और “प स्वर व्ज्य करने पर 
एक सुन्दर राग-स्वरूप उत्पन्त हो जाता है। यद्यपि बिलावल राग सम्पूर्ण रागों 
में से है, १रंतु पहचान के लिए उसका निम्नलिखित स्वरूप ध्यान में रखना चाहिए 
--सा, रेसा, गरे, गप, घनिध, निसां । सांनिधप, धमग, मरे, सा! । थोड़ी देर के लिए 
बिलावल के यही आरोह-अवरोह मान लिए जाएं, तो भी हानि नहीं । इन स्वरों को 
उत्तम रूप से गाकर तेयार करना पड़ता है। बिलावल का स्वरूप बिलकुल स्वतस्त्र 
है। जेसे-जसे वह स्वरूप स्पष्ट होता जाता है, वेसे-वेंसे ही बिलावल का कोई-न-कोई 
प्रकार उत्पन्न होता जाता है। उत्तरांग में 'प प, घनिध, निसां ये स्वर इतने 
चमत्कारपृण हैं कि तीव्र स्वरवाले किसी भी राग में इन्हें सम्मिलित करने पर 
बिलावल का आभास होने लगता है। आगे हम बिलावल के भेदों पर विचार करेंगे, 
परंतु प्रायः बहुत-से भेदों में 'प॒प, घ नि ध, नि सां! स्वर-समुदाय अच्तरे के रूप में 
ही दिखाई पड़ेगा । 


इतना ही नहीं, अपितु वे सारे भेद बिलावल के ही हैं, यह भी इसी स्वर-समुदाय 
से निश्चित किए जाएंगे। तुम यह शंका कर सकते हो कि फिर वे राग भिन्‍न-भिन्‍त 
रूप से कंसे पहचाने जाएँगे ? इसका उत्तर यह है कि ऐसे रागों में वादी-संवादी 
स्व॒रों से ही राग-भिन्‍नता का निर्णय किया जाता है। कुछ ऐसे प्रकार भी हैं, जिनमें 
बिलावल के साथ अन्य रागों का मिश्रण हुआ है। बिहाग, जयजयवन्ती, सझिझोटी, 
छायानट, नट, गौड़ आदि राग बिलावल से उत्तम रूप से मिल सकते हैं। इनकी 
सहायता से ही विलावल के प्रकार पहचाने जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें आगे 


प्रथम भाग श्भ्र्प्‌ 


इन रागों का वर्णन करते हुए अधिक बताऊँगा । अभी मैंने जिन रागों का नाम 
लिया है, वे बिलावल के स्थायी के भाग में मिले हुए अधिक पाए जाते हैं। अच्तरे में 
'पपथनिधनतनिसां, यह अंग गायक को अनिवार्य रूप से दिखाना पड़ता है, क्योंकि 
ऐसा न करने से बिलावल का स्वरूप स्पष्ट नहीं दिखाया जा सकता। बिलावल राग 


के अवरोह में विशेष रूप से ध म स्वरों की संगति मुख्य रूप से ली जाती है और इसके 
प्रयोग से राग की विचित्रता तथा सौन्दये बढ़ता है। 


अब मैं तुम्हें एक मतभेद बताता हूँ । कोई-कोई गायक शुद्धबिलावल 
और अल्हैयाबिलावल, ऐसे दो भिन्न-भिन्न राग मानते हैं। यदि तुम उनसे यह पृद्धो 
कि इन दोनों रागों को अलग-अलग बताने के लिए कौन-से नियमों का आश्रय 
लिया जाता है, तब उनका उत्तर यह होगा कि जिस प्रकार सायकाल में यमन राग 
आरोह-अवरोह में सम्पूर्ण माना गया है, उसी प्रकार प्रात:काल शुद्ध स्वरों का 
बिलावल राग समझना चाहिए। उनके मत से शुद्धबिलावल का आरोह-अवरोह 
सारेगमपधनिसां सांनिधपमग रेसा है। इस प्रकार में, आरोह में 
मध्यम वज्य करने पर और अवरोह में थोड़ा-सा कोमल निषाद लेने पर अल्हैया- 
बिलावल हो जाता है, यह उनका कथन है। यह मत गलत नहीं है, परंतु प्रचार में 
शुद्धबलावल और अल्हैयाबिलावल अलग-अलग मानकर गानेवाले गायक शायद 
ही कोई होंगे। किसी भी गायक से बिलावल गाने को कहते ही वह तत्काल 
अल्हैया गाने लगता है। यदि उसके बाद शुद्धबिलावल गाने की फरमाइश की जाए, 
तो वह कह देगा कि मुझे नहीं आता, अथवा चाहे जो कुछ गाकर समय नष्ट करने 
लगेगा। बिलाबवल के प्रकारों में घेवत की संगति में कोमल निषाद का कण 
अधिकतर लगा दिया जाता है; यह काम अवरोह में ही किया जाता है और वहीं 
सुन्दर दिखाई देता है। यद्यपि अवरोह की प्रत्येक तान में यह नहीं लिया जाता, 
परन्तु बीच-बीच में इस कोमल निषाद का दर्शन हो ही जाता है। कल्याण ठाठ के 
दोनों मध्यम लगनेवाले रागों का वर्णन करते हुए मैंने तुम्हें यह बताया था कि उन 
रागों के अवरोह में भी बिलावल के अनुसार ही घेवत की संग्रति में कोमल निषाद 
का कण लिया जाता है। बिलावल ठाठ और कल्याण ठाठ में केवल कोमल-तीकत्र 
मध्यम का ही अन्तर है, इसी कारण ये दोनों राग एक-दूसरे के निकट आ जाया 
करते हैं। इसी प्रकार की निकटता भरव और पूर्वी ठाठ में भी दिखाई पड़ेगी ! 
बिलावल राग का पूर्वांग-विस्तार बहुत-कुछ कल्याण-जंसा ही देखने में हो जाता है । 
अल्प अनुभववाले श्रोता को अनेक बार ये दोनों राग अलग-अलग करने में कठिनाई 
पड़ जाती है; परंतु गायक जब उत्तरांग की ओर बढ़ता है, तब सन्देहु को स्थान 
नहीं रह पाता। अधिकतर संगीतज्ञ लोग मध्य-सप्तक में ही राग के प्रधान अंग 
को बताते हैं, क्योंकि मन्द्र-स्थान और तार-स्थान में गायन अपूर्ण ही कहलाता है । 
बिलावल गाते हुए गायक धेवत पर बार-बार जाकर कल्याण की छाया कम करता 
रहता है। यह काम मैं तुम्हें प्रत्यक्ष करके बताता हैँ, जिससे तुम सरलता से 
समंझ सको। बिलावल राग में कोई संगीत-पंडित पड़ज स्वर को वादी मानते हैं । 


१२६ 


घषडज स्वर किसी भी राग का वादी हो सकता है, यह अपना नियम है ही । बिलावल 


भातखंडे संगीत-शास्त्र 


के लक्षण 'लक्ष्यसंगीत' ग्रंथ के अनुसार तुम्हें याद रखने चाहिए :-- 


इन लक्षणों को याद करने से बिलावल की जानकारी मिल जाती है। मैंने तुम्हें 
जितनी बातें बताई हैं, वे सभी लक्ष्यसंगीतकार ने बहुत थोड़े में ऊपर कह दी हैं। यह 
ग्रंथ व्तेमान पद्धति का है, इसी लिए इसमें प्रचलित बातों को अधिक महत्त्व दिया है । 
इसके लेखक चतुर पंडित का मैं अनुयायी हूँ, इस सम्बन्ध में तुम्हें पहले ही विस्तारपुवक 
अब हम प्राचीन ग्रथों में देखते हैं कि वे बिलावल के विषय में 


बता चुका हूँ । 


क्या कहते हैं :-- 
'संगीतरत्नाकर' ग्रंथ में बेलावली को ककुभ ग्राम-राग की भाषा भोग-वरद्धिनी 


शंकरामरणे मेले रागो वेलावलः स्मतः 


पडजांशको बुधः प्रोक्तो धेवतांशो पि सम्मतः ।। 
आरोहणं भवेत्तत्र मन्यल्पस्व॒रसंयुतम । 
अस्य गाने मतं॑ ग्रातरुत्तरांगप्रधानकम ॥| 
प्रातःकाली यंकल्याण इति केचिद्दंत्यप्रुम । 
अवरोहे गदौबल्य' कल्याणं च निवारयेत्‌ || 
धमयोः संगतिस्तत्र नित्यं बेचित्यकारिणी 
आरोहे तु निवक्रत्व॑ केषांचित्सुमत॑ सताम्‌ ॥ 


से उत्पन्त माना है। कक्‌भ का वर्णन इस प्रकार है :-- 


मध्यमापंचमीधेवत्युदूमवतः ककुमो भवेत्‌ । 
धांशग्रहः पंचमान्तोी घेवतादिकमूछेनः ॥। 
प्रसन्‍नमध्यारोहिभ्यां. करुणे यमदेवतः । 
गेयः शरदि तज्जाता » » »॥ 


इसके बाद आगे, शाज्ु देव ऐसा कहते हैं :-- 


'रत्ताकर में वर्णित ग्राम, मूच्छेता तथा जाति का विचार अभी तक हमने 


नहीं किया है। 


विभाषा ककुभे मोगवर्धनी तारमंद्रमा । 
घंवतांशग्रहन्यासा गापन्यासा रिवजिता ॥ 
घनिभ्यां गमपेंभू रिवेराग्ये विनियुज्यते। 
तज्ञा वेलावली तारधा गमन्द्रा समस्वरा | 
चन्तांशा कम्प्रपड़जा विग्नल॑ंभे हरिग्रिया । 


प्रथम भाग १५७ 


'संगीतदर्पण' ग्रंथ में वेलावली की व्याख्या इस प्रकार की गई है :-- 
 धृववांशग्रहन्यासा पूर्णा वेलाइली मता | 
पोरवी मुच्छना ज्ञेया रसे बीरे ग्रयुज्यते ॥ 
यह रागिनी हिन्दोल की भार्या मानी गई है, और म्‌च्छना धेवत से शुरू होने- 


वाली बताई है। इन्हीं दामोदर पंडित ने आगे इलोक €१ में 'वेलावल्या: स्वरा: प्रोक्ता: 
शंकराभररो बुधे:' इस प्रकार भी कहा है। 


प्रदन : बंगाली ग्रंथकारों ने प्राचीन ग्रंथों के ग्राम और मच्छुना आदि विषयों को 
किस प्रकार स्पष्ट किया है ? 


उत्तर : वहाँ पर भी संतोषजनक स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती । उधर के दो मुख्य 
ग्रंथ 'संगीतसार' और “गीतसूत्रसार' ही हैं। उनका अभिमत इस विषय में जो है, वह 
तुम्हें बताता हूँ। सर्वप्रथम श्री बनर्जी इस विषय में क्या कहते हैं, उनका सारांश सुना 
देता हूँ। इसका यह मतलब न समझना कि मैं उनके मत से संपूर्ण रूप से सहमत हूँ । 


प्राचीन समय में भिन्‍त-भिन्‍त प्रकार के स्वर-ग्राम ( मूल स्वरों का सप्तक ) 
व्यवहृत होते थे । इन ग्रामों के स्वरों में भिन्‍्त नियम बनाकर अन्तर कायम किए गए थे। 
प्राचीन ग्रंथकारों ने ग्रामों के सक्ष्म-विभाग किए थे। किसी ने इन सक्ष्म विभागों की 
संख्या २२ ओर किसी ने इससे अधिक संख्या मानी है। इन सृक्ष्म स्वरों को श्रति 
कहते हैं । प्राचीन ग्रंथों में घड़ज-ग्राम, मध्यम-ग्राम और गांधार-ग्राम, इन तीनों ग्रामों 
का उल्लेख बार-बार हुआ है । इन तीनों ग्रामों में मल सात स्वरों की रचना भिन्न-भिन्न 
प्रकार से हुई है। प्रत्येक ग्राम में सृक्ष्मांतरों (अश्रुतियों) की संख्या २२ ही मानी गई है । 
इन श्रुतियों को पाँच जातियों में विभाजित किया गया है । इन जातियों के नाम १. दीघा 
२. आयता ३. करुणा ४. मृदु ५. मध्या कहे गए हैं । दीप्ता जाति की चार श्रुति, मृदु जाति 
की चार, आयता की पाँच श्रुति, करुणा की तीन और मध्या जाति की छह श्रुतियाँ 
मानी गई हैं। इन जातियों को किस उद्देश्य से बनाया गया है, यह वे ग्रंथकार ही जानें । 
हमें तो थे काल्पनिक प्रकार समझ में आते हैं। इनमें हमें कोई संगीत-सम्बन्धी रहस्य 
नहीं दिखाई देता । सस्क्ृत-प्रथों में भिन्न ग्रामों में बताई हुई श्रुतियाँ ( स्वरान्तर ) 
आधुनिक स्वरान्तरों से बहुत ही भिन्‍न हैं। ग्रथों में पड्ज-ग्राम के स्वरान्तर इस प्रकार 
कायम किए हैं: - 


पड़जत्वेन गृहीतो यः पड़लग्रामे ध्वनिभ्भवेत्‌ । 
ततस्तध्वेस्तीयः स्यादइषभो नात्र संशयः | 
ततो दितीयो गांधारश्चतुर्थों मध्यमस्ततः । 
मध्यमात्पचमस्तद्वत्‌ ठृंवीयो धवतस्ततः ॥ 
निषादो$तो द्वितीयस्तु ततः पडजश्चतुथेकः ॥ 


मध्यम-ग्राम के स्वरान्तर अधिकांश रूप से षड़ज-ग्राम के अनुसार हो समझने 
चाहिए। केवल पंचम स्वर को एक श्रुति नीचे माना गया है। गांधार-ग्राम में 


श्प्र्प भातखंडे संगीत-शास्त्र 
रे और ध स्वर, ऊपर बताए हुए दोनों ग्रामों के रे-घ स्व॒रों से एक-एक श्रुति नीचे 
माने गए हैं, और ग तथा नि स्वर एक-एक श्रुति ऊंचे माने गए हैं । 


तीनों ग्रामों में घदूज और मध्यम स्वर एक-से ही हैं। पंचम स्वर मध्यम-ग्राम 
और गांधार-ग्राम में एक-सा ही लिया गया है। ग्रामों के स्वरान्तरों के विषय में भी 
ग्रंथका रों में एक मत नहीं है, परंतु मैंने तुम्हें बहुमत के अनुसार ही ऊपर का विवरण 
बताया है। इस समय हमारे आधुनिक संगीत में इन ग्रामों में बताए हुए स्वरान्तर के 
प्रमाण से स्वर-रचना नहीं दिखाई देती । ग्रथकारों ने कहा कि पृथ्वी पर केवल षड़ज : 
और मध्यम-ग्राम ही हैं । गांधार-ग्राम का प्रयोग केवल देवलोक में होना कहा गया है। 
इसका अर्थ केवल इतना ही समझ सकते हैं कि इन ग्रथकारों के समय गांधार-ग्राम 
उपलब्ध नहीं था। संगीत में समय-समय पर परिवर्तेन हुआ है, इसका यह भी एक 
प्रमाण कहा जा सकता है। षड़ज व मध्यम-ग्राम के स्वरों को ध्यान-पूर्वक देखने से 
दिखाई देगा कि इन दोनों ग्रामों में ग, नि स्वर कोमल हैं और गांधार-ग्राम में 'रे ग, 
ध, नि स्वर कोमल हैं । 


षड़्ज-ग्राम के स्वरान्तरों की ओर ध्यान-पूर्वक्ष देखने से एक आइचर्यजनक 
बात दिखाई देगी । जहाँ सा स्वर है वहाँ रे, जहाँ रे है वहाँ ग, इस प्रकार से स्वर 
मान लेने पर हमारा आधुनिक शुद्ध ठाठ ( बिलावल ठाठ ) उत्पन्न हो जाएगा। इन 
बातों को देखते हुए कई बार हमें यह संदेह होने लगेगा कि श्र॒तियों की संख्या के 
प्रमाण से मूल सात स्वरों को निश्चित करते हुए हमारे ग्रंथकार कहीं भूल तो नहीं 
कर गए हैं? हम जानते हैं कि भरत, हनुमात्‌ इत्यादि शाखत्रकारों के ग्रंथ तो 
लुप्त हो चुके हैं। मध्यकाल के ग्रंथकारों की जानकारी परम्परा से चलती हुई 
सुनी जाती है । 


ग्रामों में लगनेव।ले सप्तस्व॒ रों की श्रुति-संह्या के सम्बन्ध में :-- 
चतुश्चतुश्वतुश्चेच पडजमध्यमपं चमाः | 
हे निषादगंधारो त्रिस्त्री ऋषभमपेवतो ॥ 


-यही सुना जाता है। इन ग्रंथकारों में से किसी एक ने अपनी स्वतः की 
कल्पना से यह ग्राम-रचना तेयार की है और आगेवाले ग्रंथकारों ने 'महाजनों 
येन गत: स पंथा” न्याय के अनुसार अपने-अपने ग्रंथों में भी उद्धृत कर ली है। 
इस प्रमाण से सबसे पहले ग्रंथकार को ही भूल दिखाई देती है। ऐसा न होने की दह्ञा 
में प्रत्येक स्वर का अपनी अन्तिम श्रुति पर बोलना, यह विधान ही असंगत दिखाई 
देता है। ग्राम का प्रथम स्वर सा, पहली श्रुति पर मानना ही अधिक युक्तिसंगत 
दिखाई देगा । 


यह सब देखने से | यही निर्चित होता है कि उन प्राचीन शाख्रकारों का 
रहस्य का मध्ययुगीय ग्रंथवार नहीं समझ सके । यह मैं जानता हूँ कि प्राचीन 
प्रंथकारों पर भूल करने का दोषारोपण करता महाप्राप करना है। अत: हम इस 


प्रथम भाग १५६ 


प्रकार न कहते हुए यह कहेंगे कि वह प्राचीन ग्राम-रचना प्राचीन संगीत में उत्तम रूप 
से प्रयुक्त थी, परंतु इस समय हमारे संगीत में वेसा नहीं है। बिना ऐसा कहे दूसरी 
गति नहीं है। ग्रंथकारों ने कहा है कि गांधार-ग्राम देवलोक को गया है। हम भी 
उनका अनुकरण करते हुए इस प्रकार कहेंगे कि जिस कारण से ग्रंथकारों द्वारा वणित 
षड्ज ओर मध्यम-ग्राम की स्वर-रचना प्रचार में नहीं है, उसी कारण इस समय 
गांधार-ग्राम भी परलोकवासी हो गया है । 


विकृत स्व॒र---संस्क्ृत-ग्रंथकारों ने शुद्ध स्वर सात और विक्ृत स्वर बारह 


माने हैं। जिन स्वरों को हम इस समय विक्वत कहते हैं, वे ही स्वर उनके थे, ऐसा 
नहीं समझ लेना चाहिए। षड़ज-ग्राम के मल सात स्वर (जिन्हें वे शुद्ध स्वर कहते हैं) 
एक या दो श्रति ऊंचे-तीचे होने पर विक्ृत सन्ञा प्राप्त करते हैं। यद्यपि प्राचीन 
ग्रंथकारों ने विक्ृत स्वर १२ माने हैं, परंतु वे समस्त एक ही ग्राम में प्रयुक्त नहीं होते । 
षड्ज-ग्राम में ३ स्वर स्वतन्त्र रूप से विकृत हैं। मध्यम-ग्राम में ५ स्वर स्वतन्त्र रूप 
से विकृत माने गए हैं। शेष ४ स्वर दोनों ग्रामों में साधारण माने गए हैं। प्राचीन 
मत से मुख्य सात स्व॒रों की नियत अवस्था में अन्तर होने १२ उनकी विक्वत्त अवस्था 
उत्पन्न होती है। सा, ग, म, नि, ये चार स्वर दो प्रकार से विक्ृत होते हैं। विक्ृति दो 
प्रकार से होती है--पहली विकृति नियत स्थान से स्वर के च्यूत हो जाने पए और 
दूसरी विक्ृति निकट स्वर के विक्ृत हो जाने पर उत्पन्न होती है | षड़ज-ग्राम के तीन 
विकृृत स्वर--कशिक नि, च्युत सा, विक्वृत रे, मध्यम-ग्राम के ५ विकृत स्वर--साधा- 
रण ग, च्युत म, च्युत प, केशिक प, विकृत ध; और दोतों ग्रामों के साधा रण स्व र-- 
अच्युत सा, अन्तर ग, अच्युत म और काकली नि माने गए हैं । 


मेरी समझ से इन विक्ृत स्वरों के घोटाले में तुम्हें पड़ने की आवश्यकता 
नहीं है। बाद में ग्रंथकारों ने घडज और पंचम को अचल ओर शेष पाँच का 
ही विक्ृत होना स्वीकार किया है, यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एक स्थान पर कहा 
गया है :-- 


पड॒जो$चलः पंचमश्च ऋषभश्चलति स्व॒रः | 
गांधारों मध्यमश्चाथ निषादों घेवृतश्चलः ॥ 
--संगीतदामोदरे 
आधुनिक संगीत में यही प्रकार ग्रहण किया गया है। जिन ग्रंथों को हम 


देखेंगे, उनके विक्ृत स्वरों के विषय में वहीं अवश्य ही विचार कर लेंगे। अब तुम्हें 
मूच्छेता के विषय में श्री बनर्जी के विचार बताता हूँ । 


स्वर-ग्रामों में प्रत्येक स्वर से आरम्भ कर आठवें स्वर तक आरोह करना 
और पुनः उन्हीं स्वरों पर अवरोह करना, इस कृत्य को शाख््रकारों ने मूच्छेना कहा है; 
जेसे--'क्रमात्स्वराणां सप्तानामारोहब्चावरोहणम्‌' ( रत्नाकरे )) आरोहणावरोहेण 
क्रमेण स्व॒रसप्तकम्‌, मृच्छेनादशब्दवाच्य हि विज्ञेय तद्विचक्षण: ( 'मतंग:ः ।सारेग 


१६० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


मप ध नि यह एक मृच्छेना हुई, 'रे गमप ध नि सा यह दूसरी मूच्छना हुई प्रत्येक 
ग्राम में ७ मच्छनाएँ मानी गई हैं। इन प्रकारों को मच्छेता कहने का कारण ग्रंथकारों 
ने अच्छी तरह नहीं बताया है। ग्रंथकारों ने मृच्छेना का सुन्दर नाम-मात्र दे दिया है । 
पडज-पग्राम की मच्छेना 'सा' स्वर से और मध्यम-ग्राम की मच्छेना 'म' स्वर से आरम्भ 
होती है । पं० शाज्ग देव का कथन है कि कुछ पंडितों के मत से 'सा' स्वर के स्थान पर 
रे! स्वर की स्थापना कर मल स्व॒रों का रे, ग, म, ५, ध, नि, सा, इस प्रकार का 
आरोह करने पर 'अभिरुदगता' नामक मृच्छेना होती है । 


सा' के स्थान पर 'ग! स्वर को मानकर ( अर्थात्‌ सा की जगह 'ग' उच्चारण 
करते हुए ) आरोह करने से अश्वक्रांता नामक मूच्छता होती है । इस मच्छेना का अर्थ 
वास्तव में युक्तिसंगत्‌ है। मृच्छेना से भिन्‍न-भिन्‍न राग उत्पन्न होते हैं, ऐसा ग्रंथकार 
मानते हैं। मच्छेना का इसी प्रकार का अर्थ ग्रहण करने से सतोषजनक स्पष्टता हो 
सकती है। सारांश यह है कि हमारे भ्राधुनिक संगीत में जिन्हें ठाठ कहते हैं, उन्हें भी 
प्राचीन प्रथों में ठाठ कहा गया है। म॒च्छेना बता देने पर फिर स्वरों को ऊंचा-नीचा 
करने की उलझन नहीं रहती । 


ग्रीस देश के प्राचीन संगीत में ऐसा ही प्रकार दिखाई पड़ता है, यह भी 
विचारणीय है ;-- 


१. उत्तरमनद्रा (१ली मच्छेना )सा रेग म प ध नि ( 40779॥ ) 


२.अभिरुगता (२री | )रेगमपधनिसां( 00एंथा ) 
३ अव्वक़ात्ता (३री ” )ग मपधनिसांरें ( ?#7फशां०॥ ) 
४ मत्सरीकृता (४थी ” )मपथध निसां रेंगं ( ,9088॥ ) 
५. शुद्धघधदइजा (५वीं ” )पचघधनिसांरेंगं( ४ए5०0फवतंछा ) 


६. उत्तरायता (६६वीं ” )घनिसांरेंगंमंपं ( 06००१४॥ ) 


ग्रामों का मूल स्वरान्तर कायम कर लेने पर केवल मृच्छेना बदलने से ठाठ 
अपने-आप ही बदल जाता है। हमारे संगीत में कुछ ठाठ ऐसे हैं, जो केवल शुद्ध 


मृच्छेना के बदलने से प्राप्त नहीं होते। ऐसे स्थानों पर विक्ृत स्वरों से मूच्छेता आरम्भ 
करनी पड़ेगी । 


भाइयों ! हम इस विषय की बहुत गहराई में जा पहुँचे हैं। अब इसे छोड़ देना 
ही उत्तम होगा। 'मूच्छेना के संयोग से प्राचीन समय में ठाठ बताए जाते थे--इस 
प्रकार का मत श्री बनर्जी का है। 'संगीतदर्पंण” # का भाषान्तर हो चुका है; उसे भी 
इस विषय के सम्बन्ध में पढ़ लेना चाहिए । 


प्रइन : 'सगीतसार' में इस विषय में क्या कहा गया है ? यह आपने नहीं बताया 
है। यदि वह भी इसी प्रकार लम्बा और समझने में कठिन हो, तो रहने दीजिए ! 


3३३४ अं।ा ४ ंा४७७४७७७७ल्‍्ल्‍६७७७७७शशशआ॥७४॥७७४७४७७७७७७७७//"शआशआशआआआशशआ॥७॥७ल्‍/श/"७श॥शशशशश/आआआआआआआनश्एएणा॒ आधा अंक कपास बस _ रु ंबई नई ह ३ क्‍इबंईन्‍ 2ह / आई कल कल चल चल आम ललुईल॒ब ॥७7७एााणाणाााा शा अअ 
अअिशवममनननणनननी नमन न लिन लिलमलपन नितिन सन नील ननिनीनिनान+-+ मन घननन न न ानननिलिणा लिन डक भय तन नननननन न्‍॑भि तीन जन नननननस न न घन ना» 4 न र+ वा फनन मन तनमन न“ जानना न न पलानन+ पहन“ 


# सगीतदर्पण' का हिन्दी-अनुवाद सग्रीत-कार्यालय, हाथरस से प्रकाशित हो चुका है । 


प्रथम भाग ह १६५१ 


उत्तर : नहीं-नहीं, उस ग्रंथकार ने दस-पाँच बातों में ही यह भाग पूर्ण कर- 
दिया है। वह इस प्रकार कहता है--“म्‌च्छेना ओर तान का आश्रय-रूप स्वर-समुदाय 
शास्त्रों में ग्राम कहा गया है। ग्राम तीन माने गए हैं--१. षड़ज-ग्राम, २. मध्य म-प्राम, 
३. गांधार-ग्राम । शासत्रकार लिखते हैं कि पंचम स्वर अपनी नियत चौथी श्रुति पर 
स्थिति होने पर ओर धेवत स्वर की तीन श्रुति हो जाने से षड़्ज-ग्राम हो जाता है । 
पंचम स्वर अपनी उपान्त्या ( तीसरी ) श्रुति पर होने पर और धेवत चनुःश्रुतिक होने 
पर वह मध्यम-ग्राम हो जाता है। द्विश्रुतिक गांधार को ऋषभ ओर मध्यम की 
एक-एक श्र॒ति देने पर गांधार-ग्राम हो जाता है। इन तीन ग्रामों में से षघड़ुज और 
मध्यम-ग्राम इस लोक में प्रचलित हैं । गांधार-ग्राम देवलोक में व्यवहृत होता है । यदि 
कोई यह प्रइन करे कि सा, म, ग, इन तीन स्वरों के सिवाय अन्य स्वरों के ग्राम क्‍यों 
नहीं माने गए ? इसका उत्तर यह है कि षडज स्वर आदि-स्वर है ओर “मा तथा 'प 
स्वर उसके संवादी हैं, अर्थात्‌ ये भी ग्रामत्व के योग्य हैं। औडव, षाडव मृच्छेना 
( शुद्ध तान ) बताते हुए कही भी मध्यम का लोप किसी मप्ंथ में नहीं बताया गया है, 
अर्थात्‌ मध्यम का ग्रामत्व योग्य हो जाता है। षड्ज व मध्यम दो स्वर देवकुल के हैं, 
वसा ही गांधार भी है, इस कारण गांधार को भी ग्राम बनाया गया है । कोई-कोई 
षड्ज-ग्राम को प्रधान और मध्यम को गौण मानते हैं। मेरी समझ से यह मान्यता 
ठीक ही है, क्योंकि घड॒ज स्वर अन्य स्व॒रों का जनक ( उत्पादक ) कहा गया है | षड्ज 
स्वर की दृष्टि से ही अन्य स्वरों का नाम प्रचार में देते हैं। यदि षड़ज ही नहीं, तो 
फिर ऋषभ-गांधार कंसे हो सकते हैं ? इन बातों को सोचते हुए षड॒ज की प्रधानता 
ही ठीक प्रतीत होती है। मध्यम स्वर को षड़ज बना देने से केवल एक ही स्वर विक्ृृत 
हो सकता है ( तीत्र म ), अतः मध्यम का गौण ग्राम माना गया है।” 


इस ग्रंथकार के विचार प्राचीन शास्त्रों के विवेचन की दृष्टि से अधिक उच्च प्रतीत 
नहीं होते । मूच्छेना के विषय में इनका कथन है--“प्राचीन पण्डितों के मत से 
शासत्रोक्त सप्तस्वरों का आरोह-अवरोह करने से मूच्छेता हो जाती है, परन्तु आधुनिक 
पंडित इस मत को नहीं मानते । एक स्वर पर घर्षण करने से दूसरा स्वर जिस क्रिया 
से दिखाया जाता है, उसे मृच्छंना कहते हैं। हमने आधुनिक मत का अनुसरण करते 
हुए यही स्वीकार किया है।” अस्तु-- 


'वेलावली' राग के विषय में, मैं तुम्हें संगीतदर्षणकार का मत बता चुका हूँ । 
संगीतदर्प णकार के विषय में आगे प्रसंग आने पर और भी कुछ बताऊँगा । “राग- 
विबोध' में 'बिलावली' शुद्ध स्वरों के ठाठ में कही गई है, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है । 
राग की प्रत्यक्ष व्याख्या सोमनाथ ने इस प्रकार की है :-- 


धांशांवादिः पूर्णा:रिपापि वेलावली व्युष्टे 


यहाँ वेलावली के दो प्रकार बताए हैं--१. सम्पूर्ण वेवावली और २. औडव 
बेलावली । वेलावली प्रातर्गेय और वादी स्वर धेवत स्वीकार किया है, यह ठीक है । 
औडव प्रकार में ऋषभ और पंचम वर्ज्य किए गए हैं। इस प्रकार का उदाहरण मैं 
तुम्हें आरम्म में ही गाकर दिखा चुका हूँ। 'रागविबोध' ग्रंथ की बिलावली का 


१६२ भातख डे संगीत-शास्त्र 


लक्षण प्रचलित बिलावल का बहुत-कुछ रूप से समर्थक है। चतुर्देण्डिप्रकाशिका' ग्रंथ 
में पं० वेंकटमखी कहते हैं डा सन 
सम्प्णस्वरसंयुक्ता सर्वेकालेषु गीयते। 
वेलावली तु भाषांगं जाता श्रीरागमेलके ।। 
श्रीराग मेल, अर्थात्‌ प्रचलित काफी ठाठ है। यह लक्षण बिलावल का 
समथथक नहीं है। कोई-कोई बिलावल और वेलावली को भिन्‍न-भिन्‍त राग मानते हैं, 
परन्तु ऐसा नहीं हो सकता । “रागविबोध' और “दर्पण” में स्पष्ट रूप से वेलावली का 
ठाठ शंकरा भरण बताया है । 
शुद्धाः स्युश समपाः पंचश्रुती ऋषभधेबतों । 
साधारणाख्यगांधारः काकल्याख्यनिषादकः || 
एते! सप्तस्वरयु क्तो वेलावल्याश्व मेलकः । 
वेलावली तु भाषांगं पूर्णेय॑ हि स्वमेलजा ॥ 
पन्‍्यासांशग्रहा प्रातर्गेया संगीतकोंविदेंः॥ 
--सारामृते 
इस वर्णन में गांधार कोमल है। यह प्रकार भी हमारा प्रचलित प्रकार नहीं है । 
पर्णो वेलावलीरागो धन्यासस्तु च धग्रहः । 
फ्वचिद्रिपाभ्यां न्यून! स्पादवरोहे प्रभातज) ॥ 
--स्वरमेलकलानिधो 
इस ग्रंथकार ने भी वेलावली को काफी ठाठ में रखा है। 
वेलावल्यां गनी तौत्रौ मृच्छेना चामिरुदृगता | 
आरोह मनिददीनायामंशः पड़जो बुघेः स्मृतः । 
अबरोहे गवजायां क्यचिद॒गांधारमच्छेना ॥ 
--संग्रीतपारिजाते 


अहोबल पण्डित का उपयुक्त वर्णन उत्तम है। पण्डित अहोबल प्राचीन ग्रंथों 
की मूच्छेना सम्पूर्णतया समझते थे या नहीं, यह अलग प्रइन है। 'पारिजात' के 
स्वराध्याय में :-- 


आरोहश्चावरोहश॒ स्व॒राणां जायते यदा। 

तां मच्छेनां तदा लोके आहुग्रामाश्रयं बुधाः ॥ 
यह मूच्छेना की व्याख्या दी गई है। अहोबल ने मूच्छना के सम्पूर्ण नाम 
'रत्नाकर के ही स्वीकार किए हैं। 'रागवर्णन' में उन्हें इस प्रकार बीच-बीच में 
हंस रखा है कि पाठकों को इस प्रकार समझ पड़ता है कि ग्रंथकार ने उनका 


वास्तविक रहस्य नहीं समझा है। हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथ-वाक्यों को कहीं भी और 
केसे भी रख देने के उदाहरण बहुत-से प्राप्त होंगे। वस्तुतः उन वाक्यों की कोई 


प्रथम भाग १९३ 


आवश्यकता ही नहीं रहती । अहोबल जानते थे कि ऋषभ की मूच्छेता अभिरुदगता 
होती है :-- 
ऋषभादिस्वरोद्भूता सप्तम्याख्यामिरुद्‌गता 

यह इसी की व्याख्या है। अब “अहोबल' इस विषय में कुछ नहीं कहते कि 
ऊपर के राग में ( बिलावल ) यह व्याख्या कंसे लगाई जाएगी । वे कहते हैं कि मेरे 
राग हनुमन्मत के प्रमाण से हैं :-- 

लक्षणानि त्र॒वे तेषां संमत्याच हनूमतः ( सलोक ३३३ ) 

दपंण' के राग भी हनुमन्मत के ही हैं। इन दोनों ग्रंथों के वर्णन तुम खुद 
अवकाश के समय में मिलाकर देखना । 

रागचन्द्रोदयकार ने वेलावली, केदार मेल में बताई है :-- 


लषध्वादिको पड़जकमध्यमी च। शुद्धों समी पंचमको विशुद्धः ॥ 
निगी विशुद्धों च यदा भवन्ति | तदा तु केदारकमेल उक्तः ॥ 
केदारनारायणगोडकाख्यो । वेलावली शंकरभृषणाख्यः | ३० ॥ 
धांशग्रहांता रिपवर्जिता वा। वेलावली ग्रातरसावभीष्ठा ॥ 


यह मत 'रागविबोध” से मिलता है। यह हमारे लिए उपयोगी भी है। 
'संगीतअनपांकुश' ग्रंथ में भावभट्ट ने वेलावली का वर्णन “अहोबल' के शब्दों में ही 
किया है, अत: उसे देने की कोई आवश्यकता नहीं । इन भावभट्ट की कुशलता का 
कहीं-कहीं विलक्षण उदाहरण मिलता है। इनके लिखे हुए ग्रंथ 'अनूपसंगीतरत्नाकर' 
में शाज्भ देव के सेकड़ों इलोक शब्दश: अंकित पाए जाते हैं। केवल जहाँ शाजु देव का 
नाम आया है, वहाँ उन्हें हटाकर अपने नाम रख दिए हैं । 


परमर्दी च सोमेशो जगदेकमहीपतिः | 
व्याख्यातारों भारतीये लोल्नयोड्भठशंकुकाः | 
भद्रा भिनवमुप्तर्व श्रीमत्कोरतिंधर: परः। 
अन्येच बहवः -पर्व ये संगीतविशारदा। ॥ 
५ का ! 
अगाधबोधमंथेन तेषां मतपयोनिधिम््‌ । 
निर्म थ्यानू सिंहो*यं सारोड्भारममु व्यधात || 
'सं गीतरत्नाकर' के इस समय प्रकाशित हो जाने से यह कार्य ठीक नहीं दिखाई 
देगा । परन्तु उसने यह नहीं समझा था कि यह आगे चलकर प्रकाशित हो जाएगा। 
उसने अपने ग्रंथ में बहुत-से ग्रंथों से यथावत्‌ उद्धरण लेकर ग्रंथ में मिला दिए हैं, वह 
ठीक ही हुआ है । 
'अनूपसंगीतविलाप्' ग्रंथ में 'रागमंजरी' का ही मत बताया है। वह इस 
प्रकार कहा है :--- 


१६४ भमातखंड संगीत-शास्त्र 


धत्रिका रिपहीनावा प्रातर्वलावलीष्टदा । 


यहाँ भी ठाठ केदार है, अतः वह ठीक ही है । 
'नृत्यनिर्णय' ग्रंथ में इस प्रकार का कथन है :-- 


धाद्यंतांशा।रिषावा सरपरदसुता सत्कुडाईसहाया । 
मैंने तुम्हें अल्हैयाबिलावल के विषय में कुछ कहा है। यह नाम संस्क्ृत-म्रंथों में 
नहीं होगा, ऐसा सहज ही सनन्‍्देह हो जाता है; परन्तु 'संगीतरागतरंगिणी' नामक 
प्रंथ में इसे स्पष्ट रूप से बिलावल से अलग बताया है :-- 
मेघरागस्य संस्थाने मेघोमल्लार एवं च | 
गोडसारंगनाटी च रागो वलावली तथा ॥ 
अलहीया तथा ज्ञेया शुद्धमुहस्तथेव च। 
मेघसंस्थान अर्थात्‌ हमारा प्रचलित शुद्ध ठाठ ही है। मेरे खयाल से अब अधिक 
ग्रंथों के मत्तों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होगा । 
प्रश्न : हमें बिलावल का स्वरूप सुनाइए ? 
उत्तर : ठीक है, सुनो :-- 


सा, रे सा, ग म॒ रेसा, निध निघ प, पृध, सा, सा रेग म, ग, मरे सा, 
घधघप,धम ग, म रे, सा । 

गम रे, ग प, घ ध ग म, रे सा, ध प मग, म रे, ग म १, ग म, रे सा । 

सारेगम, रेगम, प मगम रे, घ ध प, नि धघ १,घध मग, रे गम प, म ग, 
मरे, सा। ' 


निनिधघधप,धघप,निधघप,ध म, ग १५, ध निधप, धम, ग,म रे, ग प, 
मग, मे रे सा। 


सासागम, रेगपघ, मप, नि ध, घ प, ग म प, मगम रे, गम प, ग म, 
रेरे, सा । 


सा, गम, रे गम, प, घ घ, निघ, सां, निधघ, निधघप, धध, म॑ ग, मे रे, 
गप, घ निघ' प, धघम ग, म रे, ग प, गम रे रे सा। 


सारेगगम, रे रेसा, सा रेसा, गम रेरेसा, धघनिधप,पघध, निसां सां, 
घधघपधमप,निधसां, सां,निध प, प धनिधप मग, गम रे, गमप, ग म रे, 
सारे, सा। 

पपधनिध,निसां, धनिसां,सां, सांरेंगं मं, रेंरें सां, सां रें सां, ध ध, 
घनिधप,धमप, रेंसां,धघ निधप, मगम रे, रेग म पे, गम ग, म रे, रे सा । 


ु सांनिधप, मगरे, गप, घनिधप, घधप, घमप, धनिषधमसां, 
रें गम रेंसां, सां रेंसा, निघध प,, म गम रे प मग ग, म रे, सा, 


प्रथम भाग १६५ 
प्रश्न : हम इस राग को ठीक-ठीक समझ गए, अब दूसरा बताइए ? 


उत्तर : मेरे खयाल से अब हमें देवगिरी राग पर विचार करना चाहिए। 
देवगिरी नाम दौलताबाद का प्राचीन नाम है। देवगिरी प्रचार में बिलावल राग 
का एक प्रकार माना जाता है। ग्रंथों में देवगिरीबिलावल, इस प्रकार संयुक्त 
नाम प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ देवगिरी-मात्र ही प्राप्त होता है। यह अलग से बताने 
की आवश्यकता नहीं है कि देवगिरो में सभी स्वर शुद्ध ही लगते हैं। किसी-किसी 
ग्रंथ में देवगिरी को कल्याण ठाठ में माना है, अर्थात्‌ उसमें तीन्र मध्यम ग्रहण किया 
जाता है। इस प्रकार के गीत गानेवाले गायक भी देखे गए हैं। यह मत '“संगीत- 
पारिजात' का है, परन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रचार में शंकराभरण 
ठाठ में ही देवगिरी का गायन अधिकतर सुनाई देता है। मेरे विचार से तुम्हें 
दोनों प्रकार समझ लेने चाहिए। तीव्र मध्यम का प्रकार भी बुरा नहीं दिखाई 
देता। कल्याण ठाठ में 'देवगिरी' को यमन से अलग करना सरल है, क्‍योंकि 
देवगिरी के अवरोह में ध, ग स्वर वज्य करने का नियम है। तुम्हें कल्याण ठाठ में 
इस प्रकार का राग नहीं दिखाई दिया होगा ? मालश्री में रे, घ, हिन्दोल में रे, प, 
भूपाली में म, नि वर्जित होते हैं, परन्तु अवरोह में ध, ग वर्जित होनेवाला राग एक 
भी नहीं आया है। इस प्रकार देवगिरी का वादी स्वर षड़ज होता है। प्रचलित 
देवगिरी का स्वरूप कल्याण के स्वरों से इतना अधिक मिलता है कि दोनों रागों के 
स्थायी भागों को अलग-अलग करना कभी-कभी कठिन हो जाता है। 'सा, नि 
ध्‌, नि ध, सा, रे ग, ग रे ग, रे सा--इत स्व॒रों को विलम्बित रूप से गाने पर बहुत 
सुन्दर दिखाई पड़ता है, परन्तु इनसे कल्याण का बहुत-कुछ आभास उत्पन्न हो 
जाता है। इसके लिए गायक आगे स्पष्ट रूप से शुद्ध मध्यम लेकर दिखा देते हैं; जंसे 
ग, म ग, रे, सा'। यह कुशलता तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा बहुमत है 
कि बिलावल के सम्पूर्ण प्रकार कल्याण के बहुत निकटवाले राग होते हैं। कल्याण 
का तीज मध्यम न लेने पर बहुत-से स्वरूप कल्याण-जेसे दिखाई देने लगते हैं, 
अर्थात्‌ देवगिरी भी ऐसा ही राग है। आरोह में मध्यम का प्रयोग बहुत थोड़ा 
दिखाई पड़ता है। मध्यम लेने पर बिहाग' में चले जाने का भय रहता है। बिह्दाग 
के आरोह में ऋषभ नहीं लेने से वह राग अलग ही हो जाता है। इसे मैं तुम्हें आगे 
बतानेवाला हूँ । बिलावल का आरोह करते हुए मध्यम इस प्रकार टाल दिया जाता है 
-सा, नि घू, सा, रेग, गे, मग, पे, धघप, मग, मरे, सा, सा रेग, म ग, 
रेसा,गपघधप,गमग, रेसा। गपधघतन्ति, ध, सां। इस भाग के प्रयुक्त 
होते ही बिलावल स्पष्ट हो जाता है। पहले बताया जा चुका है कि पं० अहोबल ने 
अवरोह में घ, ग वर्ज्य करने को कहा है। कोई-कोई गायक उस नियम का प्रयोग 
शंकराभरण ठाठ के अपने देवगिरी राग में भी करते हैं; जेसे 'पप घ॒नि, प, ग, 
म रे, सा, नि धू, सा, रे ग॒ म रे, सा'। देवगिरी प्रभात के प्रहर का राग माना गया 
है। यह उत्तरांगवादी है। इसका सौंदर्य अवरोह में विशेष दिखाई पड़ेगा । यह अपने 
नियम से ही है, अतः कोई नई वात नहीं है। लक्ष्यसंगीतकार ने इस राग का वर्णन 
करते हुए ठीक ही लिखा है :-- 


१६६ भातखंडे संगीत-दास्त्र 


आरोहणो रात्रिगेया यथा रागा परिस्फुटाः । 
तथेवावरोहणे ते दिनगेयाः प्रकीर्तिता। ॥ 


मैंने तुमसे यह कहा ही है कि बिलावल के बहुत-से प्रकारों में अवरोह में धेवत 
की संगति में कोमल निषाद का कण जोड़ना सुन्दर लगता है। इस कण को इस राग 
में भी गायक लोग बीच-बीच में जोड़ते जाते हैं। राग की पहचान के जो-जो मुख्य- 
मुख्य स्थल मैंने तुम्हें बताए हैं; उन्हें प्रयत्तंपूर्वक याद रखना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं 
की मदद से तुम्हें राग निश्चित करना आ सकेगा। तुम्हें इस राग के विषय में उलझन 
न हो, इसलिए मैं पुनः संक्षेप में इसकी सभी मुख्य-मुख्य बातें बता देता हूँ । 


देवगिरी' दो प्रकार से गाया जाता है। कोई तीन म लेकर और कोई 
शुद्ध म लेकर गाते हैं। दूसरा प्रकार अधिक दिखाई पड़ता है, परन्तु कोमल मध्यम 
होने के कारण उससे भिन्‍न हो जाता है। इसका वादी स्वर षड़ज है। यह प्रभात 
का राग है। इसके आरोह में मध्यम स्वर दुर्बल ओर अवरोह में ध, ग स्वर दूर्बल 
माने गए हैं। इसका अन्तरा बिलकुल बिलावल का ही गायक लोग लेते हैं, जिससे 
कि श्रोताओं को अ्रान्ति न रहे। प्रायः गायक इसके पूर्वांग में कल्याण और 
उत्तरांग में अल्हैया के स्वर लेकर इसे गाते हैं ! तुम्हें प्रचार में अल्हैया के बहुत-से 
गीत उत्तरांग से आरम्भ होनेवाले प्राप्त होंगे। इस राग का स्वरूप मैं तुम्हें स्वरों में 
बताए देता हूँ :-- 


पा; निध, सा, रे ग, ग, म रे, सा, रे सा, नि्‌ धनिध्‌ प्‌, सा रेग, म रेसा। 


सारेग, रेग, पम॒ग, मरेग, सा रेगम, रेसा, रेसा, निधप्‌, प्‌ 
ध्‌निप,गम रेसा, साधू, सा रे ग। 


गम रेग, गपघतिध,सां, निधनिप, गम ग, प ग, म रे सा । 
सा रेसा, सा रे गम, रे रे सा, रे सा, धनिप ग म रे, सा, नि धू, सा रे ग । 


प्‌ृपुसा,निध सा, सा रेसा, गम रे, सा, पगम रे, सा, गप ध नि प, 
सांरेंसां निघघ, नि प, पगम रे, सा रे सा, नि ध, सा रे ग। 


साध,सा रेग, ग, म रेग, प,धनिप, मग, म रे, ग प, धनिप, गग 
मरे, ग प, मग, म रे सा, सा रे ग। 


सारेग, रे रेसा, ५, म रेरेसा, पपगगम रे, सा रे ग, रे सा, रे सा, 
निधनिपु,धसा, सा रेगमप, गम रेसा। 


साधू, सा रेग, रेग, रे रेसा, ग, मग, म रे सा, सा, नि, धृ, प, पु ग, 
ग, म गे, रेग, ग प, मं गम रे, सा । 


प॒प,सां ध, निसां, सां, रेंसां निघनि ध १, गम ध ध, धनि धप, प ध सां, 
निधघप,प धप मंग, म रेसा। 


प्रथम भाग १६७ 


प्धनिष, सां, सांरें सां, सां नि ध, निसां नि ध नि प, ग गम रे, ग प, प ५ 
ध नि, प, पग, म रे, गम रे, सा रे सा, सा धू, सा रे ग । 


उपयु क्त स्वर-विस्तार में कहीं-कहीं जान-बुझकर ग, नि स्वरों की ओर दुलंक्ष्य 
किया है। इस रीति से इस राग को कल्याण के निकट लाने का प्रयत्न किया है । 
प्रचार में तुम्हें अनेक समय ऐसे प्रयोग दिखाई देंगे। कोई-कोई गायक अल्हैया और 
यमनी का मिश्रण कर देवगिरी राग गाते हैं; परंतु तीव्र मध्यम छोड़ देते हैं, 
क्योंकि ऐसा न करने पर यमनीबिलावल गाना कठिन हो जाता है। कोई-कोई 
देवगिरी में 'म' और “नि' स्वरों को बिलकुल अल्प रूप में लेकर देशक्रार की छाया 
उत्पन्न करते हैं। कोई कहते हैं कि अल्हैया में बिहाग का मिश्रण करने से देवगिरी 
उत्पन्न होता है। प्रचार में अधिकतर कल्याण, भूप, जयजयवन्ती, बिहाग, नट, गौड़, 
झिझोटी--इन रागों का बिलावल से मिश्रण कर बिलावल के अनेक प्रकार बनाए गए 
हैं। इन प्रकारों के नाम निश्चित करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और इसके 
मतभेद भी दिखाई पड़ते हैं। देवगिरी, लच्छासाख, सपंर्दा आदि राग निश्चित करने 
में बड़ी उलझन उत्पन्त होती है, क्योंकि गायकों में मतेक्‍्य नहीं है। 'लक्ष्यसंगीतकार' 
का कथन है :-- 


नूनं॑ बिलावलस्येते प्रकारा वादमलका। । 
केवल लक्ष्यमाश्रित्य बुधा) कुवंति नियम ॥ 
मेरे खयाल से उपयुक्त कथन बहुत अंशों में तथ्यपूर्ण है। हमें तो बहुमत के 
अनुसार ही चलना है। बहुमत इस प्रकार है :-- 
शुद्धस्वरसमायोगाज्जातो देवशिरिस्तथा । 
बिलावलप्रभेदो5्यं कल्याणांगेनमं डितः ॥ 
पडजस्तत्रभवेद्वादी विलोमे दुबेली धगो। 
नातिदीधेस्तीव्रमो5पि क्वचिल्लक्ष्ये प्रदश्यते ॥ 
अबरोहे. धवतेनसह.. कोमलनेलेवः । 
वेला|वलस्वरूपंतत्प्रद्शयेद्संशयम्‌ ॥ 


--लक्ष्यसंगीतमभ्‌ 


कोई-कोई ग्रंथकार बिलावल में पंचम वज्य करते हुए, देवगिरी का स्वरूप 
उत्पन्न करने का उल्लेख करते हैं; परंतु यह मत भी प्रचार में नहीं है। बिलावल के 
किसी भी प्रकार में पंचम वज््य करने का प्रचार नहीं है। पंचम वजज्य करने पर एक 
नवीन ही प्रकार उत्पन्न हो जाता है । 

अब हम देवगिरी के विषय में ग्रंथकारों के कथनों पर विचार करेंगे। ग्रंथोक्तियाँ 
उपयोगी होंगी या नहीं, इस बात पर तुम ध्यान देते रहता । हमारे यहाँ ग्रंथों (शाख्रों) 
का स्वाभिमान बहुत पाया जाता है। 


१६८ मातखंडे संगीत-शास्त्र 


कांबोदिमेले. तीव्रतररिसरंतरकतीव्रतर धी च | 

काकलिका शुचिसमपा अतश्च कांबोददेबक्री ॥ 

अपराह. देवक्रः सांशन्यासग्रहा+पाव्रा । 
-- रागविबोधे 


अन्तर और काकली स्वर अपने तीव्र “ग”ः और 'नि' स्वरों के स्थान पर समझ 
लेने चाहिए। ये नाम दक्षिण की ओर संकड़ों वर्षो से अभी तक चल रहे हैं। अपने यहाँ 
एक-दो पंडित मुझे ऐसे भी मिले थे, जिन्होंने यह कहा कि ग्रंथों में बताए हुए सभी 
स्वर (सा म प छोड़कर ) अपने प्रचलित स्वरों से भिन्न हैं। प्राचीन स्वर इस समय 
बिलकुल प्रयोग में नहीं आते, यह सुनकर मैंने उनसे पूछा-फिर क्या हमारा 
प्राचीन समीत-ग्रंथों पर अभिमान करना उचित है ? जब प्राचीन स्वर नहीं हैं, तब 
उन स्वरों पर अवलंबित राग भी नहीं हैं और इनके न होने पर हमारी सं गीत-शाख- 
निपुणता को क्या समझना चाहिए ? हम कभी-कभी मुसलमान गायकों को उनको 
विद्या-हीनता और शाख्न-बज्ञानता के कारण तुच्छ समझते हैं। यदि हम यह भी 
मान लें कि हमारे प्राचीन संगीत का इस समय कोई उपयोग नहीं है, तो फिर हमारा 
महत्त्व बढ़ा हुआ कंसे कहा जा सकता है ?” मेरे इस प्रश्न का उन्होंने कोई उत्तर 
नहीं दिया । मेरे मत से जबकि इस समय उपलब्ध होनेवाले बहुत-से ग्रंथ दक्षिण- 
संगीत से मिलते हुए पाए जाते हैं, तब दक्षिण-पद्धति के प्रचलित १२ स्वरों को उन 
ग्रंथों में मान लेना ही युक्ति-संगत है। इतना ही नहीं, इस प्रकार मानने से ही उत् 
ग्रंथों को समझ सकने-योग्य स्पष्टता हो सकती है। 


अब देवगिरि की ओर ध्यान दें । अपने यहाँ देवगिरी में पंचम स्वर वर्जित नहीं 


किया जाता । यह एक नवीन प्रकार उत्पन्न होता है और आगे हमारे लिए उपयोगी 
भी सिद्ध हो जाएगा । 


देवक्रिया क्रियांगं स्थात्‌ कांमो जीमेलसंभवा । 
गनिलोपादोइ॒वा5पो प्ग्रहांशा मता सदा ॥ 
“-सारामृते 


इस ग्रंथ का काम्भोजी मेल अपना खमाज ठाठ है। प्रचार में ग, नि स्वरों को 
वर्ज्य मानकर 'देवगिरी' नहीं गाया जाता । इन मतभेदों को देखकर किसी ने यह 
सोचा है कि देवमिरी, देवक्रिया, देवकी, देवकृति आदि राग भिन्‍न-भिन्‍्त मानने चाहिए। 
वास्तव में युक्ति उत्तम है, परंतु ग्रंथकार भी ऐसा मानते थे या नहीं, यह आगे के मतों 
को देखकर तुम्हीं बता सकोगे । | 


'चत्वारिशच्छतरागनिरूपणम्‌_ ग्रंथ में देवकी को नटनारायण को भार्या माना है। 
इस ग्रंथ में स्व॒रों का कोई खुलासा नहीं है, केवल मूर्ति ( ध्यान ) मात्र दी गई है । 


प्रथम भाग १६६ 


घंगाली शुद्धयालंका कांमोजी मधुमाधवी | 
देवक्रोति च पंचंता नटनारायणांगनाः ॥ 
देवक्रीमदुधिपाशिप|दयुगला प्रेवेयभूषोज्वला । 
स्तब्धोरोजपरोजका मचपला सास्‍्त्री परासुन्दरी || 
कोसु भावरधारिणी विधुम्मखी श्रीखंडचर्चेस्तनी । 
काश्मीरारुणविग्रह्ा सुनयना विबोष्ठिका राजते | 
यद्यपि यह चित्र अच्छा है, परन्तु प्रत्यक्ष राग गाने के लिए इस चित्र की सहा- 
यता बहुत थोड़ी हो सकेगी। ऐसे अनेक ग्रंथकार प्राप्त होंगे। राजा साहब टगोर का 
ग्रंथ 'संगीतसारसंग्रह' और रागमाला, चुड़ामणि आदि ग्रंथों में इस प्रकार के रूप बहुत 
प्राप्त होंगे। मैं पुत: उसी बात पर जोर देता हूँ कि जिन ग्रंथकारों के ग्रंथों में अपनी 
पद्धति की स्पष्टता, स्वर, ठाठ, राग आदि उत्तम रूप से समझाए हुए प्राप्त होते हों, उनके 
ही ग्रंथ हमारे लिए मृल्यवानु हैं। ये चित्र बताते हैं कि कौन-से ग्रन्थ हमारे लिए 
उपयोगी हो सकते हैं । 


उपर के इलोक में केवल यही बताया है कि दिवक्री तटनारायण को भार्या है। 
इसी राग की एक भार्या कांभोजी भी बताई गई है। सारामृतकार ने दिवक़ी कांभोजी 
ठाठ में बताई है। नटनारायण का ठाठ सारामृत के प्रमाण से कांभोजी का ही है। 


चतुर्देण्डिप्रकाशिका' और 'रागतरंगिणी' ग्रथों में इस राग का वर्णन नहीं है । 
'स्वरमेलकलानिधि' ग्रंथ में देवक्रिया को कन्नड़गौड़ ठाठ में बताया है। इस ठाठ में 
दोनों गांधारों और दोनों निषादों का प्रयोग कहा गया है। “रागलक्षण' ग्रंथ में इस 
प्रकार इस राग का वर्णन मिलता है :-- 
नटभेर विरागाख्यमेलाज्जात:. सुनामकः | 
देवक्रियेविरागश्च सन्यास्त॑ सांशक ध्रुवम्‌ ॥ 
आरोहे5्प्यवरोहेच. प्वर्जतच्च पाडवम । 
नटभरवी ठाठ अपने आसावरी ठाठ का ही ताम है। इस मत की देवक्रिया 
हीं सुनाई नहीं देती, तो भी आसावरी ठाठ में 'पंचम' वर्ज्य किया जानेवाला यह 
नवॉन प्रकार प्राप्त होता है। रागचन्द्रोदयकार ने देवगिरी ( देवक्रिया ) का वर्णन 
इस प्रकार किया है :-- 


शुद्रोतमी शुद्धपनी तथेव लध्वादिको पड़ुजकपंचमों च | 
पंचश्रुतिमंश्र॒यदाभवेत्त, देवक्रियायाः कथितः समेलः ॥ 
मेलादसुष्मात्कतिचित्त रागा देवक्रियाद्याः प्रकट्ोभवंति । 
पृडुजग्रहः सांतयुतश्च सांशः सम्मुज्लितः पंचमकेनवास्यातू || 
तृतीययामेदिवसरय शुद्धव्संतकों देवकृति!ः सेव | 


१४० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


इस ग्रंथ के स्वरों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। 'संगीतसारसंग्रह' में 
इस राग का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 
पडजन्याप्तग्रहांशेयं वीरेदेवक्ृतिमंता । 
असावृतुषु सर्वेषु गातव्या समयेषु च || 
श्यमेव शुद्ध वसंतजातिरिति देवदत्तः ॥| 


इस ग्रंथ में इस राग के स्वरों का वर्णन नहीं किया गया है। 'संगीतसम्प्रदाय- 
प्रदर्शिनी' नामक ग्रंथ में देवक्रिया को केदारगौड़ ठाठ अर्थात्‌ प्रचलित खमाज ठाठ में 
बताया है। उसमें लिखा है--देवक्रिया चौडवी स्यादगनिवर्जा च सग्रहा । यह स्वरूप 
प्रचलित दुर्गा राग से कुछ-कुछ मिलता है । 


रागमाला :-- 


भूपाली च देवगिरी बसंती सिंदुरी तथा। 
आहीरी पंचमी प्रोक्ता हिंदोलस्पेष वल्‍्लभाः || 


इस ग्रंथ में भी स्व॒रों का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता । 
'अनूपसंगीतरत्नाकर में 'पारिजात' का ही उद्धरण इस प्रकार दिया गया है :-- 


अवबरोहे धगी नस्तो मस्तु तीत्रतरों भवेत्‌ । 
देवगिरी गनी तीतौ यत्रस्यात्‌ पड़जम्‌च्छेना ॥ 


पारिजात' का मत प्रचलित स्वरूप से बहुत-कुछ मिलता है। मेरे खयाल से 
अधिक ग्रंथों का मत देने की और आवद्यकता नहीं है। 'देवगिरी” राग को जिस 
प्रकार गाया जाता है, वे सब बातें तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ । जहाँ तीत्र मध्यम का 
प्रयोग किया जाए, वहाँ वह प्रयोग मर्यादित ही रहना चाहिए। यदि उसे ऐसे स्थानों 
पर नहीं लिया जाए, तो भी राय नहीं बिगड़ेगा । प्रभात के राग में तो इसको 
आवश्यकता ही नहीं रहती । इस राग को गाते समय जहाँ-जहाँ पर कल्याण का 
भाग अधिक हो जाए, वहाँ शुद्ध मध्यम का कुशलतापूर्ण उपयोग किया जाकर कल्याण 
का प्रभाव दूर किया जा सकता है । 


प्रशन : यह सब हम पूर्ण रूप से समझ यए। अब “यमन्ती' राग का वर्णन 
सुनाइए ? 


उत्तर: सुनो ! 'यमनी' बिलावल का एक प्रकार है। 'यमनीबिलावल' का 
संयुक्त नाम सुनते ही समझ में आजाता है कि यह राग यमन और बिलावल' का 
मिश्रण है। वास्तव में इस राग में यमन और बिलावल का मिश्रण कुशलतापूर्वक 
किया जाता है। यमन के ठाठ में तीत्रम और बिलावल के ठाठ में शुद्ध म लेना 
प्रसिद्ध ही है। “यमनी' में दोनों मध्यभों का प्रयोग होता है। 'यमनी' प्रभातकालीन 


प्रथम भाग १७१ 


राग है, अतः इसमें तीत्र मध्यम की अपेक्षा शुद्ध मध्यम को अधिक प्रधानता दी गई है। 
तीव्र म का उपयोग केवल यमन का भाग दिखाने-मात्र के लिए किया जाता है। 
यमनी में 'प स॑ ग, ग मे ग, रे, सा' इस प्रकार गायक स्पष्ट प्रयोग करते हैं । इस राग 
को गाते हुए गायक, यमन का एक तीत्र म लगने वाला टुकड़ा बिलावल के बीच-बीच 
में रखते जाते हैं। 'पमन' में शुद्ध मध्यम अत्यंत मर्यादित रूप से प्रयुक्त किया जाता है, 
परंतु इस प्रकार की कोई मर्यादा यमनी में नहीं है। कल्याण-जेसा स्वरूप अधिक 
दिखाई देने पर गायक शुद्ध मध्यम का प्रयोग करके बिलावल को प्रदर्शित कर देते हैं 


यह कार्य खूबी से कर दिखाना ही गायक की कुशलता है। निम्न स्वर-समुदाय 
को देखो :-- 


सा रेग, गम, रेग, प मग, रेसा, पमंधघ प, पधपमग, मरे, सा, 
पृम॑ग,मग रे, सा, सा रे ग ।! 


यहाँ बिलावल और यमन, दोनों राग मिश्रित हैं। अधिकांश तानें बिलावल 
की ही ली जाती हैं, परंतु राग के नाम का निश्चय करने के लिए यमन का अंश 
लगाना पड़ता है । 


गांधार ओर निषाद स्वर की वक़्तासाधारण बिलावल के नियमों के अनुसार 
ही की जाती है, परंतु इस राग में कल्याण-अग भी आता है, अतः वह साधारण 
नियम बीच-बीच में मोड़ दिया जाता । 'यमनीबिलावल' एक संपूर्ण जाति का आधु- 
निक राग है। इसमें तीत्र मध्यम सदंव बिलकुल थोड़ा पाया जाएगा। जहाँ वह नहीं 
लिया जाता, वहाँ इस प्रकार के स्व॒र-समुदाय से भी यमन को दिखाया जा सकता 
हैः--नि रेग रे सा, निरे सा, ग सम ग॒ रे सा, निधनिपृ, धूनि रेगम ग, पग॒ मं 
ग, रे रे सा, ग म प मं, ग रे रे सा'। ऐसे कोई-कोई गायक तीज मध्यम न लेकर 
अपना राग दिखाते हैं और यमनी का स्वरूप लोगों के मन' में जमा देते हैं। मेरे 
विचार से तुम्हें तीत्र मध्यम थोड़ा-सा लेना ही ठीक होगा । देवगिरी के सिवाय 
अन्य किसी बिलावल-प्रकार में तीत्र 'म' नहीं लिया जाता। इस राग को पहचानने में 
इस स्वर से तुम्हें बहुत सहायता मिलेगी । 


देवभिरी और यमनी, इन दोनों को अलग-अलग बताने के लिए इनके नियमों 
को स्पष्ट रूप से समझकर उपयोग में लाना चाहिए | अन्य लोगों के नियम व्यवहार 
की हृष्टि से चाहे भिन्‍न हों, परंतु तुम्हारा गाना सदेव नियमबद्ध ही होना चाहिए। 
तुम्हारे नियम और तुम्हारी पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो सुशिक्षित लोगों के योग्य 
हो और उन्हें ग्राह्म हो सके । 'बाबावाक्यम्‌ प्रमाणम्‌' इस प्रकार का समय अब नहीं 
है । अब समाज बहुत चेतन्‍्य और चिकित्सक हो चुका है। अपनी समझ के अनुसार 
प्रमाणबद्ध रूप से अपने माने हुए नियमों को श्रोताओं के आगे रख देना अपना कर्त्तव्य 
पूर्ण करना है। यदि अपने नियम उन्हें पसंद आते हैं, तो उत्तम है ही; अन्यथा वे 
नवीन नियमों को खोजकर निकालेंगे और परिणाम शुभ ही होगा, तक करने का 
अधिकार सभी को समान है। अस्तु-- 


१७२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


देवगिरी और यमनी, दोनों रागों के राग-स्वरूप एक प्रसिद्ध गायक के अनुसार 
तुम्हें बताए देता हूँ :-- 

सानिध, निध, सा, रेग, गम रेग, म रे सा, सा रेसानि ध, नि ध 
पृ, पुपृग, मग, रेग, पस्मग, मरेसा। साथ, सारेग। प, निध, सां, 
रेंसांनिघ, निसांनिधप, गम धध, घनिघधप,मेप, निधसां,सां, नि ध प, 
पृग मे गे, मे रे, सा, सा नि ध सा रे ग ।' 


मैं इन स्व॒रों को विलम्बित रूप में कंसे गाता हूँ, इसे समझ लो । 

यमनो $-- 

सा रेग रेसा, निसा, पृ ध निसा, सा रेग रेसा, सागम रेग, प म॑ प, 
गम, रेग, ग प भ ग, म रे सा, रे, सा रे १ रे सा । 

सासा, गम रेग, परम प, मग मरे, सा, सा रेग, सा नि धू, निधपृप 
प्धधप,मंप,म गम रे, सा। 

पे, ध निध,सां, निध, सां, झां रंगंमं, रेंसां, सां धसां, रेंसांतिध प, 
पृ घप,संप,मग रेग, पसमपम रेसा। 

ये दोनों राग एक-दूसरे में कितने अधिक मिल जाते हैं, यह तुम समझ गए होगे । 
इन्हें भिन्‍न-भिन्‍न करने के लिए कुशल गायकों ने एक उपाय किया है । वे इनमें से एक 
में तीव्र 'मभ' का प्रयोग ही नहीं करते । ऐसा करने से स्पष्ट रूप से ये दो निराले राग 
हो जाते हैं। यदि तुम्हें ऐसा करना पसन्द आए, तो तुम प्रसन्नता से कर सकते हो; परंतु 
यहाँ यह मनोरंजक प्रश्न भी उत्पन्त होगा कि फिर इन दोनों में से किस राग मे 
तीव्र 'म' का प्रयोग करना चाहिए । यह प्रइन वास्तव में विचारणीय है। 'दिवगिरी' 
राग प्राचीन ग्रंथोक्त है। किसी-किसी ग्रंथ में इसमें तीव्र म लेना बताया है और किसी 
में नहीं। यमनी एक आधुनिक राग है। यह यमन और बिलावल के संयोग से उत्पन्न 
हुआ है; ऐसा बहुमत भी है। यमन में तीब्र 'म' प्रसिद्ध ही है; इस उलझन को देखते 
हुए हमें लक्ष्यसंगीतकार का मत ही स्वीकार करना चाहिए, वही अधिक सुविधापूर्ण 
होगा । उसका मत इस प्रकार है :-- 


कल्य।णीनामके मेले यमनी लखिता बुधेः 
वेल्ावल्याः प्रकारो४यं स्वीकृतो यमनांगतः 
संपूर्णों गीयते प्रातदिमध्यमसुभुषितः । 
मिथः संवादिनावत्र सपाविति मतं सताम ॥ 
_ आरोहरे तौत्रप्रेण यमनांगं सफु्द भवेत्‌ । 
अवबरोहे शुद्धमेन बुधस्तत्परिमाजेयेत || 
निषादे प्रायशो दृष्टं वक्रत्वमन्ुलो पके । 
अस्याभपि प्रप्क्तः तद्भवेदिति सुसंमतम || 


_रशयमास्‍नसक न, 
अप नन्‍कनओ.. 
अनन्‍मकानासवान”, 


प्रथम भाग १७३ 


प्रदव : हमें भी यही मत पसंद है। देवगिरी में तीव्र मध्यम को टालते जाना 
ओर यमनी में स्पष्ट रूप से दिखाना-यही ठीक है, परंतु 'यमनी' का वादी [स्वर 
कौन-सा है ? 


उत्तर : यमती में वादी घड़ज और संवादी पंचम मानना उत्तम है। तीव्र 
मध्यम के उपयोग से यह राग देवगिरी से अलग करके रखा जा सकता है, इसलिए 
षड्ज को वादी मान लेने में कोई हज नहीं होता । चतुर पंडित के द्वारा बताए हुए 
देवगिरी के लक्षण तुम्हारे ध्यान में होंगे ही। यमनीबिलावल के लिए अन्य 
ग्रंथाधार खोजते रहने की आवश्यकता नहीं है; शायद इसके लक्षण प्राप्त भी नहीं 
हो सकेंगे । 


प्रन्‍तत : हमें आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार के स्पष्ट रूप के मिश्र रागों 
के लक्षण पग्रंथकार भला और क्या बताएँगे ? अब आगे चलिए । 


उत्तर : इसके बाद म॒झे बिलावल के अन्य प्रसिद्ध प्रचलित भेदों को बताना 
है; परंतु सारे भेद एकसाथ बताने से गड़बड़-घोटाला हो जाना संभव है, इसलिए 
मैं निराली प्रकृति के एक-दो राग बीच में बताए देता हँ। पहले तुम्हें देशकार का 
वर्णन बताऊंगा । 


प्रशन : जी हाँ, ऐसा ही कीजिए । 


उत्तर : देशकार' या देशिकार' राग शुद्ध स्वरों के ठाठ से ही उत्पन्त होता 
है । इसमें मध्यम व निषाद स्वर वर्ज्य किए जाने से यह राग ओौडव॑ संज्ञा प्राप्त करता 
है। यह इस समय प्रभातगेय रागों में माना जाता है। संस्कृत-ग्रंथों में किसी में 
इसका समय सन्ध्या-काल बताया है और किसी में इसका समय दोपहर का बताया 
है । हम इसे प्रभात-काल का राग ही मानेंगे । देशकार का वादी स्वर धंबत है। 
इसकी प्रकृति बड़ी गंभीर है। इस राग में वादी स्वर घेवत को यथास्थान दिखा 
देना कुशलतापूर्ण कार्य है। यदि यह ठोक रूप से नहीं किया जा सके तो तत्काल 
भूपाली की छाया उत्पन्त हो जाती है। यह ठीक रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि 
भूपाली पूर्वांगवादी राग है ओर यह उत्तरांगवादी है। विलंबित में घ, प, गपच 
घप प१,ग रे सा, ध प' ख्वरों को गाने पर तत्काल देशकार दिखाई देने लगता है 
और 'ग, रे सा, सा रे ग॒, ध प ग, रे ग, रे, सा स्वर-समुदाय को गाने पर "भूपाली' 
राग दिखाई देने लगता है । मेरे विचार से इन दोनों रागों के उपयुक्त स्व॒र-समुदायों 
को बार-बार गाकर इसका परिमाण ध्यान में जमा लेना चाहिए। अपने प्रचलित 
देशकार के स्वरूप को शायद कोई विभासत कहेंगे, परंतु हम विभास को दोनों प्रकार 
का मानते हैं, जोकि भरव ठाठ और मारवा ठाठ के अंतर्गत है। इन ठाठों के रागों 
पर विचार करते समय विभास के विषय में तुम्हें बताऊंगा । 


किसी-किसी ग्रंथकार ने देशकार को 'पूर्वी' ठाठ में बताया है। उसमें मध्यम 
 तीक़ और रे-घ कोमल लेकर संध्याकालीन प्रकार मान लेने में कोई आइ्चर्य की 


१७४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


बात नहीं है। हम शुद्ध स्वरों के इस प्रकार को अभी ही ग्रहण करते हैं। यह राग 
बिलावल राग के गाने के पूर्व गाया जाने से उत्तम दिखाई देता है । यह ॒राग गाने 
में कठिन नहीं है, इसका वर्णन लक्ष्यसंगीतकार ने बहुत उत्तम रूप से इस प्रकार 
किया है :-- 
शंकराभरणान्मेलाइशी कारः प्रजायते । 
(७ को ० 
ओडवबो मनिवजः स्यात्‌ प्रथमे यामके दिने । 
घेवतस्यथात्र वादित्व॑ पंचमे न्यास उच्यते। 
उत्तरांगप्रधानो।य॑ प्रावःकाले प्रगीयते ॥ 
केचिदाहू रूपमेत द्विमासस्यथ सुनिश्चितम्‌ | 
विभांशुकों मतोइस्माभिमेंले मालवगोडके ॥ 
विभांशुक इति नाम प्रस्फुटं सवितुयेवः । 
गाने तस्यापि रागस्य मतं भानूदयात्परम्‌ ॥ 
ते 
संध्याकाले यथा प्रोक्ता भूपाल्षी गांशिका बुधः | 
देशीकारो भवेदत्र प्रातःकाले पुधांशकः ॥ 
केचिदन्ये.. वरद॑त्येने. पूर्वीमेलसमाश्रितम्‌ । 
मध्याहह कंगप्रमनि वयय॑ लक्ष्यानुपर्तिनः ॥ 
प्रइन : इस वर्णन की सभी बातें आपने अभी बताई हैं। अब इस राग का 
स्वर-विस्तार भी बता दीजिए ? 
उत्तर : इस राग का स्वर-विस्तार इस प्रकार होता है ः--- ; 
सां,घ घप, ग प घप, ये रे सा, सा रे ग प, घ घ, ग प ध ध १, ग॒ रे सा । 
साधध सा, रेग, प, गप, ध प, सां, ध प, सा रे गप, ध, प गप ग रे सा। 
सा रेग रेसा, गपधधघप, ग रेसा, साधसा, रेगप, ध, सां, धप, 
धपगरेसा। 


प्गपध,धघपप,धसांधप, धघ, रें रें सां, घ प, ग प ध पग रे सा, 
घ,प। 


सारेसा, धघपगरेसा, धृधसा, सा रेगप, ध, गं रेंसां, रेसांध, 
गप ध, सां घ, सां रें सां घ,ग प घपग रेसा, घ, घ प। 


सारेगप, गप घ, प घ, सां ध, रें रें सां ध, सां रेंसां, घ प, ग प धसां रें झा 
घप,गप घपग रेसा, ध, घ प। ह 


गगपधसां,सां, सां ध सां रें, रेंसांघप, गंरें, सां रेंसांध प, प धसां, 
घधघपप,सा रेगपघसांघप, ग प घपग रे सा, ध, घ प। 


प्रथम साम १७ 


यहाँ पर एक बात और स्मरण रखने योग्य है। इन्हीं पंच स्व॒रों के प्रकार को 
कोई-कोई “'जेतकल्याण' भी मानते हैं। इसका वादी स्वर पंचम बनाकर वे धेवत के 
महत्त्व को अल्प कर देते हैं। उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 'प प, प ध प, रे रे सा, 
सा, ग प पग, पधग, १ प, ध प, रे रे सा। पप, सां, सां रेंसां, रें खां, प.पग 
सा, ग प, घ सां, पघग, प प, प ध प, रे रे सा। हम आगे '“जेत” पर मारवा ठाठ 
में भी विचार करेंगे। देशकार में धवत को गौणता देने पर स्वरूप बिगड़ जाता है । 
'संगीतरागतरंगिणी' में 'जंतकल्याण” यमन ठाठ में बताया गया है | अस्तु-- 


देशकार के विस्तार में ऋषभ और घेवत स्वर कोमल कर देने से विभास राग 
दिखाई देने लगेगा। विभास भी उत्तरांगप्रधान राग है और उसमें वादी स्वर घेवत 
ही माना गया है। देशकार में जेसे पंचम पर न्यास शोभा देता है, वसे ही विभास में 
वह सु दर दिखाई देता है। प्राचीन संगीत में ग्रह, अंश व न्यास, ये प्रायः एक ही 
स्थान पर माने गए हैं; परंतु हमारे देशी संगीत में ऐसा नियम नहीं लगता। मेरे 
खयाल से यह सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, चतुर पंडित' ने इस संबंध में एक 
जगह इस प्रकार लिखा है :-- 


उक्तदशलक्षणानां नून॑ स्थाद्गौरवं॑ पुरा । 
देश्यामिह पुनस्तेषां संमर्त परिवतेनम्‌ ॥ 
ग्रहन्यासापन्यासानां नियमाः साम्प्रतं हि ते | 
यथायोग्यं नेव लक्ष्ये दृश्यंत इति संमतम ॥ 

देशकारण' के स्वरों के विषय में संस्कृत-ग्रंथकारों का मत देखो :-- 
शुचिरामक्रीमेले मुदुमकतीवतममसदसा!ः शुद्धम | 
सरिपधम्‌ ३० >< >< > ॥ रागविबोधे ॥ 


यहाँ पर जो ठाठ बताया गया है, वह अपना (पूर्वी ठाठ” हो जाता है। सोमनाथ 
उसे शुद्ध रामक्रोमेल' कहता है। प्रत्यक्ष देशकार का वर्णन उसने ऐसा किया है :-- 


सांशायंतो5ह्ोंतः कंप्रमनिर्देशकृत्पूण। । 


हम जिसे प्रचार में देशकार मानते हैं, वह रूप यह नहीं है। इस प्रकार का 
स्वरूप तुम्हारी दृष्टि में कभी नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु मैंने 
'लक्ष्यसंगीत” का स्वरूप ही पसंद किया है। 'रागविबोध' में वर्णण किया हुआ रूप 
इस प्रकार दिखाई देगा :-- 


स्वांसां,निधुप,पघु प,गपध,सांध प, प प धुगप,ग रे सा, सा रे सा, 
गपधुप,ग रेसा। 
ग हम ५ न ७.» »| $ + के नि 
म॑धसां,सां रे सां, सां नि धु, सां ग॑ मे ग॑ रे सां, सां रे सां, र रे सां, निध, 
निधप,गपध,सानिधपधध॒प,गपधुप,गरेसा।' 


१७६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


यह प्रकार भी कानों को अच्छा नहीं लगेगा। 'संगीतरागतरंग्रिणी” में देशकार 
राग का ठाठ गौरी” माना है। गौरी मेल का वर्णन इस प्रकार किया गया है +-- 
शुद्धाः सप्तस्वरा कार्या रिधी तेषु च कोमलो | 
तोडी सुरागिणी गेया ततो गायकनायकेः || 
एवं सति च गांधारो उंश्रुती मध्यप्रस्थ चेत्‌ । 
गृह्मति काकलीनिः स्थात्‌ तदा गोरी प्रवतेते । 
मालवः स्थाद्‌ गुणमयः श्रीगोरी च विशेषतः । 
चेत्रीगीडी तथा प्रोक्ता पहाडीगीरिका पुनः ॥ 
देशी तोडी देशकारों गोरों रागेषु सत्तमः । 
यहाँ पर तोड़ी मेल बनाकर फिर ग्र-नि स्वर तीत्र करने का कथन है। तोड़ी 
का ग्रंथ-वणित ठाठ अपनी भेरवी का है। श्रीं, तोड़ी, शंकराभरण, मालवगोड़ 
आदि ठाठ बहुत प्रसिद्ध हैं और ग्रंथों के प्रमाणों को एकता सिद्ध करने के लिए 
उपयोगी होते हैं । तोड़ी के ठाठ में ग-नि तीज करने पर प्रचलित भरव ठाठ हो 
जाता है । 


'अनूपसंगीतविलास' ग्रंथ में पंडित भावभट्ट ने इस राग के विषय में 
लिखा है :-- द 
तृतीयगतिनिगगमा देशकारस्थ मेलफे । 
देशकार स्रावणी च देशीललितदीपको ।। 
विभासो. जयतश्रीश्च संभवंत्यत्र मेल्तः । 
देशिकारो5पराहणे स्यात्‌ सत्रिः संपृ्शको मवेत्‌ ॥ 
इसमें बताए हुए समप्राकृतिक रागों को देखते हुए पूर्वी ठाठ ही दिखाई 
देता है । 
देशकार्या पी ढीत्री धांशो धादिकमृच्छेता |! 
-पारिजाते 
यह अपने शुद्ध ठाठ का प्रकार अवश्य है, परंतु रूप संपर्ण माना गया है । 


देशकारी तु संपूर्णा पडलन्यासग्रहांशिका । 

मुच्छेना प्रथमा ज्ञेया वेराटीमिश्रिता भवेत्‌ ॥ 

--दर्पणे 
वराटी राग्र अनेक स्थातों पर पूर्वी ठाठ में ही कहा गया है। “दर्पण” का 
राग-वर्णन संतोषजनक नहीं है, यह मैं कह चुका हूँ । यह प्रकार अन्य स्थानों पर भी 





प्रथम भाग १७७ 


तुम्हें दिखाई पड़ेगा । ग्रंथकारों के संबंध में मेरे एक स्पष्टवक्ता और प्रामाणिक रूप 
से बोलनेवाले मिन्न के विचार तुम्हें सुनाए देता हूँ :-- 


“जो लोग यह कहते हैं कि अपने मध्यकालीन ग्रंथकारों ने प्राचीन शास्त्र 
की स्पष्टता नहीं की है, वे गलत नहीं कहते । ऐसे ही वे मध्यकालीन ग्रंथकार प्रत्यक्ष 
संगीत ( ?78०४0०४]| (ए४० ) में भी उत्तम रूप से निपुण थे, यह उनके लिखने से 
प्रतीत नहीं होता (यह स्वीकार किया जा सकता है कि वे कुछ अंशों में जानकार थे) | 
यद्यपि वे उत्तम संस्कृतज्ञ थे; परंतु प्रत्यक्ष संगीत के उत्तम ज्ञान के बिना सच्चा 
उपयोगी संगीत-ग्रंथ लिखना सम्भव नहीं कहा जा सकता। ग्रंथकारों की व्यर्थ 
निदा करना मैं भी ठीक नहीं समझता, परंतु उनके हृष्टिकोणों की शुद्धता-अशुद्धता को 
निद्चित करना पाप नहीं कहा जा सकता । इस समय भी बहुतन्से ग्रंथकर्ता पंडित 
पाए जाएँगे, जो प्रत्यक्ष संगीत की उच्चकोटि की जानकारी नहीं रखते। जबकि 
इस समय ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, तो उस समय भी ऐसे व्यक्ति होना असंभव नहीं 
कहा जा सकता ।” 


यह बिलकुल ठीक है कि किसी-किसी ग्रंथकार ने अपने रागों की व्याख्या 
करते हुए उसमें ग्राम-मृच्छेता आदि का उपयोग ऐसे विलक्षण रूप से किया है कि 
पाठकों को संतोष होना तो दर रहा, उनका बड़े भारी भ्रम में (गड़बड़-घोटाले में) 
पड़ जाना अधिक संभव है। अपने से प्राचीन ग्रंथकारों के दोष निकालने का साहस 
तो उनमें था ही नहीं, साथ ही ग्रंथों का उपयोग भी जेसा चाहिए, वेसा नहीं 
किया गया । 


प्रत्यक्ष संगीत जाननेवालों को प्रायः संस्कृत-ज्ञान नहीं था और संस्कृतज्ञ पंडितों 
का कथन था कि यह विषय ( प्रत्यक्ष संगीत-गायन-वादन ) हमारा नहीं है । 


मैं इसके सम्बन्ध में 'संगीतदपंण” का उदाहरण ही तुम्हें देता हूँ । इस ग्रंथ में 
ग्रंथकार पंडित दामोदर ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कौन-सा भाग लिखा है 
और कौन-सी बात स्पष्टता से बताई है ? हमें यह दिखाई देता है कि उसने 'संगीत- 
रत्नाकर' का स्वराध्याय तो अपनी रचना में अनेक स्थलों पर शब्दश: उद्धृत कर लिया 
है। परंतु 'रत्नाकर' के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और कठिन “जाति-प्रकरण' को उसने 
बिलकुल ही छोड़ देना पसंद किया है। इस प्रकार 'रत्नाकर के चरण-चिह्नों का 
अनुकरण करते हुए 'स्वराध्याय' पूरा कर लिया;आगगे जो 'रागाघ्याय प्रत्यक्ष उपयोगी है, 
उसके विषय में क्या किया है, यह भी देखो । रागाध्याय में अकारण ही 'रत्वाकर के 
वर्णन को धता बताकर महादेव का आह्वान कर लिया और उनके पाँच प्रदनों से पाँच 
रागों की सृष्टि कर डाली । थोड़ा और आगे बढ़ने पर दर्पणकार ने इन महादेव और 
इतके रागों को एक तरफ हटाकर हनुमन्मत का आश्रय लिया है। इस प्रक्रार विचितता 
देखते हुए अपने नवीन सीखनेवाले को आइचय और रोष होना स्वाभाविक ही है। यह 
गंगा-जमुनी संगम क्या मतलब रखता है ? जबकि शाद्भ देव के 'स्वराध्याय' को अपने 
ग्रंथ में सम्पूर्ण रूप से ग्रहण किया है, तब उसके रागाध्याय को क्‍यों छोड़ दिया ? 
इसका कोई कारण ग्रंथकर्ता ने कहीं नहीं बताया है। किसी निर्भीक स्पष्टवादी 
आलोचक के इस कथन का क्या उत्तर दिया जा सकता है कि दामोदर ने शाज्ज देव 


श्छ्प भातख डे प्ंगीत-शास्त्र 


के ग्राम, मच्छेना, जाति-प्रकरणों को योग्य स्पष्टता से नहीं समझा था'। दामोदर के 
ग्रंथ दर्पण” में इस आरोप से उसका बचाव करने के योग्य कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
यह कोई भी कह देगा कि 'रुत्नाकर के ग्राम-रागों के भाग को छोड़कर हनुमन्मत के 
रागों की उलटी-सीधी तस्वीर खींचने की (राग-ध्यान-चित्र की) कोई खास जरूरत नहीं 
थी। जबकि उसने मार्ग-संगीत की सम्पूर्ण जानकारी सुनी थी, उसके समय में सर्वत्र 
देशी संगीत प्रचलित था, यह समझते हुए दपपंणकार ने 'रत्नाकर” का रागाध्याय क्‍यों 

ग्रीड़ दिया ? हम कसे जान सकते हैं ? परंतु स्वयं पं० दामोदर ने जो राग-व्याख्या 
दी है, उसके अनुसार ही राग गानेवाला कोई हुआ भी है ? ऐसा गानेवाला मैंने 
आज तक नहीं सुना, जो दर्पण” के आधार पर राग गाता हो । जो ग्रंथकार ग्राम 
की मच्छेना की गड़बड़ छोड़कर प्रचार के अनुसार अपने ग्रंथ लिखता है, उसकी योग्य 
तारीफ होनी चाहिए; परंतु प्रश्न यह है कि शाज्भुंदेव के रागों का क्‍या हुआ, वे 
निरुपषयोगी केसे ठहराए गए ? इनका उत्तर भी तो दर्षणकार को देना चाहिए था। 
साथ ही यह भी प्रइत है कि क्या दर्पण में हनुमन्मत का स्पष्टीकरण मिलता है ? इस मत 
का ग्रंथ कौन-सा है ? उसमें शुद्ध-विक्ृत स्वर कौन-से हैं? उसको मच्छेना कंसे छोड़ 
दी गई ? इन सब बातों की स्पष्टता दपपणकार ने बिलकुल नहीं की । जबकि 'रत्नाकर' 
का स्वराध्याय 'दपेण' के रागाध्याय में दपेणकार ने उपयोगी मानकर ग्रहण किया है, 
तब दोनों ग्रंथों के साधारण रागों में समानता होनी चाहिए। परंतु यह समानता 
नहीं है। अब प्रश्न है कि इस समानता के न होने का क्या कारण है ? मेरा खयाल 
है कि इन ग्रंथों को पढ़ते समय इन बातों पर विचार करता अधिक सुविधाजनक 
होगा । रत्नाकर, दर्पण आदि ग्रथों के संगीत के स्पष्ट होने पर प्रचलित संगीत छोड़कर 

गग उसे ही ग्रहण करें, ऐसा होना तो सम्भव नहीं है; परंतु सामवेद के समय से 
संगीत कंसे-कसे बदलता आया है, इसे पद्धतिपू्वेक सिद्ध करने के लिए विद्वानों को इस 
कार्य में हाथ लगाना चाहिए । 


प्रन्‍त्त : आपने सामवेद का नाम लिया है, अतः मैं एक प्रदन पूछता हूँ । क्या आपने 
सामवेद के संगीत के विषय में भी कुछ खोज की है ? यदि की हो, तो आपको कुछ 
उपयोगी जानकारी भी प्राप्त हुई है या नहीं ? 


उत्तर: मुझे खेद है कि मुझे इस बात की खोज के लिए अभी तक अवसर 
प्राप्त नहीं हो सका। उत्तरी भाग में प्रवास पर जाते समय मैंने 'साम” के गाने के 
सस्बन्ध में कुछ प्रन्‍्त कागज पर लिख लिए थे। वे प्रश्न मैंने उधर के पंडितों से पूछे 
भी थे, परंतु उनसे उन प्रइनों का स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि वे बड़े 
विद्वान थे, परंतु उनका विषय 'साम' नहीं था। मुझे यह जानकारी मिली है 
कि गोदावरी के किनारे निजाम की सीमा पर इन्दूर नामक एक छोटा-सा क्षेत्र है 
वहाँ पर साम के गाने के सम्बन्ध में योग्य बातें मिल सकती हैं। यदि ईश्वर-कृपा 
से में वहाँ जा सका, तो वहाँ से यह जानकारी प्राप्त कर सक्‌गा। यदि मैं प्राप्त 
न कर सक्‌ , तो तुम करना । 'साम' का अभ्यास एक स्वतन्त्र विषय है। पादरचात्य 
पंडितों ने इस विषय पर कुछ-कुछ लिखा है, परंतु मैं अभी तक उनकी रचनाएँ 


प्रथम भाग १७६ 


भी पर्याप्त रूप से न देख सका । राजा साहब ट्गोर की “न76प-४४ए४४०? नामक 
पुस्तक में एक यूरोपियन पंडित का एक निबंध प्राप्त होता है, वह मैंने देखा है। परंतु 
उससे भी सम्पूर्ण जानकारी नहीं पाई जाती | तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे 
प्रचलित संगीत का 'साम' से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


प्रघरन : आपने उत्तर के पंडितों से कोन-कोनसे प्रइन पूछे थे ? 


उत्तर ; वे बिलकुल साधारण प्रइन थे | मुफे उस विषय की जानकारी नहीं होने 
से अधिक मामिक प्रइन पूछना शकक्‍य भी नहीं था, मैंने निम्नलिखित प्रश्न पूछे थे :-- 


१. सामवेद का गायन उत्तम रूप से सीखनेवाले विद्यार्थी को कौन-सी पुस्तकें 
पढ़नी आवश्यक हैं ? 


२. साम की पुस्तक में मंत्रों के अक्षरों पर १, २, ३, ४, ५, ६, ७ ऐसे अंक लिखे 
हुए हैं। इन अंकों का सम्बन्ध किनसे और कसा है ?- 


३. यदि ये अंक स्वर के द्योतक हैं, तो इनका स्पष्ट विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त 
होगा ? क्‍या सात से अधिक अंक भी हो सकते हैं ” यदि नहीं तो क्‍यों ? 


४. संहिता में १, २, ३, अंक ही क्‍यों हैं? संहिता केवल उदात्त, अनुदात्त 
ओर स्वरित स्वरों में ही कही जाती है, अर्थात्‌ वह नहीं गाई जाती । क्‍या यह ठीक 
कारण है ? 


५. मंत्रों के बीच-बीच में बड़े अंक दिए हुए हैं। क्‍या उन अंकों और अक्षर के 
ऊपरी भाग में दिए हुए अंकों का भेद प्रत्यक्ष मंत्र गाकर समझा सकते हैं ? 


६. क्‍या 'नारदीय शिक्षा' का उपयोग साम' का प्रत्यक्ष गान समझने में 
हो सकता है ? यदि हाँ, तो प्रत्यक्ष कर दिखाइए ? 


७. 'प्रथमद्च द्वितीयशच तृतीयोथ चतुर्थेक: । मंद्रक्र ष्टोह्मय तिस्वार एतान कुवेति 
सामगा: ।। इस इलोक का उपयोग क्या प्रत्यक्ष मंत्र लेकर प्रत्यक्ष कर दिखा सकते हैं ? 


८. मंत्र के ऊपर लिखे हुए स्वरों की, प्रचलित सा रेगमप ध नि ख्वरों से 
समानता या एकता बताई जा सकती है ? 


९. प्रचार में सप्तस्वर एक से दूसरा ऊंचा, इस रीति से रखे गए हैं। क्या साम 
में भी ऐसे ही हैं ? 


१०. साम-गान सुनने पर उसमें प्रायः तीन और कभी-कभी चार स्वर ही दिखाई 
पड़ते हैं। क्या इसपर भी आपने लक्ष्य किया है ? सामवेद के गायन के स्वर क्रमानु- 
सार कह सकंगे ? यह जानकारी कहाँ प्राप्त होगी ? 


११. 'साम' के स्तोन्न की स्पष्टता किस ग्रंथ में प्राप्त होगी ? किसी एक ऋचा 
में भिन्‍न-भिन्‍न स्तोत्रों का प्रयोग हो सकता है ? भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं में 
स्तोत्र बदलते हैं ? 


श्८० मातखंडे संगीत-शास्त्र 


१२. कुल मिलाकर साम-गायन की कितनी पद्धतियाँ हैं? उनकी कौन-कौन-सी 
पुस्तक हैं ? 

१३. 'तांड्यलक्षणसूत्र', पुष्पसूत्र, सामतंत्र', “धन्वीभाष्य, अग्निभाष्य' 
आदि प्रंथों में कौन-कोन-से विषय हैं ? इनमें से साम-गान सीखने के लिए कौन-सी 
पुस्तक सर्वप्रथम पढ़नी चाहिए ! 


१४. 'वेय, आरण्य, ऊह व उलद्या ये गाने भिन्‍त-रूप से सुनाकर उनका भेद 
समझा सकेंगे ? एकऋचा-गात और त्रिऋचा-गान कंसा होता है ? 


१५. 'र' अक्षर का क्‍या अर्थ है ? कहीं-कहीं श्रवग्रह-चिह्न आ जाते हैं, वहाँ 
क्या किया जाता है ? 


१६. स्व॒रों का अँगुलियों पर कौन-सा स्थान है ? इसका आधार क्या है ? इस 
स्थान पर कायम किए हुए स्व॒रों को अलग-अलग क्रमानुसार बताइए ? 


१७. एकदम हे या ४ अंक देखने पर कौन-सा स्वर लगाया जाएगा ? १. ऊँचा, 
२. प्रथम से नीचां, ३. दूसरे से नीचा । इतनी जानकारी से ही स्वर-स्थातव निश्चित हो 
सकते हैं ? स्वरों में परस्पर क्या सम्बन्ध निश्चित किया गया है ? 


१८. अक्षरों का समय-मान किसकी सहायता से लगाया जाए ? अमुक स्वर 
अम्रुक सेकिण्ड तक गाता चाहिए, इस प्रकार के नियम हैं क्‍या 


१६. प्रातिसाख्य' कोन-कोन-सी हैं ? और वे वसी क्‍यों हैं ? 


२०. शिक्षा कितनी हैं ? आप किंनको स्वीकार करते हैं ? शिक्षा के प्रमाण से 
गायन के कितने भेद होते ? उन्हें मुझे दिखा सकेंगे ? 


२१. क्या भिन्न-भिन्न शिक्षाओं के प्रमाण से स्वरों में परिवर्तन भी होता है ? 


२२. एक ही प्रकार के अंक होने पर भी क्‍या गायन-प्रकार भिन्न हो सकता है ? 
मैंने इसी तरह भिन्‍त सुना है । 


२३. गायन में हों हों पद के प्रयोग का क्‍या उद्देश्य है? इन्हें लगाने के 
नियम किस पुस्तक में बताए गए हैं ? 


२४. क्या रथन्तर भी साम' कहलाता है ? और अन्य कौन-कौन-से प्रकार हैं 
और वे कंसे पहचाने जा सकते हैं ? 


२५. क्या एक ही गायक क्रम-क्रम से वेय, आरण्य आदि भेदों को गाता है ? 


ऐसे ही कुछ प्रश्न मैंने लिख रखे थे, परंतु इनकी उत्तम जानकारी प्राप्त 
नहीं हुई। वास्तव में क्षमी मैंने इस विषय को हाथ में नहीं लिया है। भअस्तु-- 
अभी मुझे दर्पण के विषय में दो शब्द और कहने हैं। फिर हम अपने सुख्य विषय पर 
आ जाएंगे। 


प्रथम भाग द १८१ 


मुसलमान गायकों को अपने से अधिक दर्पण” पर अभिमान करते पाया गया है, 
क्योंकि उसमें छह राय भरव, मालकोष, हिंदोल, दीपक, श्री व मेघ बताए गए हैं। 
परंतु “दर्पण” के रागों का स्वरूप भी अपने प्रचलित रागों-जेसा है या नहीं, इस प्रश्न 
का उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। उन बेचारों ने 'दर्पण” की केवल जानकारी-मात्र 
ही सुनी है। मैंने एक निर्मांकित हिंदू पंडित से विनय की थी कि आप मृझे 'रत्नाकर 
और <दर्पण' के रागों की एकरूपता कर दिखाइए; परंतु उन्होंने इसके उत्तर में एक 
बड़ी रकम की माँग पेश की, अतः यह बात वहीं रह गई। इस विषय पर अपने स्वतंत्र 
विचार किसी अन्य प्रसंग पर बताऊंगा। इस समय तो तुम्हें प्रचलित संगीत ही 
यथाशक्ति सरल बनाकर समझा देने की मेरी इच्छा है। इस प्रकार के विवादयुक्त 
विषय में पड़ने की इस समय आवश्यकता नहीं है। 


अनेक ग्रंथकारों ने राग्रों की पत्नियाँ, उनके पुत्र आदि उनके परिवार का 
यथाद्यक्ति वर्णन कर अपने को धन्य कर लिया है। उन्होंने राग-रागिनियों के ध्यानों 
की रचना कर अपनी उत्तम काव्य-प्रतिभा का प्रदर्शत किया है। हम यह मानकर 
चलेंगे कि संभवत: इन राग-चित्रों (ध्यानों) का उपयोग रागों की उपासना करने में 
होता होगा । परंतु इस बीसवीं सदी के संगीत-विद्याथियों को रागों का स्वरूप चित्रों 
द्वारा बताने की अपेक्षा स्पष्ट स्व॒रों में दिया जाना अधिक अच्छा होगा, यह मेरी 
घारणा ठीक ही है। यथायोग्य रूप से उपासना करने पर राग-स्वरूपों से ज्ञान, प्रेरणा 
प्राप्त करने का धर्य इन बेचारों में केसे पाया जा सकता है ? इन रागों के चित्र मेघकर्ण 
की 'रागमाला में बहुत संख्या में प्राप्त होंगे। यह ग्रंथ भी तुम्हें आगे बताऊँगा। 
न्जिम हेदराबाद के वे० शा० सं० आपा साहब शास्त्री और गायक के पास मुझे 
'रागमाला' की एक नकल प्राप्त हुई है। उन्हीं सज्जन ने क्पाकर मुझे 'संगीतमकरंद' 
की भी एक नकल दी है। 


प्रघन : अब कौन-सा राग बताएँगे ? 


उत्तर : अब हम बिहाग, दंकरा, बिहागड़ा आदि रागों पर विचार करेंगे। 
'बिहाग' को सर्वप्रथम लेते हैं। यह राग शुद्ध स्वरों का है, यह प्रसिद्ध ही है। इसकी 
जाति प्रचार में गुणियों के द्वारा औडव-संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का आरोह 
पाँच स्वरों का होता है और अवरोह में सातों स्वर लिए जाते हैं। आरोह में रे व 
घ स्वर वर्जित किए जाते हैं। यह राग्र रत्रिगेय है और बिलकुल साधारण राग है। 


प्र० : तो फिर इस राग में पूर्वांग का कौन-सा स्वर वादी माना य्या है ? 


उत्तर : इस राग का वादी स्वर गांधार और संवादी निषाद है। इस राग का 
अवरोह संपूर्ण है। फिर भी इसमें रे-ध स्वर बहुत दुबंल हो जाते हैं। यदि ये दो 
स्वर योग्य प्रमाण से नहीं लगाए गए, तो श्रोताओं को बिलावल का आभास 
हो जाता है। गायक लोग बवरोह करते हुए 'सां नि, ध प, म ग, म प, म ग, रे सा 
इस प्रकार निषाद और गाधार पर थोड़ी-सी विश्वांति लेते हैं, और ऐसा करने से 
रे-ध स्वर अपने-आप दुबेल हो जाते हैं, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रयोग बता देता हूँ । 


१८२ भातख डे संगीत-शास्त्र 


बिहाम का स्वरूप स्वतन्त्र है। यह अन्य रागों से शीघ्र ही पहचाना जा 
सकता है। गम, म ग, रे सा' यह स्वर-समुदाय इस राग की पकड़ है। ये ही 
स्वर इस राग में अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं। परंतु भ ग, रे सा इस 
प्रकार गांधार पर विश्रान्ति नहीं पाई जाती । अवरोह में 'रे-ध” बिलकुल वज्यं 
कर देने से अन्य रागों की छाया होना संभव है। 'सां नि, प सता नि, प, ग प ग, सा' 
यह भाग 'शंकरा' नामक अन्य राग का है। शंकरा और मालश्री में अनेक बार 
प्‌ ग, प ग, सा भाग दिखाई देता है। इन दोनों रागों को भी नियमों द्वारा अलग- 
अलग कर दिया है, परंतु बिहाग में अवरोह सम्पूर्ण होने के कारण उसी नियम 
का पालन करना चाहिए। शुंकरा में मध्यम व्ज्य है और मालश्री में मध्यम 
तीव्र लगाया जाता है। इस प्रकार ये दोनों राग बिहाग से अलग हो जाते हैं 
'और भ्रान्ति मिट जाती है। “बिहाग” नाम किस भाषा का है, इसपर विचार 
करते हुए बँगला-ग्रंथकार लिखते हैं कि यह शब्द संस्कृत शब्द 'विह॒ग' या “विहंग' 
का अपभ्रश रूप है। हमें इस प्रकार की किसी कल्पना की आवश्यकता भी 
नहीं है। ग्रंथों में एक नाम बिहागड़ा भी पाया जाता है। बिहाग का आरोह- 
अवरोह बहुत सरल है--नि सा, ग म प, निसां। नि, ध प, म ग, रे सा । इस 
राग का वादी स्वर गांधार है, अतः यह स्वर राग में यत्न-तत्र प्रयुक्त होता पाया 
जाएगा, परंतु निषाद का प्रयोग खासकर जमा लेना चाहिए। जब इस निषाद पर 
बीच-बीच में गायक विश्वान्ति लेने लगते हैं, तब इसकी शोभा कुछ विलक्षण 
हो जाती है। 'मग, सा नि, प्‌ नि, सा! 'सा लि, प, नि सां निप, गमप, गमग, 
रेसा नि ये स्वर बार-बार प्रयोग करना सीख चुकने पर राग का गाना आ जाएगा । 
बिहाग का समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। इस राग में तीत्र मध्यम 
का प्रयोग करते हुए गायक तुम्हें दिखाई देंगे। रात्रिकालीन रागों में और उन रागों 
में, जिनमें ग-नि स्वर तीज लिए हों, तीत्र मध्यम स्वर कोई बड़ी हानि उत्पन्न नहीं 
कर सकता। यह प्रत्येक राग में लगाने की अनिवायेता नहीं है, परंतु योग्य 
स्थानों पर विवादी स्वर-जंसा प्रयोग करने पर राग-हानि उत्पन्न नहीं कर सकता, 
ऐसा अनुभव भी है । 


“'बिहागड़ा' नामक एक राग प्रचार में सुना जाता है। उसके अवरोह में 
कोमल नि स्वर, गायकों द्वारा प्रयुक्त होता है। ग्रंथों में--बिहागड़ा को बिलावल 
ठाठ में माना गया है, अतः इसमें कोमल “नि” को स्थान नहीं मिलना चाहिए । 
हुआ यह है कि बिहाग एक नवीन राग-नाम स्वीकार कर बिलावल ठाठ में माना 
गया है ओर ग्रंथों में वणित बिहागड़ा में ( जो बिलावल ठाठ में पाया जाता है ) 
कोमल नि स्वर का प्रयोग किया गया है । 


कोई-कोई गायक बिहागड़ा को बिहाग से अलग करने के लिए उसका वादी 
स्वर मध्यम बनाने लगे हैं। वे बिहागड़ा में 'साग, गम इस प्रकार का अंग 
प्रदर्शित करते हैं। मध्यम का इस प्रकार व्यस्त अथवा खुला प्रयोग करने पर शुक्ल- 
बिलावल की छाया दिखाई देने लगती है। इसे दूर करने के लिए गायक लोग 
आरोह में ऋषभ-धवत स्वरों का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग स्वरों में बताने पर 


प्रथम भाग १८३ 


तुम्हें अधिक स्पष्ट हो सकेगा। मुझे एक प्रसिद्ध गायक ने एक गीत बिहागड़ा का सिखाया 
है, उसके आधार पर इस राग का स्वर-स्वरूप इस प्रकार होता है :-- 
सा, ग, ग म, म ध, म घ नि, ध प मं, प मं ग, सा, ग, गम । 
ग, म प, नि सां, नि ध प., म प मग॒ रे सा, सा ग, ग, म । 
पपति, नि सां,सां, सां रें गं, रे सां, नि ध प, सां गं॑, रें ग॑ मं, ग॑ रें सां, सां नि 
धप,धमग, रेसाग, गप म। 
यहाँ पर आरोह में, 'रे! स्वर का अनेक जगहों पर प्रयोग किया गया है। यह 
तुम्हें दिखाई देगा कि निषाद भी दोनों प्रयुक्त हुए हैं। यह स्वरूप बिहाग से बिलकुल 
निराला हो जाता है । 
प्रशत : आप “बिहाग' का स्वर-विस्तार और बता दीजिए, जिससे हमें उनकी 
तुलना करने में सुविधा हो ! 
उत्तर : यह लो :-- 
सा, ग, रे सा, नि सा, पृ, नि सा, गम ग, रे सा । 
निसागमप, गम ग, रेसा, नि सा प्‌ निसा, ग नि सा, गमपग 
मग, रेसा। 
निसायसप, गमप, गम के, प्‌ गमग, रेसा, नि,प, ग म पथ 
मग, रेसा । 
गमपप,निनिप,सांनिप, घप,गमग, पयमग, रेसा, निसागरे 
सासानि,प्‌निसा, सागम प, गम प, गम ग, रे सा। 
पपनिनिसां,सां, सां गं सां, सां रेंसां, निप, पनि, सां नि, घप, गम प्‌ 
निसां,गं रें सां, सां नि, प, ग म प ध, म ग, रे सा । 
तुम्हें स्‍्वस्मालिका कंठस्थ है ही, इसलिए और अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूँ। 
यह राग सरल रागों में गिना जाता है। अब इस राग के सम्बन्ध में दो-चार ग्रंथों के 
मतों पर विचार करें। ग्रंथों में बिहागड़ा या बिहागरा नाम ही अनेक स्थानों पर प्राप्त 
होगा । 'रागविबोध में बताया है :-- 
हंमीर मेल उज्ज्यल्लसमपधतीव्रतर रिमृदुममृदुसकाः । 
$ के कर. 
हंमीरविहंगडकेदारप्रमुखा अतो मेलातव । 
न्यंशग्रहसन्यासोइल्‍्पधो लसेन्निशि विहंगडः ॥ 


इस स्थान पर धेवत शुद्ध बताया है, अर्थात्‌ हमारा प्रचलित कोमल धेवत लगाने 
का उल्लेख है। हमारे गायक इस राग में कोमल धेवत का प्रयोग बिलकुल नहीं करते । 
नृत्यनिर्णय' ग्रंथ में बिहागड़ा केदार मेल का राग बताया है और उसे सायंकाल गाने का 
उल्लेख है; 'सायं केदारमेले' भ्रादि। 'हृदयप्रकाश' ग्रंथ में यह राग नहीं पाया जाता । 
संगीतपारिजातकार अहोबल ने इस राग का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 


१८४ | भातखंडे संगीत-शास्त्र 


बिहागडे गनी तीत्ावारोहे तु रिवर्जिते। 
गांधारोद्ग्राहसंपनने न्यातांशो निस्व॒रो मत ॥| 
यद्यस्मिन पंचमोद्ग्राहः स्यथादारोहे गवजनम्‌ । 
मच्छेना मध्यमे चापि पराहित्यं सदाभवेत्‌ ॥ 
इसका ठाठ तो बिलावल है, परंतु आरोह में घवत स्वर वर्ज्य करने का 
उल्लेख नहीं पाया जाता । दूसरे इलोक का उपयोग हमारे लिए होना संभव नहीं है । 
रागतरंगिणीकार ने इसे ठाठ केदार में बताकर इसकी उत्पत्ति इस प्रकार बताई है :-- 
केदारस्वरसंस्थाने श्रु३ः केदारनाटकः । 
आभीरनाटनामा च गयो रागस्‍्तथापरः |। 
बिहागरा च हंबीरः श्यामः श्रुतिमनोहरः । 
सरस्वत्यथ मारुथ केदारापि मनोहरा | 
बिहागरापपृत्पत्तिनिदान त्रितर्य मतम ।। 
विद्यापति का केदार मेल अपना बिलावल ठाठ ही है, यह मैं तुम्हें बता 
ही चुका हूँ। 
ररागलक्षण' ग्रंथ में बिहागड़ा का वर्णन इस प्रकार कहा गया है :-- 
मेलाचइसंभवो धीरशंकरामरणाचव । 
बिहागडेति रागश्च सन्यासं सांशक ध्रुव ॥ 
आरोहे  रिधवर्जचाप्यवरोहे समग्रकम । 


दंकराभरण सेल अपना बिलावल ठाठ ही है। यहाँ आरोह में रे-ध वज्य करने 
को कहा गया है। “चतुद्ेण्डिप्रकाशिका', 'सारामृत', 'स्वरमेलकलानिधि', इन म्रंथों में 
यह राग नहीं पाया जाता। प्रसिद्ध बंगला-ग्रंथ संगीतसार' में 'बेहाग', 'विहंगड़ा', ऐसे 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार बताए हैं। इन रागों की जानकारी टिप्पणी में इस प्रकार 
दी गई है। बेहांगः यह राग संस्कृत-शाख्रानुमोदित नहीं है। इसकी उत्पत्ति विहंगड़ा 
से हुई है | बेहाय में निषाद ग्रह स्वर है, गांधार वादी है और ऋषभ, घेवत विवादी 
स्वर हैं। तो भी अवरोह में चतुरता से रे-थ स्वर लगाने का परिणाम बुरा नहीं 
दिखाई पड़ता । 


बिहाग का संस्कृत-नाम 'विहग! या “'विहगरी' है। बहुत-से लोग “विह॒ग' 
को “विहंगड़ा' समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में ये दो भिन्‍न-भिन्‍न राग हैं। 'विहग' 
में दोनों निषादों का प्रयोग किया जाता है। “विहंगड़ा' में केवल शुद्ध निषाद लिया 
जाता है। प्रसिद्ध विद्वान कललिनाथ और शिल्हन ने बिहाग को सम्पूर्ण जाति 
का राग माना है। 


प्रथम भाग १८५५ 


प्रश्न : परंतु ये ग्रंथकार 'विह॒ग” के स्वर कोन-से बताते हैं ? 


उत्तर ; यह मैं नहीं बता सकता । उनके ग्रंथ भी मेरे पास नहीं हैं। बिना 


स्वर समझे संपूर्ण जाति का उपयोग नहीं हो सकता, यह वास्तविक कठिनाई है । 
खेर आगे चलें :-- 


'बिहग' राग का प्रमाण नतेननिर्णय/ और “'रागविबोध' में पाया जाता है। 
वहाँ पर इसे शंकराभरण का पुत्र बताया है, 'पुत्र का ठाठः राग-जनक ठाठ से शायद 
मिलता हुआ होगा । 


'विहंगड़ा--अस्याः जाति: संपूर्णा । इति मतंगमुनेमतम' 


यहाँ तुम पूछोगे कि विहंगड़ा का ठाठ मतंग मुनि ने कौन-सा बताया है, परंतु मैं 
उत्तर नहीं दे सक्‌ गा | संयीत्तसारकर्त्ता ने राग-विस्तार भी कर दिखाया है; उसमें दोनों 
निषाद लगते हैं व आरोह में घवत का प्रयोग भी किया है। हमारे गायक इसी प्रकार 
से 'बिहागड़ा गाते हैं। क्षेत्रमोहनस्वामी ने अपने ग्रंथ में दिवविहाग” नामक राग 
बताया है, उसमें रे, ध स्वर आरोह में ग्रहण किए हैं। यह एक नवीन रूप तुम्हें प्राप्त 
होने पर संग्रह करना चाहिए। 'अधिकस्य अधिक फलम्‌” | मेरे खयाल से अब हमें 
बिहाग को छोड़ देना चाहिए । 


प्रइतत : ठीक है, अब इसके निकट का राग 'शंकरा' समझाइए ? 


उत्तर : वही मैं तुम्हें बता रहा था। 'शंकरा' राग प्रचार में तीन प्रकार से 
गाया जाता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ेगा । 


ये तीन प्रकार औडव, षाडव और संपूर्ण हैं। इस राग का चलन मालश्री और 
बिहाग से मिलता हुआ कुछ परिमाण में दिखाई देगा । यह हम जानते हैं कि 'बिहाग' 
के आरोह-अवरोह में शुद्ध मध्यम न लेने पर बिहाग नहीं हो सकता । 'शंकरा' में 
बहुमत से मध्यम वर्ज्य स्वर माना गया है। इन दोनों रागों में यही एक प्रधान अंतर 
हो जाता है। 'मालश्री' में मध्यम तीत्र लिया जाता है तथा धेवत वर्ज्य किया जाता है 
ओर शंकरा' में धेवत ग्रहण किया जाता है तथा मध्यम वज्यं किया जाता है। इस 
प्रकार मालश्री और शंकरा राग भी अलग-अलग किए जाते हैं । 


सा, प प, ग सा, यह भाग मालश्रो और शंकरा, दोनों में समान है। तो भी 
कोई-कोई गायक इन दोनों रागों का मिश्रण न हो, इस विचार से शंकरा राग के अवरोह 
में ऋषभ स्वर स्पष्ट रूप से लगाते हैं; जेसे:--'प गे, प ग, रे सा, सा रे सा, ग प गसा' । 
'शंकरा राग का स्वरूप तुम्हें अच्छी तरह याद रखने के लिए यह आवश्यक है कि 
इस राग में बार-बार आनेवाली इस तान को याद रखा जाए--सां मिं, घ॒ प, 
तनिधसांनिप । यह तान इस राग में बार-बार गायक लेते देखे जाएँगे। बिहाप 
में भी यह भाग थोड़े रूप में लिया जाता है, परंतु उसमें आरोह में घेवत वर्ज्य 
किया जाता है। इतना ही नहीं, परंतु शंकरा का आभास न होने के लिए अबरोह में 


१८६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


कोमल मध्यम को स्पष्ट रूप से लिया जाता है; जेसे-'सां नि, प, नि, सां नि ध प, म 
ग, म प मे ग, रे सा! । शंकरा के उत्तरांग में बिहाग का आभास हो जाता है, तब 
गायक मध्यम वज्य कर मालश्री का स्वरूप उत्पन्न कर देते हैं; जसे-'प नि धसां 
नि,पग, पगस्मा। और फिर मालश्री को हटाने के लिए त्वारेसा, ग प नि प 
गपणग रे सा' का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग मनोरंजक होने के साथ-साथ सरल 
भी है। मेरे साथ दस-बीस बार गा लेने पर तुम्हें यह आ जाएगा। मैंने तुम्हें यह 
बताया ही है कि शंकरा तीन प्रकार से गाया जाता है। इनमें पहला प्रकार ओडब है, 
जिसमें रे, म स्वर वज्य किए जाते हैं। दूसरे षाडव प्रकार में केवल मध्यम स्वर को 
छोड़ा जाता है और तीसरा प्रकार संपूर्ण सातों स्वरों का है। यह अंतिम प्रकार अपने 
यहाँ प्रचलित नहीं है । संपूर्ण प्रकार के आरोह में तीत्र मध्यम लेते हैं, परंतु अवरोह 
में उसे वज्यं कर देते हैं। यह रूप बंगला-ग्रंथ 'संगीतसार' में बताया है। मालश्री में 
रे, घ वर्ज्य और अवरोह में ही मध्यम लिया जाता है। यह बँगला-स्वरूप एक नवीन 
रूप ही मानना चाहिए; बंगाल में यह प्रचलित है । 


प्रशन : इस राग के लिए कोई आधार भी बताया गया है ? 


उत्तर : 'रागसवेस्व' ग्रंथ में इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है, परंतु उस ग्रंथ में 
शंकरा राग के स्वर बंगला-स्वरूप से मिलते हुए हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । 
हमारे ग्रंथकारों को यही दृष्टि-श्रम हो जाता है। यद्यपि वे अथक परिश्रम करते हैं, 
परंतु कोई महत्त्वपूर्ण बात ऐसी संदिग्ध छोड़ देते हैं कि पाठकों द्वारा कभी-कभी उनके 
साथ अन्याय हो जाता है । पाठकों के हृदय में उनके परिश्रम के प्रति जो श्रद्धा होनी 
चाहिए, वह नहीं हो पाती । उसी उदाहरण में यदि रागसवंस्वकार ने शंकरा का 
ठाठ कल्याण नहीं माना हो, तो वह बंगाली स्वरूप के योग्य आघार ही नहीं होता । 
'भिन्‍नरुचिहिलोक: मानकर हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। वहाँ पर तीत्र मध्यम लगाया 
हुआ यह स्वरूप बताया है :-- 


'पसांनि, धप, पनिधसांनि, गप, मंपग, रेगरेसा, पृनिपु, सा, सासा, गप, 
गरेसा | पनिसांसां, रेंगेरें, पंमपंगं, रेगरेंसां, सांरेंसां, धनिवप, पनिधसांनि, गपर्मंपगपग, 
रेंग, रेसा।. 


इस स्वरूप में 'पनिध, सांनि, पग, रेसा| यह भाग स्पष्टतः राग-वाचक है। 
शंकरा के तीनों प्रकार प्रचार में नहीं दिखाई पड़ते । साधारणतया औडव और षाडव 
स्वरूप ही अधिक दिखाई देते हैं। इन दोनों में प्राय: मध्यम स्वर वज्य ही 
किया जाता है। शंकरा में यद्यपि धवत वज्य नहीं है, परंतु बिहाग-अंग लेने के 
कारण अपने-आप धेवत स्वर दुरबंल हो जाता है । इस राग की संपूर्ण खूबी 


नि, धप, निघ सां नि! और गप गंसाः इन दोनों टुकड़ों में है । इन दोनों 
टुकड़ों को गायक भिन्न-भिन्न युक्तियों से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों टुकड़ों का 
इतना महत्त्व है कि यदि गायक ने अन्य नियमों की ओर दुलेक्ष्य करते हुए 
भी, केवल इन्हीं टुकड़ों को ठीक-ठीक दिखा दिया, तो अधिक रागर-हानि नहीं होती | 


प्रथम भाग १८७ 


बहुमत से शंकरा राग रात्रिगेय माना गया है। इसका समय ब्िहाग के समकालीन 
ही है। कोई-कोई संगीतज्ञ इसके उत्तरांग की विचित्रता देखकर ऐसा सोचते हैं कि 
बिहाग में गांधार स्वर प्रधान है, अतः वह रात्रिगेय है और शकरा में षड़ज वादी 
मानकर उसे प्रात.काल गाना चाहिए। यह विचार युक्तिसंगत होने पर भी बहुमत के 
विपरीत है, अतः स्वीकार करने योग्य नहीं है । शंकरा गाते हुए गायक पंचम स्वर से 
गांधार पर ओर गांधघार से पड॒ज पर बार-बार मीड़ लेते हैं। यह काम बहुत सुदर 
होता है। मालश्री में भी यही मीड़ बताई गई है, परंतु शंकरा और मालश्री की 
भिन्‍तता की ओर तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। मीड़ का अर्थ तुम जानते ही हो । 
गीतसूत्रसार' के लेखक श्री बनर्जी शकरा को संपूर्ण मानते हैं और उसमें दोनों 
मध्यम लेने का आदेश देते हैं। परंतु मुझे तो मध्यम वज्यं करना अधिक उत्तम 
लगता है और वही तुम्हें स्वीकार करने की सलाह देता हूँ । 

प्रहन : लक्ष्यसंगीतकार का मत भी यही होगा ? 

उत्तर : हाँ, उसका भी यही मत है। लक्ष्यसंगीत' में इस प्रकार लिखा है:--- 


शंकरा पाडवा प्रोक्ता मस्वरेण विवजिता। 
शंकरामरणे मेले राज्यां ह्वितीययापरक्के ॥ 
रिमवर्जा चौडवापि दृश्यते लक्ष्यवत्मनि । 
पडजो गोवा भवेद्वादी बिहागांगेन मंडनम्‌ || 
मध्यमस्य लंघनेन, बिद्वागाद्भित्परिस्फूटा । 
गांधारस्यापि वादित्वे गान॑ रात्यां न दृषितस॥ 
यह वर्णन कितना स्पष्ट रूप से किया गया है ! 
प्रशत : जी हाँ, बिलकुल स्पष्ट कहा है । फिर राग का वादी स्वर हमें गांधार 
ही मानना चाहिए ? 
उत्तर : हाँ, क्योंकि यह रात्रिगेय राग है, अत: गांधार ही वादी स्वर उत्तम 
होगा । बिहाग को तो तुम अलग पहचान ही प्कते हो ? 
. प्रशन : हाँ, आपने बिहाग के विषय में 'लक्ष्यसंगीत' का कथन नहीं बताया ? 
उत्तर : खूब याद दिलाई। लो, सुनो-- 
वेलावलस्य संमेलाज्जातो रागः सुनामकः | 
बिद्दाग इतिविख्यातो गांधारांशग्रहों मतः ॥ 
आरोहे रिधवर्ज  स्पादवरोहे समग्रकम । 
राज्यां ह्वितीयके यामे गान तस्य सुमंमतम || 
रिधयोः सति ग्राबल्ये स्पादबिलावलशंकनस | 
अतो गायकोत्तम स्‍्तौ लज्षितों दुबल्ो स्वरो ॥ 


श्८८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


बिहाग के विषय में मेरा बताया हुआ वर्णन इन लक्षणों से बिलकुल मिलता है। 
झंकरा' का नाम प्राय: सारे ग्रंथों में 'शंकराभरण' कहा गया है। शंकराभरण और 
शंकरा, ये दोनों नाम समान लगने के कारण शकराभरण को शुंकरा संक्षिप्त नाम से 
कहने को तंयार होंगे, परंतु मेरे मत से ये दोनों अलग-अलग राग हैं। ग्रंथों में केवल 
शकरा' नाम भी एक-दो जगह प्राप्त होता है। 'रागमाला' में मेघ राग का परिवार 
बताया है; वहाँ इसे मेघ का पुत्र शंकर माता है :-- 


मल्लारयप्यथ सोरटी च सुहवी हाप्वावरी कोंकर्ी । 
काँताः पंच पुरा प्राणविदवुधा एता शशंसुस्तथा || 
पुत्रास्तस्य नटोष्थ कानर इतः सारंगक्रेदारकी । 
गुगडो गुण्डमलारको बलभूतो जालंधर! शंकरः ॥ 
यहाँ पर स्पष्ट रूप से शंकर नाम दिया है, परंतु इस ग्रंथ से इस राग का 
स्वरूप समझ नहीं सकते, क्योंकि इसमें केवल निम्नलिखित वर्णन इस राग का 
किया है :-- 
घृतकरतलशस्तो घारयनू दिव्यरूपम्त | 
जल जविपुलनेत्रो हस्ततांबूलधारी ॥ 
मलयजपरि लिप्त: कंकरध क्किरी टी । 
प्रथमसुरगणेशः. शंकरः स्तूयमानः ॥ 


सुप्रसिद्ध राजा टेगोर की रचना 'संगीतसारसंग्रह' में एक स्थान पर इस राग 
का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 


निषादांशग्रहन्यासा संपूर्णो शंकरामिधा । 
निशीयाच परंगेया रसे हास्ये प्रयुज्यते | 


यह वर्णन भी तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस ग्रंथ में इस 
राम के ठाठ का स्पष्ट कथन नहीं पाया जाता । मेरे खयाल से राजा साहब ने जिस 
ग्रंथ से उद्धरण लिए हैं, यदि वे उसे स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित कराते तो उत्तम होता; 
क्योंकि केवल वर्णन-मात्र का, बिना स्वर जाने कुछ उपयोग नहीं किया जा सकता । 
केवल उस वर्णन को कंठस्थ कर लेने से कोई ग्रायक शाखत्रीय रूप-रेखा-मात्र जान 
सकता है, परंतु यह परिणाम संगीत सीखने की दृष्टि से सम्पूर्ण इच्छित नहीं होता है । 
प्रश्न : अब हमें शकरा राग का विस्तार बता दीजिए ? 


उत्तर: शंकरा का राग-विस्तार इस प्रकार होगा :--- 


सा, ग, प ग सा, प गे, प गे, सा ग, प, नि प ये, प गसा । 
पृनिसा, साग सा, साग प नि प गे, ग प गसा, निनि ध प, य पग सा। 


प्रथम भाग श्८& 


निसागप,नि धघप,गपनिध,सांनिघप,पग रे, पमसा। 

सा रेसा, साय पगसा, निसा ग, नि ध सां, निप ग प ग, रे सा । 

घनिधप,सांनिप,सागप,निधसा निनिप, पगर,ग प ग, सा । 

सां सां, नि प, प नि ध सां, निनिप, प, प ग, गप ग रे सा, सा सागग, प ग, 
रेसा, सां गं सां, निप, ग ग, प ग, रे सा | 

पपसां,सां,सां रेंसां, सांग॑ पंगं, पंगं सां, पंपं ग॑ पं, ग॑ सां, सां नि प, नि ध, 
सांनिप,सा गपप, सां गं सां, निप, ग गं, प प, ग पगसा। 


यहाँ कहीं-कहीं रे-ध स्वर विशेष रूप से लगाए गए हैं। यह इस राग को मालश्री 
से अलग करने की उत्तम युक्ति है । 


कहीं-कहीं गायकों द्वारा प्रचार में 'शंकराभरण', 'शंकराअरण” आदि नाम भी 
सुने जाते हैं । उनके नियम शायद ही वे बता सकें; परंतु तुम ध्यानपूर्वक खोज करो, तो 
तुम्हें दिखाई देगा कि वे गायक उत्तरांग में 'सां नि प, नि, सां नि प तान को सँभालते 
हैं और पूर्वांग में 'रै! व कहीं-कहीं एक या दोनों मध्यमों का प्रयोग कर भिन्‍्न-भिन्‍त 
प्रकार उत्पन्न कर देते हैं। बिहाग के आरोह में भी 'रे' स्वर नहीं है, अतः इसे ग्रहण 
करने पर यह ॒ निराला प्रकार हो ही जाता है। 'रे' स्वर का प्रयोग करने से जहाँ 
कल्याण-जेसा रूप दिखाई देने लगा कि तत्काल हांकरा का उपरिनिदिचत रूप प्रयुक्त 
कर दिया जाता है। एक गायक ने मुझे पूर्वांग में कोमल रे लेकर और उत्तरांग में 
शंकरा का निश्चित रूप लेकर एक अलग प्रकार का शंकरा' बताया। वह केवल नाम 
ही बता सका | संभवतः 'शंकराअरण', शंकरा और अरुण राग के सिश्रण से उत्पन्न 
होता होगा ? अरुण नामक राग को 'संगीतसार' ग्रंथ में मल्हार, कानड़ा और नट के 
मिश्रण से उत्पन्न बताया है। परंतु उस अरुण का योग झंकरा से कर लिया जाता है, 


ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं दिखाई देता । यह स्वरूप विवादग्रस्त है, इतना जात 
लेना ही पर्याप्त है । 


प्रशत : जी हाँ, ठीक है । अब हम 'शंकरा' राग अच्छी तरह समझ गए हैं । 


१६० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


&< ध 
बिल्लावतज्ञ ठा27--उत्तर 
प्रइन : अब इस ठाठ के किसी अन्य राग का विवरण बताइए ? 


उत्तर : अब हम “ककुभ या 'कुकुभ' पर विचार करेंगे। कुकुभ नाम अत्यन्त 
प्राचीन दिखाई देता है। किसी-किसी मत से ककुभ और कुकुभ भिन्‍्त-भिन्‍्न 
राग हैं, परंतु प्रचार में ऐसे भेद कोई नहीं मानते । प्रचार में केवल कुकुभ नाम 
ही सुनाई देता है। बहुमत से कुकुभ, बिलावल का एक प्रकार माता गया है। 
यद्यपि संस्कृत-ग्रंथों में 'कुकुभबिलावल” ऐसा संयुक्त नाम नहीं दिखाई देता, परंतु 
प्रचार में इसे बिलावल का भेद ही मानते हैं। इस राग में सम्पूर्ण शुद्ध स्वर 
लगते हैं। जहाँ-जहाँ पर गायक को विशेष रूप से अल्हैया का भाग दिखाना हो, 
वहीं पर धेवत की संगति में कोमल निषाद का स्पर्श किया जाता है। इसके 
बिलावल-प्रकार होने के कारण इसमें बिलावल का मुख्य अंग स्वाभाविक रूप से 
आ ही जाता है। हम यह जानते हैं कि बिलावल उत्तरांगवादी और अबरोह में 
स्पष्ट होनेवाला राग है, बिलावल का मुख्य अंग 'पप, धनिध, निखां, सां रें- 
सां निघ, प प्रसिद्ध ही हे, अतः: यह भाग कुकुभ में दिखाई पड़ना आदचर्य की 
बात नहीं है। इसी प्रकार इसी राग में अल्हैया का भाग 'ध निधपम, प म ग, 
मरेंसा भी दिखाई देगा । अब मुख्य प्रश्न रह जाता है कि इस राग के पुर्वाग 
में किस राग का मिश्रण होता है ? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि बिलावल 
के अनेक रूप--झिंझोटी, जयजयवंती, बिहाग, गौड़ आदि रागों का मिश्रण बिलावल 
में करने से उत्न्न हो जाते हैं। कुकुभ में किसी के मत से झिझोटी और किसी- 
किसी के मत से जयजयवती का मिश्रण होता है। हम इस राग में जयजयवंती 
का मिश्रण ही स्वीकार करते हैं। लक्ष्यसंगीतकार ने भी यही माना है। 'राग- 
तरंगिणी के मत से केदार, पूर्वी तथा वेलावली के संयोग से ककुभ राग उत्पन्न होता 
है केदारी पोरवी वेलावलीभि: ककुभामता' | प्रायः यह माना गया है कि जयजयवंती 
में सोरठ, गौड़ ओर बिलावल का योग होता है। कुकुभ में बीच-बीब में 
आरोह में ग्रांधार वज्यं होनेवाले भाग भी आते हैं; जसे--'रे रेप प, मगरेग 
सा,रे रे, 'रेरे, म म,पप,धनिघप,म ग रे ग सा, रे रे! । गायकों द्वारा गाए जाने- 
वाले रागों, विशेषकर मिश्र रागों के नियम निश्चित करता कभी-कभी बहुत कठिन 
हो जाता है, क्योंकि उसमें भिन्‍त-भिन्‍न रागों के टुकड़े अपने-अपने नियमों से 
मोजूद रहते हैं। (४७४. शतराक्वात साहब ने अपनी पुस्तक में 'बिलावल, पूर्वी, 
केदार, देवगिरी, मारू' इतने राग कुृकुभ के अंगभूत बताए हैं। इस जानकारी 
का उपयोग तुम ठोक रूप से नहीं कर सकोगे, क्योंकि इन रागों का मिश्रण कहाँ और 
कसे किया जाए; इस विषय पर कहीं भी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती । कुकुभ' 
बिलावल का एक प्रकार होने के कारण प्रभातकाल में ही गाया जाता है, यह 
अलग कहने की आवश्यकता नहीं। इस राग्र में जयजयवंती का मिश्रण हुआ है, 
इसके प्रमाण-स्वरूप कहीं तानों में, आरोह में गांघार वर्ज्य किया हुआ तुम्हें दिखाई 
देगा; जसे 'रे रे, म म, प प सा! । यह मैं बतला चुका हूँ कि जयजयवंती में सोरठ, 
गौड़ और बिलावल राग मिले हुए हैं। कोई-कोई संगीतज्ञ आरोह में बिलकुल गांधार 


प्रथम भाग ११ 


वर्ज्य करने का मत व्यक्त करते हैं, परंतु प्रचार में गायकों द्वारा केवल बिलावल के 
अंग दिखाते समय आरोह में ही गांधार वज्ये क्रिया जाता है। राग की सारी पकड़ 
उस छोटे-से जयजयवंती के टुकड़े में सन्निहित है। यह टुकड़ा प्रायः आरम्भ में ही 
लगाया जाता है । आरोह में कोमल निषाद काफी रूप से दिखाया जाता है, क्‍योंकि 
उससे अल्हैया का अंग स्पष्ट होता है। इस राग में जहाँ-जहाँ गांधार का प्रयोग होता 
है, वहाँ-वहाँ वह बिलकुल स्पष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उससे सोरठ 
राग को अलग किया जाता है । 
रँ 

प्रहन : इस राग का स्वर-विस्तार कंसे होगा ? 

उत्तर : इस प्रकार :-- 

पप॒मग रेग, सा, रे, सा, पू, नि सा, रे रे, म प, मय रे गसा। 


धनिधप, धमग, रेगसा, रेग म प, मम मं, रे सा, सा रे सा, रे म १, ध 
मे, ग म, रे सा, सां नि ध निधप, म गम रे सा । 


निसानिधुनिधपु, सा, रेपमपघमगरेगसा, मपधपधम ग, 
मरेसा। 


पप,धनिध, निसां, सां, ध निध, सां, रेंसां घनिप, गम रेगपथध, रें 
सां, घ नि प, ध पमग रे ग सा, रे रे, रे ग गम ग रे सा, सा।' 


यह राग गाने में सरल नहीं है; अतः मैं जहाँ-जहाँ विश्रांति लेता हैँ, उसकी ओर 
अच्छी तरह से ध्यान दो । इस राग का वादी स्वर पंचम और संवादी ऋषभ है, जो 
इस राग में जयजयवंती का अश है। फिर भी जयजयवंती का सुख्य अग 'रे ग॒ रे सा, 
निधृप परे इस राग में नहीं लिया जाता; अर्थात्‌ यह राग भिन्‍न ही है। यहाँ पर 
कोमल गांधार वज्यें करने पर कुकुभ का अंग हो जाता है। कुकुभ में बीच-बीच में रे, 
प स्वरों की संगति बहुत अच्छी प्रतीत होती है । 


प्रश्न : अपने संस्कृत-ग्रंथों में इस राग के विषय में क्या कहा गया है ? 
उत्तर : दक्षिण की ओर के किसी भी ग्रंथ में इस राग का वर्णन नहीं पाया 
जाता | जिन ग्रंथों में इसका वर्णव मिलता है, उनका कथन निम्नलिखित है :-- 


पारिजाते-पंचमोद्ग्राहसम्पन्ने धघहीने ककुमे पुनः | 
तीवरगांधारराहित्य मारोहे चाबदन बुधाः || 
संकीर्णरागाध्याये-देवश्रीमालवः पूर्वा केदारश्चबिलावलः | 
अन्योन्ययोगतस्तेषां. ककुमभाजनिरुच्यते | 
संगीतानूपविलासे-पूर्वीशंकरमूषपार्यः.. केदारश्च बिलाबल: । 
एतेम्यः ककुमो रागो जातः शांतकरो नृणास््‌ | 


१६२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


रागतरंग्णीकार ने ककुभ को कर्णाठ' मेल में रखा है। इस ठाठ का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है--शुद्ध षु सप्तस्वरेषु गांधारर्चेत्‌ मश्रुतिद्दयं गृह्लाति तदा 
कानराख्यातं संस्थानं भवति'। इस कानरा ठाठ में इसके बताए हुए रागों के नाम 
निम्नलिखित हैं :-- 


षाडवः कानरो रागो देशाविख्यातिमागतः | 
वागीश्वरी कानरश्च खम्माइची तुरामिणी ॥ 
सोरठ; परजो मारु। जेजयंती तथापरा । 
ककुभापि च कामोंदः कामोदी लोकमो दिनी | 
लक्ष्यसंगीते :-- 
स्याच्छुद्स्वरसंमलाद्राग/ः ककुमनामकः । 
बेलावलग्रभेदोड5्य॑ रिपसंवादशोमनः ॥ 
रिपयो! संगतिश्चित्रा सर्वषास्यान्मनोहरा । 
वेलावलावरोहेण भवेद्रागप्रसचनम्‌ ॥ 
कंपनसृपभेद्यत् जयावंती प्रदर्शयेत । 
अभाषे तु कोमलस्प गांधारस्य नसाभवेत्‌ | 


यही रूप प्रचलित रूप से मिलता है, अतः इसे ही तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। 

प्रघन : ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे । अब आगे का राग बताइए ? 

उत्तर : अब मैं तुम्हें 'सरपरदा' राग बताता हूँ। सरपरदा' नाम घमुसलमानी 
है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो द्वारा प्रसिद्ध किए हुए रागों में से एक राग यह भी 
है। 'रागविबोध' के कर्नाटगौड़ की टीका में कुछ मुसलमानी रागों के नाम दिए हुए 
हैं, उनमें इस राग का नाम भी दिया हुआ है। “कर्णाटगौड़' राग में बिलावल मिला 
देने पर 'सरपरदा' हो जाने का कथन वहाँ मिलता है। परंतु इतनी-सी जानकारी से 
राग की सम्पूर्ण कल्पना हम नहीं कर सकते । जबकि इसे मुसलमान गायकों द्वारा 
प्रचारित राग माना है, तब इसके नियम प्राचीन संगीत-ग्रथों में प्राप्त होने भी शकक्‍य 
नहीं हैं। 'लक्ष्यतंगीत' में इस राग का वर्णन प्राप्र होता है और तुम्हारे लिए वही मत 
स्वीकार करना सुविधापूर्ण है । 

प्रशत : यह राग बिलावल का प्रकार है, तब उत्तरांगवादी स्वर कौन-सा है ? 

उत्तर: इस राग का वादी स्वर षघडज ओर संवादी स्वर पंचम है। कोई-कोई 
इसमें वादी गांधार को मानते हैं । परन्तु हम ऐसा नहीं मानेंगे । 

प्रइन : बिलावल के महत्त्ववाले घेवत, गांधार इसमें भी वसे ही बने रहते हैं ? 

उत्तर : हाँ, तुम ठीक समझ गए । यह साधारण धारणा हो गई है कि 'सरपरदा' 
में यमन, अल्हैया ओर गौड़ का मिश्रण मिलता है । द 

प्रइन : इन तीनों रागों के मुख्य अंग इस प्रकार हमें स्मरण हैं--'निरेग, रेग, 
रेसा; धघनिध प, म ग, म, रे सा; 'रेगरे, मगर” । क्‍या सरपरदा में ये सभी स्वरूप 
हमें दिखाई पड़ेंगे ? 


प्रथम भाग... । १६३ 


उत्तर ; यदि तुम ध्यानपूर्वेक देखोगे, तो तुम्हें ये भाग अवश्य दिखाई पड़ेंगे । 
एक विशेष बात और भी है कि इस राग में कहीं-कहीं बिहाग का आभास भी 
दिखाई देगा । 

प्रन्‍त्त : बिहाग की पकड़ आपने 'ग म प म ग, रे सा' बताई है। 


उत्तर : मुझे दिखाई देता है कि मेरी बताई हुई बातों को तुमने बहुत अच्छी 
तरह स्मरण रखा है। इस तरह से मेरा काफी परिश्रम कम हो जाएगा। थोड़ा-सा 
इशारा करते ही बहुत-सी बातें तुम्हारे ध्यान में आने लगी हैं। यह मेरे लिए आनंद 
की बात है। अभी कितने ही राग तुम्हें बताने शेष हैं। इन्हें तुम शीघत्र समझ लोगे । 
मैं अब विशेष रूप से पुनरुक्ति नहीं करूगा । यद्यपि तुम बुद्धिमान्‌ हो, परंतु यह 
विषय तुम्हारे लिए नवीन है; अतः मैं बीच-बीच में विशेष रूप से पिछली बात दुहराता 
रहता था । 


प्रश्न : जी हाँ, वह हमारे लिए सचमच ही लाभजनक हुआ है। क्या सरपरदा' 
लोकप्रिय राग है ? 


उत्तर : हाँ, बहुत लोकप्रिय है। यह मुसलमानी प्रकार हम लोगों को बहुत 
पसंद आया है। हमारे लोग बिलकुल उदार हृदय के हैं। मधुर स्वरूप देखते ही, चाहे 
वह कंसा ही क्‍यों न हो, उन्होंने उसे आदर देकर स्वीकार कर लिया है। देखो, इस 
विषय पर ग्रंथकार क्या कहता है :-- 
रंजनाद्रागताप्रोक्ता. सर्वेषामितिसंमतम । 
यद्त्स्यात्तद्गुशोपेत॑ मानमप्यहयेत सताम ॥ 
केश्चिद्यावनिकेः प्रज्ञेरुन्नीतमविशंकितम । 
अस्मत्संगीतमाणडार मिति मत न चाहुतम ॥ 
सपर्दातुरुकतोड़ी हिजेजो बाखरेजकः 
पुष्कईराखजूलूफ़ी नवरोजी हुसेनिका ॥ 
उज्ज्वलो मूसली चेंब ग्रहपंचसुगादुगाः 
संतो यावनिका रागा; सो मनाथेन लक्षिता; ॥ 
नमे दोषास्पदं भाति तत्र किचिद्धि न्यायतः । 
मते मम भवेन्नूनं संगोतोन्‍नतिरेव सा ॥ 
प्रइरन : हमारा यही मत है। लोकरंजनकारी रूप, राग कहलाने योग्य ही होता 
है। 'सरपरदा' में बिहाग की छाया दिखाई पड़ सकती है, यह अभी आपने बताया 
था। मेरे खयाल से जहाँ बिहाग की छाया इस राग में आती होगी, वहाँ आरोह में 


ऋषभ वज्य कर अवरोह में अल्हैया का भाग प्रबल कर 'घ नि ध, प, म ये, म रे, सा' 
बिहाग की छाया सहज ही द्र कर दी जाती होगी ? 


उत्तर : तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो, गायक ऐसा ही करते हैं । 


१६४ भातखं डे संगीत-शास्त्र 


प्रइन : अब आप हमें इस राग का विस्तार और लक्ष्यसंगीतकार का मत सुना 
दीजिए । प्राचीन ग्रंथों में तो यह मिलेया ही कैसे ! 
उत्तर : मैं तुम्हें 'बतुर पंडित” का मत सुना देता हूँ :-- 
शुद्धस्वरसंमेलने. सपर्दा रागिणीमता । 
बिल्ावलग्रकारो$यं प्रातःकालोचितः पुनः ॥ 
सपयोरत्र संवादः स्वीकृतोी बहुसंमतः । 
अवरोहे सनिश्चर्य बिलावलप्रदशेनम्‌ ॥ 
गांधारस्यथ केचिदिह वादित्वमादिशंति तत्‌। 
मते तेषां पेवतो5पि महखमाप्तुयादभृशम ॥ 
यद्यप्यत्र॒ बिहागस्य किंचिद्रपं समुझ्भवेत्‌ । 
आयतो ऋषमो नूनं श्रोतृश्रांति निवारयेत्‌ ॥ 
यमनालायिकागोडा रागिण्यामत्र मिश्रिताः । 
इतिकेचित्संभिरंति लक्ष्यसंगीतकोविदाः ॥ 
इस इलोक में बताई हुई प्रायः सभी बातें मैं तुम्हें बता चुका हुँ। अब इस राग 
का स्वर-विस्तार बताता हूँ :-- 
सा, रेग म, धघप,प मम प, मग, गम ग, रे, सा, गम घप,गम रेसा। 
गरेसा, सा रेगम, रे रे सा, धप ध मग, म पम ग, रे रे सा। 
सा रेसा,निसा,प ध निसा, ग रेग म प, गम रे, सा, रेग म घधधप। 


गमप,धघघधप,मप, धनिघप, मग, रेगमय, म पम गम रे, सा, 
घप। 

निधनिसां,निधप,ध प, निधघप, म प धनिसांनिधप, मग, गम, 
घघप,मप,मग, म रे, सा । 


घनिसां,सां रें सां, निध धघ प,ग म रे, सा, सा, रेग म, धधप। 

प्रइत हे यह स्वरूप हमें बिलकुल स्वतंत्र ही समझ में आया है। इस स्वर- 
विस्तार में भिन्‍न-भिन्‍त स्थानों पर ठहरने में ही बड़ी खूबी है |! इसी से राग-पहुचान 
की जा सकती है ? 


उत्तर : तुम ठीक कहते हो । अब तुम्हें 'नटबिलावल” राग समझना है; पर 
इसे कहने के पूर्व हमें 'नट' राग पर विचार करना पड़ेगा। 


प्रश्न : जी हाँ, 'यमनी बिलावल' समझाने के पूर्व आपने बिलावल समझाने की 
आवश्यकता बताई थी, वह हमें वाद है। कोई बात नहीं, आप पहले 'नट' ही समझा 
दीजिए, वह भी तो इसी ठाठ का राग होगा ? 


प्रथम भाग १६५ 


उत्तर : हाँ, वह भी इसी ठाठ का राग है। नट राग को प्रचार में ग्रंथानुसार 
'ताट' भी कहा जाता है। अनेक ग्रंथों में उसे 'शुद्धनाट' का नाम दिया हुआ है। वहाँ 
पर यह शंका होती है कि नाट और शुद्धनाट दो भिन्‍न-भिन्‍न राग तो नहीं हैं ? कई 
गायक इन्हें भिन्‍न ही मानते हैं। इसका कारण तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा उस 
नाट राग में अनेक अन्य रागों का मिश्रण होकर प्रचार में भिन्‍न-भिन्‍न रूप देखे जाते 
हैं; जेसे कामोदनाट, केदारनाट, हमीरनाट आदि | परंतु अभी हमें उसके स्वतंत्र रूप 
को खोजना है। इस राग का ठाठ बहुमत से 'शंकराभरण' है। कोई-कोई इसमें तीब् 
मध्यम स्वर पंचम की संगति में आरोह में लगा देते हैं। परंतु वह स्वर बिलकुल 
गौण ही रहता है। यह राग रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। इसका वादी 
स्वर मध्यम है और इसका प्रयोग व्यस्त अथवा खुले रूप में किया जाता है । यह काम 
राग के स्वरूप को बिलकुल भिन्‍न कर देता है । 


प्रशघन : तो फिर केदार-जसा थोड़-सा रूप उत्पन्न हो जाता होगा ? 


उत्तर : हाँ, थोड़ा-सा आभास हो जाता है, परंतु केदार में गांधार स्वर स्पष्ट 
नहीं, आरोह में रे नहीं, श्रवरोह में ध वजित नहीं आदि भिन्‍नताएँ होती हैं। यहाँ रे 
गम प, सा रे सा, स्वर-समुदाय स्देव दिखाई देगा । 


प्रदन : क्या यह राग छायानट-जेसा दिखाई देता है ? 

उत्तर : ठीक पहचान की । यह राग उसके समान कुछ अंशों में अवश्य दिखाई 
देता है, परंतु छायानट में केदार-अ ग नहीं है, इसी लिए यह भिन्‍न हो जाता है। 

प्रन्‍न : आपने बताया था कि श्याम राग में केदार का बहुत अंश लिया जाता 
है, फिर उससे इस राग को कंसे दूर किया जाएगा ? 

उत्तर : द्याम' में तीत्र मध्यम प्रधान और बहुत मधुर स्वर के रूप में आता 


है, वेसे ही 'मरे सा स्वरों का प्रयोग मीड़ के रूप में होता है । परंतु नट में यह प्रकार 
नहीं है। नट राग का उठाव इस प्रकार से अच्छा दिखाई देता है, देखो--सा सा, गे 
मम,पमग,गम। 

प्रशत : क्या यहाँ पर गौड़सारंग का आभास नहीं हो जाता ? 

उत्तर : हो सकता है, परंतु 'रे ग रे म ग, प रे सा, यह तात स्थान-स्थान पर 
लेकर इसे अन्य समस्त रागों से बचाया जाता है । 

प्रशन : जी हाँ ठीक है, मैं भूल गया था । अब आगे बताइए ? 

उत्तर : इस राग के अवरोह में ध-ग स्वर वज्य किए जाते हैं। यह काम 
गायक बड़े कलात्मक ढंग से कर दिखाते हैं। 'सां निशच्च निप, मगम रे सा' इस 
प्रकार का अवरोह करने पर नियम सँभाला जा सकता है। 


प्रशन : दोनों मध्यम के रागों के अवरोह में इसी प्रकार ग वज्यं करने के विषय 
में आपने बताया था । 


१६६ भातखंडे संगीत-शास्त 


उत्तर : तुम्हें ठीक याद है। छायानट, कामोद, इ्याम आदि रागों में इसी प्रकार 
का स्वरूप तुम्हारे सामने आ चुका है । ऐसी स्थिति देखकर कोई-कोई मामिक गायक 
ऐसा सोचते हैं कि ऐसी जगहों पर उन्तमें नाट राग का अंश मिश्रित होता है। यह 
राग विलंबित रूप में गाते हुए गायक अपने नियमों को ठीक-ठीक संभाल लेता है, 
परंतु शीघ्रतापुर्वक गाने से वे नियम वेसे नहीं रह जाते। चतुर गायक ऐसे समयों 
पर बीच-बीच में राग के निश्चित अंगों को श्रोताओं को दिखाते रहते हैं, जिससे कि 
वे मुख्य राग को भूल न सकें। ये मुख्य भाग मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ । इस नाट 
राग को गाने में तुम्हें छाया (छायानट), कामोद और बिलावल का आभास कहीं-कहीं 
पर हो सकता है, परंतु तुम उन रागों को अलग कर सकते हो । 


प्रदत : बिलावल उत्तरांगवादी है, अतः सहज ही भिन्न हों जाएगा । छाया 
(छायानट) और कामोद में व्यस्त मध्यम नहीं है ओर अवरोह में धंवत है। इस प्रकार 
ये राग निराले हो जाएँगे। ' 


उत्तर : शाबाश [ तुम बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए हो। इसी का नाम 
पद्धति है। इस समय तुम्हें इस राग की अधिक जानकारी नहीं है, अतः एक-दो ग्रंथों 
का मत भी देख लें :-- 


रागविबोध :-- 
मेलेतु शुद्धनाव्याः शुचिसमपास्तीवरतमरिसदुमो च। 
तीव्रतमधमृदुसमतोी रागाः स्युः शुद्धनाटाबाः ॥ 
नाटः शुचिः प्रदोषे सांशन्यासग्रहः पूरेः॥ 


यह अपना प्रकार नहीं है। इसमें दो गंधार व दो निषाद लिए गए हैं व अपने 
स्वर रे-ध बिलकुल नहों हैं । 


स्वस्मेलकलानिधि :--- 
शुद्धस्वरास्तुसमपाः पदश्रुत्यपमधेवती । 
च्युतमध्यप्रगांधा रश्च्युतपड़जनिषादकः | 
स्वर रमी मिः संयुक्तः शुद्धनाव्याश्वमेलकः || 
यह ठाठ .भी “शाणविबोध' के ठाठ से ही मिलता है। 
चतुर्देण्डिप्रकाशिका ३-- 
पृड़जः; पट्श्रुतिकों नाम ऋषमभों$तरसंज्ञकः । 
गांधारस्तु मपौशुद्रो परटश्रुतिधेंवतस्वरः। 
काकल्याख्यनिषादश्वे देतावत्स्वरसंभवः | 
यह ठाठ भी “'रागविबोध' के ठाठ से मिलता है। 


प्रथम भाग १६७ 


चंद्रो दये-- 
“निगोयदात्रिश्रुतकी भवेतां । 
लध्वादिकों पड़जकध्यमी च।॥ 
तथाविशुद्धा/ समप्रा अव॑ति। 
विशुद्धनद्ा हयक्स्य मेल; ॥ 
सांशग्रहांवः सकलस्वर श्च । 
स्थाच्छुद्धनदोहनि तययामे ॥ 


यह ठाठ भी 'रागविबोध' के बताए ठाठ के अनुसार ही है । 
पारिजाते -- 


रिस्तुतीत्रतरों यस्मिन्‌ गांधारस्तीव्रप्ंज्ञकः । 
धस्तुतीत्रतरः प्रोक्तो निषादस्तीव्रनामकः || 
अबरोहे धगोनस्तो नाटे रिस्व॒रमूच्छेना ॥ 


यह वर्णन अपने प्रचार से मिलता हुआ है। बहुत-से गायक अवरोह में धंवत 
वर्ज्य करना पसंद नहीं करते । इस प्रकार का एक स्वरूप 'पारिजात' में इस प्रकार 
बताया गया है :-- 


वेलावलीसम्रुदूभूतो मांशो रिन्यासको नटः | 
अवरोहे गदहदीनः स्थाद्गांधारादिकमच्छेना । 


इस स्वरूप को 'नटनारायण' नाम दिया हुआ है। यह नाम प्रचलित नहीं है । 
राग-वर्णन अवद्य सु दर और प्रचार में लाने के योग्य सरल भी है। अवरोह में घैवत 
ले लेने से यह प्रकार हो जाता है। मध्यम वादी तो हम मानते ही हैं। '“रागमंजरी' 
में 'नटनारायण” का वर्णन इस प्रकार किया गया है--'नट्रनारायणोराग: काकल्यंतर- 
राजित:। संपूर्ण: संततं सत्रिवर्षाकालेउतिवल्लभ: ।।” चंद्रोदय में भी इसी प्रकार का 
स्वरूप दिया गया है। इस ग्रथ में शुद्धनट और नटनारायण दो अलग-अलग राग 
माने हैं । 


रागतरंगिणीकार ने 'नाट' और 'शुद्धताट', ये दो प्रकार माने हैं। इन दोनों 
को उसने मेघ-संस्थान में रखा है। मेघ-संस्थान के स्वर मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ । 
इस ठाठ में दोनों मध्यम लिए जाते हैं। यह मत भी हमारे लिए अच्छा है । 


राजा साहब टंगोर के ग्रंथ 'संगीतसारसंग्रह' में भिन्‍न-भिन्‍न ग्रथों के 
उद्धरण दिए गए हैं । परंतु उन्होंने राग के स्वरों की स्पष्टता कहीं नहीं की है । 
अतः तुम्हें उस वर्णन का कोई उपयोगी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । तुम्हें इन 
भिन्न-भिन्न ग्रंथ-मतों से उकताहुट उत्पन्त न होनी चाहिए । प्राचीन जानकारी 


श्श्द भातखंडे संगीत-शास्त्र 


तुम्हें जान लेना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किए बिना लोग यह नहीं सम- 
झेंगे कि तुम्हें संगीत-शास्त्र का योग्य ज्ञान हो गया है। ग्रंथों की जानकारी हो जाने 
पर प्रचलित किसी भी राग की शास्त्रीयवा या अशास्त्रीयता का निश्चय करने का 
साधन तुम्हें प्राप्त हो जाता है। किसी-किसी प्रसंग पर ऐसे धूते गायकों से भी भेंट 
हो जाती है, जो प्रत्यक्ष संगीत तो मुसलमानी गाते हैं, परंतु बात भरत, मतंग, नारद, 
तुबुरु आदि के समय की करते हैं। इनमें से कुछ बिना संस्कृत सीखे हुए भी होते हैं। 
ये एक विशेष कुशलता कर दिखाते हैं । जहाँ इन्हें कोई प्रत्यक्ष उत्तम गायक मिला, 
वहाँ ये प्राचीन संस्कृत-शास्त्र की बातें आरंभ कर देते हैं । प्रत्यक्ष संगीत 
ओर ग्रंथ, दोनों की जानकारी हो जाने पर तुम ऐसे गायकों से उत्तम रूप से बातें 
कर सकोगे। 


प्रशन : जी हाँ, परंतु हमें ग्रंथ-मतों से जरा भी उकताहट नहीं होती, बल्कि 
रुचि होती है। आपने अभी जिन चार प्राचीन ऋषियों के नाम लिए थे, क्‍या 
उनके ग्रंथ हमें देखने को मिल सकते हैं ? इन ऋषियों के नाम हमें बार-ब.र॒ सुनने 
को मिलते हैं । 


उत्तर : मेरे खयाल से तुम्हें उनके ग्रंथों का मिल सकना संभव नहीं है । 
इन ऋषियों के विषय में मैं दो शब्द और कहुँगा। 'भरत-ताव्यशास्त्र' इस समय 
छप चुका है। उसमें श्रुति, ग्राम, मूच्छेना, जाति आदि विषयों का वर्णन है, परंतु 
अपने रागों का नहीं है। 'मतंग' के मत का उल्लेख “रत्नाकर” की टीका में कहीं-कहीं 
दिखाई पड़ जाता है। परंतु उनका स्वतंत्र ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। “नारद' 
के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ मैंने दो-चार देखे हैं। दो-तीन तो स्वयं मेरे पास हैं, उनके 
तामों की चर्चा भी मैं कर चुका हूँ । 'नारदीय शिक्षा' में इस समय प्रचलित 
राग-परिवार आदि का उल्लेख नहीं पाया जाता । संगीतसारसंग्रह' में 'नारदसंहिता' 
की राग-रचना दी है। इस राग-रचना में केवल रागों के चित्र (ध्यान ) बताए 
गए हैं, स्वरों का खुलासा नहीं है। परंतु यह नारद कौन-सा है ? यह ॒प्ररन उत्पन्त 
हो जाता है। यह “नारदीय शिक्षा” का लेखक नारद तो है ही नहीं । रागों के नाम 
भी 'सिधुड़ा, कानड़ा, वल्लारी, मालव, गुज्जरी, भूपाली, वराड़ी, कर्नाटी, मारहाटी 
( मराठी ), इस प्रकार के हैं। यह भी विचारणीय बात है। तुबुरु का लिखित कोई 
प्रंथ मेरे देखने में नहीं आया । अस्तु, 


अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़े । तुम्हें अब नट राग का स्वरूप 
बताए देता हँ-- 


सा,सा,म, मे, गम, मप॒प में गे, गम, मप, ध, नि सां, निध, नि 
प, रेग, गम प, सा रे सा। 


सारेसा, गम, प म, गम, घनि प, मपधनि प,मप्मगम, मप, सां 
धघनिप, रेमपम, ग॒ भ, सा रे सा । 


प्रथम भाग १९६ 
| ९ के 2 रे थे ४ 
पमगम,परम्प, धनिसांनिधघनिप, सां, रेंग॑ मं, रे रें सां, सां घनि प, 
मपसा,धनिपमप मग, म, सा ग, गम, प, रे गम ५, सा रे सा । 


पपथधसां,निसांरंरेंसां,सां रेंगं ग॑ मं, रें रेंसां, सां नि घनिप, मपम 
गम,सांधनिप,गगम प, सा रेसा। 


प्रशत : '"नट' का स्वरूप हो गया, अब नटबिलावल समझाइए ? 
उत्तर : 'नटबिलावल' राग का स्वरूप इस प्रकार कहा जाता है :-- 


सासाग,गम, पम, म प १५, म, गग, मप॒गध निमसां, सांनिध,निप, 
मग,म रे रेसा। 


पपधत्तिघनिसांसां, सांनिधघ, निसां, निधधप, मगम, घथधनि 
पप, धनिसां, प प घनि प, म पमग, म रे रे सा, सा सा, ग, गम । 


यह राग नट और बिलावल के मिश्रण से उत्पन्त होता है, अर्थात्‌ इसमें ये दोनों 
दिखाए जाते हैं । 'लक्ष्यसंगीत' ने इस राग के विषय में कहा है :-- 


शंकराभरणान्मेलाज्जातों रागः सुनामकः । 
बिलावलो नहपूर्वों मध्यमांशो गुणिग्रियः |। 
पर्वागे नइयोगेन धत्ते गौडस्वरूपकम । 
बिलावलस्थावरोहे भवेदंगं सुनिश्चितम ॥ 
स्पान्मध्यमस्य व्यस्तत्वं प्रसिद्ध नइगायने । 
अत्रापितद्योननीयं॑ यथायोग्यं॑ विचच्षणः | 
रिधयोः संगतिश्चापि भवेद्वेचिन्‍्यकारिणी । 
समीचीन॑ गानमस्य प्रथमग्रहरेदिने ॥ 


भावार्थ : यह राग शुद्ध स्वरों के ठाठ से उत्पन्न होता है। इसका वादी स्वर 
मध्यम है। पूर्वांग में नट राग का भाग आता है, उसमें श्रोताओं को थोड़ा-सा गौड़ 
का आभास होता है। अवरोह में स्पष्ट बिलावल हो जाता है। नट में मध्यम व्यस्त 
रूप में लेना प्रसिद्ध ही है, वही इस राग में भी लिया जाता है। इस राग में रे, घ स्वरों 
की संगति उत्तम दिखाई देती है। इसके गाने का समय दिन का प्रथम प्रहर है । 


नाट राग के अन्य लक्षणों पर विचार न करते हुए हमें 'लक्ष्यसंगीत' के लक्षणों 
को मानना ही उचित है । 


प्रइन : अच्छी बात है, अब हमें आप किस राग का वर्णन सुनाएँगे ? 


उत्तर : अब हम शुक्लबिलावल पर विचार करेंगे। वह भी कुछ अंझों में 
नटबिलावल-सरीखा दिखाई देता है । इसका मुख्य कारण व्यस्त मध्यम का 


२०० भातखंडे संगीत-शास्त्र 
प्रयोग है। इस व्यस्त मध्यम का प्रभाव कुछ विचित्र ही होता है। इस राग में 
'सा, ग, गम! इस प्रकार का आरम्भ गायक कभी-कभी करते हैं। परन्तु नठ- 
बिलावल में छायानट-जेसा जो भाग कहीं-कहीं दिखाई देता है, वह इस राग में 
बेसा नहीं लिया जाता; नट का मुख्य अंग, अवरोह में ध, ग अच्छादित रूप से प्रयोग 
करके प्रायः गायक सँभालते हैं। वह काम भी इस राग में नहीं होता । मोटे रूप से 
यह कहा जा सकता है ;कि राग का आरोह-अवरोह बिलावल ठाठ-जेसा सरल ही 
है, परन्तु सारे राग की विचित्रता स्वर-समुदाय की रचना पर ओर भिन्न-भिन्न स्थानों 
की विश्वरान्ति पर आश्रित है । दृढ़ नियमों की दृष्टि से ऐसे राग अधिक सन्तोषजनक 
नहीं होते, क्योंकि इनका विषय प्राय: विकारग्रस्त रहता है। परन्तु हमें प्रचलित 
संगीत का अनुसरण करते हुए ही आगे बढ़ना है। प्रचार में जो-जो नियम पाए 
जाते हैं, उन्हें ही स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा। ऐसा करने में हमें 'लक्ष्यसंगीत' 
से बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। लक्ष्यसंगीतकार ने बहुत-से ग्रंथ देखे हैं, ऐसा 
उसके लिखने से पता चलता है। 


इस शुक्लबिलावल राग में बीच-बीच में श्रोताओं के सम्मुख मुक्त या खुला 
मध्यम प्रयुक्त कर दिखाना पड़ता है। इस ठाठ के रागों में इस प्रकार मुक्त मध्यम 
के प्रयोगवाले केवल दो-चार राग ही निकल सकते हैं, अत: इस राग को निद्चित करने 
का कार्य काफी सुविधापूर्ण हो जाता है। इस प्रकार खुला मध्यम देखकर 
मामिक श्रोता उत्तरांग ढूढ़ने लगते हैं; और उत्तरांग मिलने तथा उसका संयोग 
बिलावल में देखकर फिर केवल यही जाँच करना रह जाता है कि यह नठ- 
बिलावल है या शुक्लबिलावल है। इस बात के निर्णय के लिए रे, ग॒ ध स्वरों की 
स्थिति की खोज करनी पड़ती है। नट के नियम पालने का थोड़ा-बहुत प्रयत्न दिखाई 
दिया तो सिद्ध होगा कि राग नटबिलावल है; यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्राय: शुक्ल- 
बिलावल ही निश्चित होता है। प्रचार में इन दोनों रागों को अलग-अलग करने में 
तुम्हें कठिनाई हो सकती है, परन्तु मेरी बताई हुई कोई-कोई बात तुम्हें इन रागों की 
पहचान करने में कुछ अंशों में सहायक सिद्ध होगी । संस्कृत-ग्रंथों में इस राग का 
स्वतंत्र वर्णन नहीं पाया जाता । 


प्रदन : क्या किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं पाया जाता ? 


उत्तर : इस प्रइन का उत्तर मैं केसे दे सकता हूँ ? मेरे पास ये सब ग्रंथ हैं -- 
रामविद्योध, स्वरसेलकलानिधि, सारामृत, रागचन्द्रोदय, चतुदंण्डिप्रकाशिका, संगीत- 
चिता मणि, अनूपांकुश, अनूपरत्नाकर, संगीतसारसंग्रह, संगीतसुधाकर, रागमाला, 
रागतरंभगिणी, संगीतपारिजात, संगीतदर्पेण, रागमंजरी, संगीतकलिका, संगीत- 
समयसार, संगीतचन्द्रिका, संगीतमकरंद, संगीतकल्पद्र मं, संगीतविलास, संगीत- 
शिरोमणि, चत्वारिशच्छतरागनिरूपणम्‌ । इन्हीं सब ग्रंथों की मदद से मैं तुम्हें 
संगीत-पद्धति सिखा रहा हूँ। इन ग्रंथों में मुके बह राग नहीं दिखाई दिया, इतना ही 
मैं कह सकता हूँ ? 


प्रइन : आप हमें ये सभी ग्रंथ पढ़ाएंगे न ? 


प्रथम भाग २७०१ 


उत्तर: अवश्य ! इनमें से कुछ ग्रंथों के अनुवाद (भाषांतर) तुम्हारे हित की 
दृष्टि से संगृहीत कर दिए हैं। ये सभी ग्रंथ अपने-अपने प्रमाण से उत्तम हैं, परंतु 
आजकल की हमारी संगीत-पद्धति को देखते हुए “'लक्ष्यसंगीत' जितना उपयोगी ग्रंथ 
शायद ही प्राप्त हो सकेगा, ऐसा कहना पड़ता है। 

प्रदत : शुक्लबिलावल का वर्णन लक्ष्यसंगीतकार ने किस प्रकार किया है 

उत्तर : उसका वर्णन इस प्रकार है:-- 


या शुद्धस्वरमेलात्सा शुक्ज्ञावेलावली मता | 
वेलावल्या ग्रभेदो5यं प्रातःकालो चितो मतः | 
शुद्धमो5त्र भवेद्ादी संवादी पडज इरितः । 
आरोहे स्पाद्रिदौबल्यं न्‍्यासो मध्यम एव च || 
कोमलस्य निषादस्य स्पशों धवतसंयुतः । 
अवरोहे सुप्रविष्टो नन॑ स्याद्रक्तिदः सदा ॥ 
इस वर्णन में यहु बताया गया है कि आरोह में ऋषभ दुबंल लिया जाता है। 
इसे ध्यान में रखना चाहिए । इसी रीति से नट' का भाग उत्तम रूप से दिखाया 
जा सकता है। लक्ष्यसंगीत' के आधार पर मैंने जो लक्षण-गीत तेयार किए हैं, उन्हे 
सीख जाने पर ये सभी राग तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएँगे । 
प्र] : ठीक है ! अब इस राग का विस्तार बताइए ! 
उत्तर : स्वर-विस्तार सुनो :-- 
सा, ग, गम, गमपमग, रेग, गम, प, सां, रेंसां, घधप, मग, रेगे, मप, मग, 
मे, रेसा ।_ 
सा, गग, म, पमग, रेसा, सा, रेगम, गम, पप्रमपमर, गे, पधप, घनिधप, मपमगर, 
रेग, पमग, मरेसा । साग, गम । 
गमप, धप, निध, प, सां, रेंसांनिध, निधप, म, पमग, म, रेरेसा। 
मगम, निधप, मपम, मगरेग, सा, गम, मगमप, घनिसां, निसां, रेसांनिधप, 
निधप, मगमरेसा साग, गम । 
सारेगम, रेगमप, घम, धनिधपम, धमप, गम, रेरेसा, रेगम । 
पप, धनिध, निसां, सां, सांरेंगंम॑, रेरेंसां, रेंसांनिधनिसां, निधप, ममप, घनिसां, 
निधप, मपम, ग, रेग, म, पमगम, रेरेसा, सागगम । 
एक गायक ने मुझे यह सुझाया था कि इस राग के आरोह में घेवत वजज्यें करने 
और अवरोह में स्पष्ट लगाने से अन्य रसागों से अलग करने का एक सरल साधन प्राप्त 
: हो जाता है। उन्होंने मुके इस नियम के अनुकूल एक गीत भी सिखाया है, जो मैं तुम्हें 
आगे सिखाऊँगा । यह नियम यद्यपि सभी गायकों द्वारा नहीं निभाया जाता, परंतु 
विचारणीय अवश्य है। लक्ष्यसंगीतंकार आरोह में ऋषभ को दुर्बेल मानता है, अर्थात्‌ 
इस ऋषभ का संवादी धेवत भी दुर्बल किया जाना अप्तंगत नहीं कहा जा सकता । 


२०.२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


प्रशतत: इस राग की हमें अच्छी तरह कल्पना हो गई । अब आगे चलिए ! 


उत्तर : अब हम 'लच्छासाख' राग पर विचार करेंगे। यह नाम कानों को 
बड़ा ही चमत्कारिक लगता है। यह एक आधुनिक प्रकार है। ऐसा बहुमत पाया जाता 
है । इसे अप्रसिद्ध रागों में माना जाता है। इस समय इसे बिलावल का एक प्रकार 
ही संमझते हैं । 


प्रघन : तो फिर इस राग के उत्तरांग में अल्हैया का भाग दिखाई देता होगा 
और पूर्वांग में किसी दूसरे राग का मिश्रण क्रिया गया होगा ? 


उत्तर : बिलकुल ठीक समझ गए । यही बात है । 


प्रथत : आपने बिलावल में मिश्र हो सकनेवाले रागों में यमन, झिझोटी, गौड़, 
बिहाग और जयजयवंती का हो नाम बताया था। यहाँ पर इनमें से कौन-सा राग 
मिश्र होता है ? 


उत्तर: यहाँ पर झिझोटी का मिश्रण किया जाता है। यह राग प्रभातकाल 
प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इस राग का वादी स्वर धेवत और संवादी स्वर गांधार 
माना जाता है। बिलावल के प्रत्येक प्रकार में अवरोह में ही उप्तका प्रमुख अंग 
प्रदशित किया जा सकता है। यह नियम इस राग में भी लगता है। बिलावल का 
साधारण अवरोह 'सां नि ध, नि ध प, म ग, रे सा' तुम जानते ही हो । झिझोटी का 
प्रसिद्ध अंश 'सा रे म ग, गम प, ग म ग, रे सा नि ध, सा है। इस अंश में से 'सा नि 
ध' भाग इस राग में नहीं लेते, क्योंकि इसे भी ले लेने से राग-रूप इतना अधिक 
परिवर्तित हो जाता है कि वह राग किसी अलग ठाठ में अलग ही नाम का राग हो 
जाएगा । इस राग में गांधार पर आते-जाते ठहरना पड़ता है; वहाँ थोड़ा-सा गौड़- 
सारंग का आभास हो जाता है। इस राग के वर्णन के लिए मैंने ग्रंथों में खोज की, 
परंतु इस नाम का कोई राग मुझे प्राप्त नहीं हुआ । 'सगीतकल्पद्र म' में एक हिंदी 
भाषा का निम्नलिखित दोहा मुझे प्राप्त हुआ है :-- 


ककुम वेलावलकेमिले ओर देशाखहीठान |. 
लच्छाशाखही होतहे, एक प्रहर दिन गान ॥ 


'कल्पद्ट म॒ में तो तुम्हें कहीं-कहीं बड़ी मनोरंजक बातें दिखाई पड़ेंगी । जो अपने 
लिए उपयोगी हैं, उन्हें ग्रहण कर शेष को छोड़ देना ही उत्तम होगा। कल्पद्र मकार 
को संस्कृत का अधिक ज्ञान नहीं था, यह उसकी दूसरी रचना से ही ज्ञात 
हो जाता है। पुराने-नए वर्णनों का अनमोल मिश्रण किसी को देखना हो, तो इस ग्रंथ 
में इसके असंख्य उदाहरण प्राप्त होंगे। 'सगीतदर्पण', 'रागमाला' आदि ग्रंथों का 
राग-वर्णण उलटा-सीधा उद्धृत कर प्रचलित राग-स्वरूपों को अपनी स्वतः की 
संस्कृत-भाषा के! इलोकों में निबद्ध कर ग्रंथकार ने अपना 'कल्पद्र म! खड़ा किया है। 
यद्यपि प्रचार के लिंए राग-स्वरूपों को बताना बहुत आवश्यक था, परंतु उन्हें प्राचीन 
ग्रंथों के रूपों में जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा करने से जनसाधारण का 


प्रथम भाग २०३ 


उपकार होने की अपेक्षा अपकार ही अधिक होना संभव है। मैं अपने कथन के कुछ 
उदाहरण भी तुम्हें सुनाता, परंतु यह विषयांतर हो जाएगा । 

प्रशन : हो जाने दीजिए, आप अवश्य सुनाइए ! हम यह जानना चाहते हैं कि 
आखिर इस ग्रंथकार ने किया क्‍या है ? 


उत्तर : अच्छी बात है सुनो ! इस ग्रंथकार (कल्पद म-रचयिता) द्वारा मालश्री 
का वर्णन उदाह रण-स्वरूप देखो :-- ; 


रक्‍्तोत्पलं हस्ततले नियुक्त' विभावयंतितजदेहवल्लि | 
रसालबृत्तस्य तलेनिषणस्तोकरिस्मता साकिल मालवश्री | 
पड्जांशगृहेन्यासा रिवज्यां तत्र पराड़व । 
ततीयदिवसे जामश्री खाडव परिकीतिता ॥ 
धनाश्री जेतश्रीयुक्ता घबलश्री मिश्रवितपुन । 
मालश्री जायते बिद्वान्‌ संगीतकल्पद्ुमे इमा ॥ 
गौड़सारंग का वर्णन :-- 
वीणाविनोदी दृढ्बद्ध वेणी कल्पतरुसस्थितगोरगात्रठतीयप्रहरे । 
को किलनादतुल्या सारंगगौराः कथितो मुनींद्रेंः ॥ 
: ऋषभासग्रहंन्यास गोरसारंग एवं च । गोरासारंग संयुक्ता पुरिया 
संमिश्रिताशेष दिवप्तजामेक॑ गोरसारंगगीयते ॥ 
अब 'रागदर्पण' में वणित मालश्री को देखो :-- 
रक्तोत्पलं दृस्ततले दधाना । 
विभावयंती. तलुदेहवल्ली ॥ 
रसालबृत्षस्य वले निषरणा | 
स्तोकस्मिता साकिल मालवश्रीः ॥ 
मालवश्रीश्च रागांगा पूण्णो सत्रयभूषिता । 
मच्छेनोत्तरमंद्रा स्थाच्छुज्जारर समंडिता ॥ 


'संगीतदर्पण' में केवल इतना ही वर्णंत प्राप्त होता है। उसे कल्पद्र मकार 
ने कहीं-कहीं दूसरा कुछ जोड़-तोड़कर रख दिया है। अंतिम इलोक कल्पद्र मकार 
की रचना दिखाई पड़ती है । इस प्रकार के इलोकों से यह ग्रंथ ओत-प्रोत 
है। मैं तुम्हें एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि यही देखकर संगीत-विद्वानों 
ने इस ग्रंथ को अल्प महत्व का समझ लिया है। इस ग्रंथकार की रचना देखकर 
कोई भी समझ सकता है कि प्राचीन ग्रथ इसकी समझ में बिलकुल नहीं आए थे। 
ऐसे ग्रंथों से क्या नुकसान होता है, यह भी देखो--अभी उत्तर की ओर 'नाद- 
विनोद नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ है । इस ग्रंथ में “'कल्पद्र म' को मुख्य प्राचीन 
आधार-ग्रंथ माना गया है । नादविनोदकर्त्ता को भी संस्कृत नहीं आती, 


२०४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


इसका ज्ञान उसकी रचना से हो जाता है। उसने 'कल्पद्र म' के गलत-सलत इलोकों 
को तो उद्धृत किया ही है, उसमें अपनी गलतियाँ भी शामिल कर दी हैं । 


प्रशन : उसका भी आप हमें नमूना दिखाइए ? यह भी एक मनोरंजन ही होगा । 

उत्तर : नादविनोदकर्त्ता के मालश्री राग के ही उद्धृत किए हुए इलोक 
देखो :-- 

रक्तोत्पल॑ हस्ततले नियुक्त विभावयंति तबदेहवल्ली ! 

रसालबृत्तस्प तले निषम्णास्तोक स्मिता साकिल मालवश्री ॥ 


अथ अंशन्यासमगृह: 


खड़जांशस्य गृह न्‍्यासां रोवर्जा त्रहिखाडवा | 
तृतीये दिवसे यामे गीयंते विबवुधेजेने! ॥ 
धनाश्रीजयतिश्रीयुक्ता धबलश्रीमिश्रितपुनः । 
मालश्री जायते- विद्वनू रागकल्पदुमे इसमां ॥ 


इसमें मजा यह कि उलटे-सीघे उद्धरण प्राचीन ग्रंथों के और प्रत्यक्ष राग- 
स्वरूप केवल प्रचलित धारणा पर लिखे गए हैं। अब भला इस रचना की कंसे प्रशंसा 
की जाए ? ग्रंथों के राग-मेल इस बेचारे को स्वप्न में भी नहीं आए होंगे। मेरा मत 
है कि प्रत्यक्ष गायक-वादकों को बिना उतनी विद्या प्राप्त किए प्राचीन ग्रंथों के मार्ग 
पर जाना ही नहीं चाहिए । यदि वे प्रचलित संगीत को ही सीखने-योग्य बताकर 
उसकी ग्रंथ-रचना करते, तो कितना उपकार होता ? ग्रंथकारों की निंदा करना ठीक 
नहीं है; परंतु में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी शक्ति के प्रमाण से 
बोझ उठाया, उन्हीं की शोभा भी हुईं । अस्तु, अब हम प्रस्तुत विषय की ओर आगे 
बढ़े । 'लच्छासांख' रांग का दोहा मैं तुम्हें सुना ही चुका हूँ । मुसलमान गायकों के 
म॒ह से हम चार प्रकार के 'साखों का नांम सुनते हैं--१. लच्छासाख, २. देवसाख, 
३- रामसाख, ४. भूसाख ॥ इनमें देवसाख, देशाक्षी नाम का अपभ्रश माना जाता है। 
अन्य साखों के लिए “कल्पद्र म' में ये दोहे कहे गए हैं लक 


गांधारी देशाखमिली रामकली समभाग | 
रामसाख तब होत है, गावत गुनि अनुराग ॥ 
मपाली, देशकारसम और कान्द्ररा गान | 
भावसाख तब द्वोत है, गावत ग्रुणी सुजान॥ 
पहेले कानरा स्वरभो, सुधराई सारंग । 
राग देशाख दोत है, गावत उठते तरंग | 


प्रथम भाग २०१५ 


'कल्पद्र म का संस्कृत-शाखत्र-भाग निरुपयोगी है। जो भाग प्रचार के अनुरूप 
जानकारी देने के सम्बन्ध में है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। राभसाख और 
भूताख प्रचार में नहीं दिखाई देते, परन्तु उनके स्वरूप नादविनोदकार ने ( मेरे 
खयाल से ये रूप कल्पित बनाए हैं ) अपने ग्रंथ में रख दिए हैं । 


प्रश्न : लक्ष्यसंगीत' का वर्णन भी हमें याद करने के लिए सुना दीजिए ! 
उत्तर : वह इस प्रकार है :-- 


शंकराभरणें मेले लच्छाशाखो बुध मंतः । 
बिलावलांगभूववातातःकालः परिस्फुटः ॥ 
धगयोश्चेव संवाद! संमतो लक्ष्यवेदिनाम | 
यतो5त्र इृश्यते स्पष्टा मिक्लूटीसंगतिप्र बम ॥। 
गांधार स्य प्रयोगे चेद्गीडसारंगशंकनम्‌ | 
बिलावलस्य प्राधान्यात्स्पाच्छंकाप रि माजेनम ॥ 
रागो5यं स्पात्सुसंपू्ों निषादद्॒यमंडितः | 
अवरोहे निश्चयेन बिलावलं ग्रदशयेत ॥ 


यहाँ पर दोनों निषाद बताए गए हैं, यह ध्यान रखना । 


प्रन्‍त्त : जी हाँ, हम समझ गए। यह भाग जल्हैया का है, तभी उसमें अवरोह 
में कोमल निषाद का प्रयोग किया है। अब इस राग का स्वरूप हमें स्वर-विस्तार 
करते हुए समझा दीजिए ? 


उत्तर : मुझे एक प्रसिद्ध गायक के पास से मिली हुई चीज ( गीत ) के आधार 
पर यह रूप तुम्हें सुनाता हैँ :-- 

सा, पमग, म प, गम रेग, मगरेसा, सासा रेगमप, घनिध प, 
मपमग, निनिघध, रेगम, पमग, रे सा । 

प्पधनिसां,निसां, सांनिघनिसां, सांनिधधप, प्धपमग, गग 
मरे, गम प, गमरे, सा, सा, रेगमप, घनिसां, रेंगं॑ रेंसां, सांरेंसां 
निधप,धम ग,म रे रेसा। पप, मग, रेग मप. मग। 

ऐसे अप्रसिद्ध रागों में गायक आलाप आदि प्रकार नहीं करते, क्‍योंकि ये 
राग अन्य रागों को तोड़-मोड़कर तेयार किए हुए होते हैं। यायक गाते समय ऐसे रागों 
में मिश्र होनेवाले राग्रों के टुकड़ों के आधार पर तान' लेते हैं। मुख्य माग बिलावल 
का ही रहेगा, यह न भूलना चाहिए । 


प्रदन : अब आप हमें कोन-सा राग बताएँगे ? 


उत्तर : अब तुम्हें 'मलुहाकेदारंँ की ओर ले चलता हें। यह राग सभी 
गायकों को नहीं आता । मैंने तुम्हें केदार राग समझाते हुए उसके चार प्रकारों 


२०६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


का वर्णन किया था । इनमें से शुद्धंशंदार और चाँदनीकेदार पर विचार किया जा 
चुका है। मलुहाकेदार का ठाठ केदार के ठाठ से भिन्‍न मानने का कारण इतना ही 
है कि इस शग में तीत्र मध्यम नहीं लिया जाता। यह राग प्राचीन ग्रंथों में नहीं 
दिखाई पड़ता । इसके विषय में 'कल्पद्र म' की व्याख्या इस प्रकार है :-- 


धेवेतांशगृहंन्यास . पंचमपरिवजयेत्‌ । 
ओडबसतुविज्ञेया मल्लोहा रात्रो गीयते | 
केदारजलघरयुक्ता मलार स्वरसंयुत | 
गीयते राग पृत्रस्यात धनीसागमस्वरा | 


इस ग्रंथ के राग-वर्णन के विषय में मैं तुम्हें बहुत-कुछ कह चुका हूँ । उपयुक्त 
इलोकों को शुद्ध कर उनका अथ निकाला जाए, तो यह अर्थ होगा--“'मलोहा' राग 
ओऔडव है; यह रात्रिगेय है; इसमें रे-प स्वर वर्ज्य किए जाते हैं; इसका ग्रह, 
अंश व न्यास स्वर घेवत है; केदार, जलधर और मल्हार राग इसमें मिश्रित हैं । 
इसे पुत्र रागों में माना जाता है; इसमें 'घनिसागम' ये पाँच स्वर लगते हैं। 
यह मैं बता चुका हूँ कि किसी-किसी मत से एक-एक राग के आठ-आठ पुत्र 
माने जाते हैं। कोई कहते हैं कि रागों के पुत्र जोड़ने की कल्पना भरत को है, . 
परन्तु यह कौन-सा भरत था ? इसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त होता । बहुत से 
भरत हो गए हैं, यह कहा जा सकता है। परन्तु हमें इस विषय में वाद-विवाद 
करने की आवश्यकता नहीं है। प्रचार में 'रे-प' वज्यं कर मलुहा नहीं गाया जाता । 
इस समय तो आरोह में 'रे-ध' दुबंल बनाकर “मलुहा' गाने की प्रथा प्रचलित है। 
जयपुर के प्रसिद्ध गायक मुहम्मदअलीखाँ ने मुझे इसी प्रकार का स्वरूप 
बताया है। यह एक बड़े घराने के गायक हैं, अतः इनका मत काफी सम्मान 
देने-योग्य है । 


प्रघत : ये किस घराने के माने जाते हैं ? 


उत्तर : बादशाही जमाने में 'मनरंगः नामक एक प्रसिद्ध दरबारी मायक हो 
गया है। उसी के यह वंशज हैं । इन्हीं का मत मैंने अनेकों स्थलों पर स्वीकार किया 
है । इनका-मेरा बहुत परिचय था। प्रचलित अनेक रागों को जानकारी इन्हींके द्वारा 
मुझे प्राप्त हुई । इसी प्रकार इन्होंने मुझे अपने गीत भी सिखाए हैं, वे सभी गीत मैंने 
स्वरलिपि-सहित लिख रखे हैं, जो में तुम्हें आगे चलकर सिखाऊंगा। महम्मदअली-जसे 
गायक आजकल शायद ही दिखाई पड़े। 


मलुहा' नाम कानों में विलक्षण सुनाई देता है। कोई-कोई कहते हैं कि 
यह शब्द 'मछरूह का अपश्रद है। प्रचार में मलुहा या मलोहा नाम प्रचलित है । 
यह राग केदार का एक प्रकार है। इसमें तुम्हें सा, म, प, ये तीन स्वर प्रबल 
दिखाई देंगे। यह राग मन्द्र-सप्तक में अधिक प्रमाण में गाया जाता है, और वहीं 
सुन्दर भी लगता है। इसे केदार राग से अलग करने के लिए कामोद का अंग 
मिश्रित करना पड़ता है। वह अंग 'ग मे प, गे मे रे सा' है। मन्द्र-सप्तक में 


| 
कं 


प्रथम भाग २०७ 


'रे सा, प म म, प इस प्रकार स्वर लेकर गाया जाता है। इसका प्रभाव मन 
पर स्वतन्त्र ही होता है। इस प्रकार के स्वर लेकर गायक 'प नि, सा, रे, सा! इस प्रकार 
आरोह करते हैं। आरोह में रे-ध स्वर बिलकुल वज्य नहीं होने पर भी दुर्बेल 
अवश्य ही रखे जाते हैं। किसी-किसी के मत से इस राग में धवत वर्जित स्वर है। 
इस राग में इ्याम और केदार का भिश्रण मानते हैं। 'द्याम' का मध्यम और 
नि-सा स्वर-प्रयोग तुम्हें याद ही होगा । यह भाग इस राग में भी दिखाई देया। 
विलम्बित रूप से गाने में बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है। जबकि इस राग का 
ग्रंथाधार प्राप्त नहीं होता, तब इसका स्वर-विस्तार बता देना ही अधिक सुविधा- 
जनक होगा । 


प्रश्न : हाँ, यही हम पूछनेवाले थे । 
उत्तर : सुनो :-- 


सा, रे सा, पृ, मू, प, नि, सा, रे रे, सा, नि सा रेसा, नि रेसा, प नि सा, 
रेरेसा, ग मप, गम रे, सा । 


सासागग, म रे, ग सम प, ग म॒ रे, नि सा, रे सा, पु म प, नि, सा । 


गम रेसा, पम॒म॒ रे सा, नि रेसा, पुम मपू, नि सा, गमपगमरे, 
निसानिसागमप,निप, गमरे, नि रेसा, गम रेसा, पू, निसागमसपग 
मरे, निसा। 


निसा, पु, म॒स पु, निप्‌ म॒ुपु,नि सा, मम रे, निसा, ग म प रे, निसा | 


[मंपंगं मं रें 


गमप, सां, सां, रेसां, गं॑ मंपंगं मं रें सां, सां सां रें सां, नि प, ग, म॒ प, 
गमरे, नि रे निसा। 


गमपसां, सां, रेंसां, पनिसांरें, सांनिधप, गमपगम रेनिसा, 
सां,प गम रे, नि रे सा, सा, प मू म, प सा, ग मपगम रे, सा । 


यहाँ आरोह में ऋषभ लेने पर छायानट का आभास होता है और अबरोह में 
धेवत लेने पर हेमकल्याण का आभास होता है; अतः इन दो स्वरों के प्रयोग पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । 


प्रश्न : अब हमें इस राग की ठोक कल्पना होगई। अगला राय शुरू कीजिए । 


उत्तर : अब 'हेमकल्याण' राग की ओर विचार करें। यह राग बहुत-कुछ 
मलुहा-सरीखा ही समझ में आएगा। गायक लोग बार-बार 'हेमखेम' का संयुक्त 
नाम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। हेम राग बहुत थोड़े गायकों को आता है। 
(8[00. ४१970 साहब ने अपनी पुस्तक में ॥/067 और फदछा। 7 ०॥४४, ऐसे 
दो अलग-अलग राग बताए हैं । इनमें प्रथम खेम राग के अन्तर्गत कानड़ा, 
सरस्वती, कल्याण राग बताए हैं और खेमकल्याण के अन्तगंत केदार और हमीर 
का मिश्रण बताया है। एक गायक ने मुझे दोनों ग॒ तथा दोनों ति लिए जाने वाले 
राग-स्वरूप को बताकर कहा था कि इसमें हेम-लेम मिला दिए हैं। यह स्वरूप 


र्ण्८ भातखंडे संगीत-शार््र 


मुझे थोड़ा-सा बागेश्वरी ( बागेसरी )-जेसा दिखाई दिया। बागेश्वरी राग काफी ठाठ 
में है। (८०७४. ४४]॥8706 साहब खेम राग में कानड़ा का भाग बताते हैं। इस 
दृष्टि से देखने पर दोनों ग-नि का प्रयोग होना आश्चर्यजनक नहीं है। उस गायक 
के गाए हुए गीत के स्वर इस प्रकार थे :-- 


निसारेगम, निसारेगम, पगम, सांनिध, निधपमगम, पमगरेसा । 


सां, निधष, मगम, पधनिसां, सांसांरेंनिसां, गरमंरेनिसां, पनिप, मप, मगमप, 
मगुम ५, मगरेसा । 


यह सब तुम्हें जानकारी के लिए बता रहा हँ। निसस्‍्संदेह यह राग विवाद- 
ग्रत्त रागों में से है। ४४४7० साहब ने हम” राग के विषय में कुछ भी नहीं 
लिखा है। उनका बताया हुआ खिमकल्याण' प्रचलित- 'हेमकल्याण” से बहुत 
अंशों में समानता प्राप्त करता है। हमें 'लक्ष्यसंगीती का मत ही स्वीकार करना 
चाहिए। 6€लक्ष्यसंगीत' में कहा है :-- 


शंकराभरणे मेले हेमकल्याणनामकः | 
सायंगेयः सांशको$पि लक्ष्यविद्धिः प्रकी तितः || 
पडजस्व॒रोीं भवेद्वादी: संवादी पंचमों मतः | 
मन्द्रमध्यस्वरे रेव सर्वेपां रक्तिदो भवेत्‌ ॥ 
कल्याणेमिश्रणात्तत्र कामोदस्य समुदूभवेत्‌ । 
रागो$यमिति केपांचित्संमतं लक्ष्यवेदिनाम | 
आरोहरोे धहीनः स्यान्मनन्‍्द्र पोद्य्राहकों भवेत । 
विल्लम्बितलये गीतो विशिष्ट सुखमावहेत्‌ | 


इस मत के अनुसार यह राग रात्रिगेय है। इसका वादी स्वर षड़ज और 
संवादी स्वर पंचम है। इस राग का विस्तार मन्द्र और मध्य-सप्तकों में ही होता है। 
तार-सप्तक के स्वर लिए जाने पर इसका अन्य रागों में चले जाने का भय रहता है 
अत: गायक तार-सप्तक के स्वरों का प्रयोग नहीं करते । मेंने इस राग के जो-जो गीत 
सुने हैं, वे सब मन्द्र और मध्य-सप्तक के ही थे । इस राग के आरोह में धेवत स्वर नहीं 
लिया जाता । मेरे विचार से इस राग में ग-नि स्वर बिलकुल दुर्बल माने गए हैं। 
मलुहा में हमने रे-ध स्वरों को दुर्बल माना था। निषाद स्वर हेमकल्याण में बिलकुल 
असत्प्राय है, परंतु इस दृष्टि से गांधार का फिर भी अनेक जगह प्रयोग होता है। 
इस राग में कामोद और कंल्याण का मिश्रण साना जाता है। अनेक बार. इस राग 
में मन्द्र-पंचम से गायकों को आलाप करते हुए पाया गया है| मलुहा, हेम, नवरोचिका 
( नवरोज ) आदि राग एक-दूसरे के बहुत निकट हैं, अत: इन्हें अलग-अलग बत्ताए 
रखने में कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसे राग में कल्याण, हमीर, कामोद या 
केदार आदि रागों का मिश्रण होने से सदेव मतभेद की गुंजाइश हो जाती है। ऐसे 


प्रथम भाग २०६९ 


स्थानों पर ग्रंथों का उपयोग शायद ही कहीं हो सके। ऐसे रागों में तो केवल बहुमत 
की ही प्रधानता दी जाती है। 
प्रश्न : यदि आप आज्ञा दें, तो हम एक प्रइन स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं ! 
उत्तर : तुम कौन-सा प्रइन पूछना चाहते हो? बिलकुल संकोच छोड़कर 
प्रसन्‍नतापूर्वक पूछी ! 
प्रइत : आपने अभी तक हमें बीस-पद्चीस रागों का वर्णन समझाया है और उन्हें 
समझाते हुए अपने भिन्न-भिन्न प्राचीन ग्रंथों के इलोक भी सुनाए हैं; परंतु वास्तविक 
रूप से क्‍या उन ग्रंथोक्तियों का प्रचलित संगीत में कुछ भी उपयोग हो सकता है ? 
जहां देखते हैं, वहाँ ग्रंथों में कुछ अलग कहा गया है और प्रचार में कुछ दूसरा ही 
वर्णन मिलता है। हम यह स्वीकार करते हैं कि 'लक्ष्यसंगीत' ग्रंथ हमारे लिए पद-पद 
पर उपयोगी सिद्ध होता है। इसके लिए तो आपने बताया है कि यह रचना 'पारिजात' 
के बाद की है और आधुनिक पद्धति काही यह ग्रंथ है। यदि इसको एक ओर 
उठाकर रख दें, तो बाकी के ग्रंथों को हमारी पद्धति का समर्थक कंसे कहा जा सकता 
है ? हमारे कथन पर रुष्ट न होइएगा । हमें जो कुछ ठीक रूप से दिखाई दिया, वही 
हम आपसे कह रहे हैं ? 
उत्तर : तुम्हारा ऐसा समझ लेना स्वाभाविक है, परंतु मेरे विचार से अभी 
इतनी शीघ्र ही तुम्हें अपना मत ठहराकर व्यक्त कर देने की जल्दबाजी नहीं करनी 
चाहिए। अभी तो तुम्हें संकड़ों राग सीखने हैं; फिर यह भी तो सोचो कि क्‍या हम 
प्राचीन राग-रचना के तत्त्व स्वीकार नहीं करते हैं? किसी-किसी स्थान पर क्‍या 
प्राचीन ग्रंथों ने बताए हुए ठाठ प्रचलित ठाठों में नहीं मिलते ? यदि हमारे प्रचलित 
राग-स्वरूप उन ग्रंथकारों के समय में इस प्रकार नहीं थे, तो फिर उसमें उन ग्रंथकारों 
का क्‍या दोष है? जबकि हमारे सुशिक्षित लोगों ने जान-बुझकर संगीत-विद्या 
अल्प महत्त्व की समझकर मियाँ साहबों के अधिकार में चली जाने दी और उनके 
सहवास से उसका रूपान्तर हो गया, तब फिर इसके दुष्परिणाम का जिम्मेदार कोन 
हुआ ? अब हम चाहे कितना ही पद्चात्ताप क्‍यों न करें, तो भी उसका उपयोग अब 
होना सम्भव नहीं दिखाई देता । जिस प्रकार हमारे प्राचीन ऋषि मनु महाराज के 
समय के आचार-विचा र इस समय समाज में पुन: प्रचलित करना असम्भव है, उसी प्रकार 
प्राचीन सगीत-ग्रंथों को प्रचलित करना अशक्य है। मेरा यह मत नहीं है कि मुसलमान 
गायकों ने हमारे संगीत की दुर्देशा की है। उनका दोष केवल इतना ही है कि उन्होंने 
जो-जो परिवर्तेन किए, उनके नियम पद्धति के अनुसार नहीं लिख छोड़े । परंतु उनमें 
अधिकांश लिखने-पढ़नेवाले थे भी नहीं । हम लोगों की श्रद्धा और प्रेम मुसलमान 
गायकों के प्रति कितना बढ़ा-चढ़ा है, यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि हमारे यहाँ 
कोई हिन्दू गायक कितना ही उत्तम गायक क्‍यों न हो, परंतु उसकी गुरु-परम्परा किसी 
खाँ साहब से सम्बद्ध नहीं है, तो वह बेचारा एक-मात्र भजन-गायन या कथा-वाचक ही 
ठहराया जाएगा । और मुसलमान गायकों को हमें अल्प महत्त्व का समझने का अधिकार 
ही क्‍या है ? क्या हम स्वयं प्रचलित दृष्टि से उन्हीं के अनुयायी सिद्ध नहीं होते ? हम 
तानसेन के गुरु हरिदास स्वामी का नाम बताकर अभिमान करते हैं, परंतु उनका ग्रंथ 
कौन-सा है ? ऐसा प्रइन किसीके द्वारा किया जाने पर हम उसे क्‍या उत्तर दे सकते हैं ? 


२१० भातख डे पंगीत-शास्त्र 


यद्यपि ऐसी स्थिति है, तो भी तुम्हें प्राचीन ग्रंथों के प्रति अश्रद्धालु नहीं होना 
बाहिए । ये ग्रंथ सम्पूर्ण रूप से निरुषयोगी नहीं हैं। जब तुम इन्हें पढ़ोगे, तब शान्त 
चित्त से विचार करने पर तुम इनका वास्तविक मूल्य निर्धारित कर सकोगे । 

प्रश्न : नहीं-नहीं, हम प्राचीन ग्रंथों को बुरा नहीं बतलाते और हम उनके लिए 
आज ही अपना मत भी निद्चित नहीं करते । ग्रथों के आधार-स्वरूप प्रमाण ( क्‍या 
उन्हें आधार कहा जा सकता है ? ) आप अवश्य बतलाइए। परंतु जेसे आपने अभी 
कहा कि ग्रंथों के ठाठ अपने प्रचलित ठाठों से मिलते हुए हैं, भला केवल ठाठ-मात्र के 
मिल जाने से पूर्ण जानकारी कंसे हो सकती है ! आरोह, अवरोह, वादों, संवादी 
आदि बातों में जबकि विरोध है, तब तो ग्रंथों में ओर प्रचार में परस्पर असम्बद्धता 
ही रहेगी। परंतु अभी हम आपके उपदेशानुसार अपना मत निश्चित करना स्थगित 
किए देते हैं। छोटे मु ह बड़ी बात करना सचमुच शोभनीय नहीं 'है । आप 'हेम कल्याण' 
के विषय में बता रहे थे, उसे ही चलने दीजिए । 


उत्तर : ठीक है, दक्षिण-पद्धति से एक 'हमवता' नाम का ठाठ है। इस ठाठ में 
कोमल ग तथा तीन म लिया जाता है। अपना हेम राग इस ठाठ का नहीं हो सकता । 
'रागमाला नामक 'ेषकर्ण द्वारा लिखित ग्रंथ की चर्चा मैंने पहले भी को है। उसमें 
एक राग का नाम 'हेमाल' दिखाई पड़ता है। परतु उसमें राग के स्वरों का खुलासा 
नहीं पाया जाता | उस ग्रंथ में केवल यह बताया है कि 'हेमाल' दीपक राग का पुत्र है 
ओर साथ में इस राग का ध्यान अर्थात्‌ चित्र बताया गया है। 


प्रइन : हेमकल्याण का स्वर-विस्तार कंसे किया जाता है ? 

उत्तर: मैं एक प्रसिद्ध गीत के आधार पर इसका राग-विस्तार तुम्हें सुनाता हूँ:-- 
प्‌ृपृध पु, सा, सा रे सा, ग रे सा, ग म ५, गम रे सा। 

सा रेसा, धध पृ सा, ग म प, गम रे सा । 


सासा रेसा, रे रे, प, म गम रे, सा, ग मं प, ग म रे, सा, सा सा, म ग, प 
पघधप,पपृसा, रे रेसा, ग म प, गम रे, सा। 


रै 


सा रेसा, ग म प, घ प, प ध प, सां, घ ५, ग म प, गम रे सा। 
घृध॒ुप,ध्‌ प्प,सा, प गम रे, सा रे सा, ध प, गम रे सा, रे रे सा। 


सासा,गग,प, ध प, गम पे, गम रे सा, सामगप, धप, पग म रे, 
सा, रेसा । 


कोई-कोई गायक इस राग में तोन्न मध्यम का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं, 
परन्तु अनेक बार बिता इस स्वर का प्रयोग किए हुए भी यह राग्र गाते हुए 
सुना गया. है। यह राग रात्रिगेय है ओर कल्याण का अंग इसमें शोभा पाता है, 


प्रथम भाग २११ 
अतः इसमें तीब्र मध्यम का सीमित प्रयोग करने से राग-हानि नहीं हो सकती । कोई- 
कोई गायक ऐसा भी कहते हैं कि भूपाली राग यदि मंद्र-सप्तक और मध्य-सप्तकों 
में ही गाया जाए, तो हेमकल्याण हो जाता है । इन मतभेदों पर ध्यान देना 
आवश्यक नहीं है । 


प्रशन : अब आगे किसी राग का वर्णन कीजिए ? 


उत्तर : अब हम दुर्गा राग को लेंगे। यह राग अप्राप्य रागों में से ही एक 
माना जाता है। इसे गाने के दो प्रकार प्रचलित हैं--एक मल्हार-अंग से और दूसरा 
खमाज-अंग से । हम इस समय मल्हार-अंग के दुर्गा का विचार करेंगे। खमाज- 
अंग के दुर्गा पर खमाज ठाठ में विचार किया जाएगा, क्योंकि उसके स्वरों में 
कोमल नि मुख्य स्वरों में से है । अपने विचारणीय प्रकार (बिलावल ठाठ मल्हार-अंग) 
के दुर्गा में ग-नि स्वर वज्य॑ किए जाते हैं। वादी स्वर मध्यम माना गया है । 
इस राग में शुद्ध मध्यम से ऋषभ पर बार-बार मीड़ ली जाती है। इस प्रकार यह 
राग 'शुद्धमल्हार' नामक राग के बहुत निकट आजाता है। श्यामकल्याण' राग 
में भी तुम्हें इसी प्रकार की मीड़ लेने को मैंने कहा था। दुर्गा का प्रारंभ 'प, मप घ, 


म रे, मरे, प' इस प्रकार से तुम्हें अनेक बार दिखाई देगा । इस राग का गायन-समय 
रात्रि का दूसरा प्रहर हमें मानना चाहिए। इस राग में पूर्वा ये प्रधान होने के कारण 
इसमें प्रभात-फकाल का आभास नहीं होता । गांधार स्वर वर्ज्य करने से अन्य कुछ रागों 
के निकट यह राग चला जाता है। सारंग में भी गांधार नहीं लिया जाता । सोरठ में 
आरोह में नहीं, परंतु अवरोह में असत्प्राय रूप से लिया जाता है। 


प्रश्न: तब तो इन रागों में परस्पर गड़बड़ हो जाती होगी ? 


उत्तर : नहीं-नहीं ! इन रागों को अलग करना कठिन नहीं है। यद्यपि 
सारंग में गांघार नहीं लिया जाता, परंतु सारंग में घेवत भी नहीं है. और निषाद 
स्वर लिया जाता है। इसी प्रकार सोरठ में भी निषाद वर्जित नहीं है। सोरठ का 
आरोह 'सा रे, म प, नि, सां' बहुत प्रसिद्ध है । दुर्गा में 'रे-प' स्वर-संगति से 
कभी-कभी कामोद का आभास हो जाता है। शुद्धतल्हार में 'सा,रे म, म प्‌ १, 
मप घसां, घ प म, सा रे म' इस प्रकार का भाग तुम्हें अनेक बार दिखाई देगा। 
वहाँ पर 'सा रे म' टुकड़े से ही मल्हार का बोध होगा । दुर्गा राग में बीच-बीच में 
मध्यम को खुला छोड़ दिया जाता है और ऐसा करता उत्तम दिखाई पड़ता है । 
दुर्गा राग के लिए तुम्हें ग्रंथों का आधार प्राप्त नहीं होगा । ग्रंथों में, शुद्ध ठाठ के 
ग-नि वज्य राग अन्य नामों से बताए गए हैं। तुम्हारे प्रचलित राग्रों के नाम ग्रंथों 
में निराले ही बताए गए हैं। इस बात पर भी हम कभी आगे विचार करेंगे। 
(800. शशा]476 साहब ने मिश्र रागों के कोष्ठक में दुर्गा नामक एक राग बताया है 
और उसके अन्तगगंत मालश्री, लीलावती, गौरी और सारंग राग्ों का नाम 
बताया है। इतनी जानकारी से हमारी कुछ सहायता नहीं हो सकती । इन 
रागों के प्राचीन स्वरूप कौन-से थे ओर ये राग कंसे मिलाकर दुर्गा बनाया 
जाता है--आदि प्रइन उत्पन्न हो जाते हैं। पुराने नाम और नवीन राग-रूप इनका 


रश२ भातखंडे संगीत-शा सत्र 


मिलान कैसे सुसंगत कहा जा सकता है ? यदि इस समय के इन चारों रागों के 
प्रचलित रूपों से हम खोज करें, तो इनमें परस्पर बड़ा विरोध दिखाई देगा; फिर ये' 


कैसे मिल सकते हैं ? 
प्रइन : दुर्गा का राग-विस्तार समझा दीजिए ! 


उत्तर : सुनो :-- न 
प, मप धम, म रे, प. प ध भ, रे प म, रे, सा रे सा, सां ध, सां रें, प ध म, 


प,मपधम। क्‍ 
मरेसा, सा रेसा, प म॒ रेसा, धधम, रेप, ध म, रे प म, सा रे सा, सा ध 
सा, म पधम, सां ध, म, रेप धम, प भ, रे, धम, प म रेसा, प, म प धम। 


ममप, सां, सां, सां रें मे रें, सा, प ध म, म प सां, रें रें ध सां, म प सां, प घ 
धम, पमपथध, म, रे म, सा रे म, सा रे सा। 
सांध, सां रें, सां प, ध मप मपधम, म रेपप, घधम,पपम,सारेरे 
सा, सां रें मं, सां, प ध म, रे प । 
यह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि ऐसे अप्रसिद्ध रागों का स्वर-विस्तार गीतों की 
सहायता से ही बताया जा सकता है। मैंने प्रसिद्ध गायकों के निकट से जो-जो गीत 
प्राप्त किए हैं, वे तुम्हें आगे बताऊेगा । यदि तुम्हें उपयुक्त राग-विस्तार अच्छी तरह 
तेयार हो गया, तो तुम्हें वे गीत सरलता से तेयार हो जाएँगे । अब इस दुर्गा राग के 
सम्बन्ध में तुम्हें लक्ष्यसंगीतकार का कथन सुना देता हूँ :-- ह 
द्राकशुद्धस्वर संमेलादूदुगानाम्नी प्रजायते । 
औडवबा गनिहीनासो मध्यमांशेनमंडिता ॥ 
अत्रेपद्विलसेच्छाया शुद्धमल्लारिका पुनः । 
०८ ३ कर कु 
पंंडितर्गानमेतस्या. हितीयप्रहरे मतम्‌ ॥ 
गांधारस्य विलुप्तत्वाग्नतीतः सोरटों भवेत । 
आरोहे घेवतः स्पष्टस्तद्र पमपसारयरेत्‌ । 
रिपयोः संगतिश्चात्र मल्लार्यंग निवारयेत । 
व्यस्तमध्यमयोगो5पि श्रोतृचित्तदरों भवेत्‌ ॥ 
निषादस्य प्रल॒ुप्तत्ये कुतः सारंगसंभवः | 
अवरोहे गसंयोगे सोमरागस्यनोद्धवः ॥ 
ग्रन्थेष॒ कथितं रूप शुद्धसावेरिनामकम । 
इृदमेव कदाचित्स्यादूबुधः कुर्याधयो चितम । 
ग्रंथों में शुद्ध स्वरों के ठाठ में एक 'सोम' राग बताया गया है, परंतु उसके 
अवरोह में गांधार लिया जाने से वह स्वरूप दुर्गा से भिन्‍न हो जाता है। प्रंथों में 
प्रसिद्ध शुद्धसावेरी' राग्र दक्षिण में प्रसिद्ध है । | 


प्रइन : अब किसी दूसरे राग को बताइए ? 


प्रथम भाग ु २१३ 


उत्तर : इस शुद्ध ठाठ के अधिकांश महत्त्वपूर्ण राग तो तुम्हें बता ही दिए हैं; 
'अब केवल चार राग गुणकली, पहाड़ी, हंसध्वनि और माड़ ही रह गंए हैं। हम 
'लक्ष्यसंगीत” के अनुसार ही अधिकांश रूप में चल रहे हैं, क्योंकि लक्ष्यसंगीतकार ने 
प्रायः प्रचलित रागों का वर्णन दिया है। उपयुक्त चार राग्रों में से 'हंसध्वनिः के 
विषय में अधिक नहीं कहा जा सकता । यह राग आरोह और अवरोह में ही अपने 
सभी राग-स्वरूपों से भिन्‍त है। इसके आरोह, अवरोह में म, ध स्वर॒वज्य किए जाते 
हैं । तुमने शंकरा राग में मध्यम वर्ज्य किया था, परंतु वहाँ घैवत लिया जाता था। 
भूपाली में म, नि स्वर वर्ज्य हैं। चंद्रकांत के केवल आरोह मैं 'म' व्ज्य होता है। 
शुद्धकल्याण के केवल आरोह में म, नि वर्ज्य किए जाते हैं। देशकार में म, नि वर्ज्यं 
होते हैं। बिलावल के किसी भी प्रकार में म, घ वज्य नहीं होते । बिहाग में मध्यम 
कभी नहीं छोड़ा जा सकता । 

प्रश्न : मैं ठोक तरह समझ गया । इस हुंप्रृध्वनि! राग को अपने यहाँ के 
गायक किस प्रकार गाते हैं ? 


उत्तर : हमारे यहाँ के मुसलमान गायकों को तो यह अभी प्रिय नहीं हो पाया, 
परंतु कोई-कोई हिंदू गायक इसे गाते हुए पाए जाते हैं। यह दक्षिणी पद्धति का 
राग है। इसका वर्णन दक्षिण के ग्रंथों में एक-दो जगह दिखाई पड़ेगा। “राग्रलक्षण' 
में इसका वर्णन बताया गया है। इस राग में म-ध वर्ज्य होने से इसमें शंकरा का 
आभास हो सकता है । शंकरा का यह भाग--सा रे सा, ग प ग सा, सां नि प, नि प, 
गप,सां, नि प, ग॒ प, ग रे सा प्रसिद्ध है। परतु दक्षिण के लोग इस राग (हंसध्वनि) 
को इतने विलक्षण रूप से गाते हैं कि उसमें अपने शंकरा का स्वरूप दिखाई नहीं 
दे सकता। सा रे ग सा, सा, ग प ग रे, गप नि, प नि नि, सां, रें सां, रें ग॒ रें सां नि, 
पनिरेंसांनि,म रेगपनिनि,गं रेंनि रेंसां। सां रेंसां निनि, प निसांनिप, 
गपग रे, प प, सा रेग सा। पप निनिसां, सां रें गंसांसां, सां रेंगंपंगं रें, 
निनिरेंसां।सांनिप,गपनि,साों रेंग॑ रेंसां नि, रेरेंझांनिपग,पग रेसा।' 
--इस प्रकार के स्वर-प्रयोग से शंकरा नहीं दिखाई देता, परंतु हमारे यहाँ ऐसा स्वरूप 
उच्चकोटि का नहीं समझा जाता | यह स्वरूप किसी एक 70॥76 जेसा दिखाई देगा। 
दक्षिण की ओर के एक प्रसिद्ध गायक ने इसी प्रकार गाकर सुनाया था। अपने यहाँ 
गायन में मीड़ का प्रयोग अधिक लोकप्रिय है, अथवा ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे 
यहाँ मीड़-प्रणाली का गायन ही अधिक लोकप्रिय होता है। हंसध्वनि का वर्णन 
लक्ष्यसंगोतकार ने इस प्रकार किया है :-- 


हंसध्वन्याहयो राग: स्थाच्छुद्धस्वरमेलनात्‌ | 
आरोहेप्यवरोह. च मधदहदीनो भवेत्सदा ॥ 
स्व॒रः पड़जो मतो वादी केश्रिदृगांधारकों झसो। 
गानमस्य समादिष्ट राज्याँ प्रथमयामके ॥ 
हिंदुस्थानीयपद्धत्यां ग्राचुय नास्य दृश्यते । 
संगीते दाबिणात्यानां सतु प्ताधारणों मतः || 


२१४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गांधा र स्वर को वादी करने पर पाँचों स्वरों से कल्याण-जेसा एक प्रकार निकल 
सकता है; जसे 'नि रे ग रे, नि रे नि सा, नि पृ नि रे सा, सा सा ग॒ रे ग, प ग, नि प,: 
गपग रेसा' आदि। इन दोनों प्रकारों पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जब यह रूप 
कल्यण-जसा दिखाई दे, तब म, ध स्वरों के लोप होने पर उसे कोई भिन्न नाम दिया 
जाना चाहिए। 


प्रशन : आपने ऊपर 'गुणकली” का नाम लिया था, इस राग के कया लक्षण हैं ? 


उत्तरः ग्रंथों में तुम्हें गुणकली, ग्रुणक्री, गुणकेली, गुडक़ी आदि नाम 
दिखाई दंगे। किसी का मत है कि ये सारे रागों के नाम एक ही राग के हैं। मेरे 
मत से गुणकली व गुणक्री राग भिन्‍न-भिन्‍न मानना उत्तम होगा। गुणक्री राग 
भरवी ठाठ में आता है। 'गुणकली' नाम संस्कृत-म्रंथों में नहीं दिखाई देता । कुछ 
लोग प्रचार में गुणकली को एक प्रभातकालीन रागों में से मानते हैं। यह राग 
बिलावल ओर कल्याण रागों के संयोग से बना हुआ दिखाई पड़ता है। इन दोनों 
के अंग इस राग में दिखाई पड़ते हैं । इस राग का वादी स्वर षड़ज है | इसके 
आरोह में कल्याण-अंग और अवरोह में बिलावल का अंग प्रयुक्त होता है। 
प्रातः:कालीन राग होने के कारण इसमें उत्तरांग की प्रधानता होनी ही चाहिए। 
इस राग के आरोह में म, नि स्वर बिलकुल दुबंल माने गए हैं। तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति 
भी मिलेंगे जो कि गुणकली में कल्याण-अंग देखकर इसे रात्रिगेय रागों में से मानते हैं। 
मुझे दो प्रसिद्ध गायकों ने दो भिन्‍न-भिन्‍न गीत इस राग के बताए हैं। एक गीत में 
कल्याण-जेसा भाग अधिक है और दूसरे में ( अंतरा में ) बिलावल-अंश प्रधान है। 
ये दोनों गीत मैं तुम्हें बताऊंगा । 


प्रइन : उन गीतों के स्वरूप आप हमें अभी सुना दोजिए, जिससे हमारे ध्यान 
में ये दोनों प्रकार ठीक रूप से जम जाएँ । 


उत्तर : ठीक है, मैं सुनाता हूँ :-- 


१. पप॒धनिसां रें सां। ( यह एक जलद-तान है, इसमें निषाद बहुत थोड़ा 
लगाया जाता है। ) 


सांनिध, निघप, पसां सांघ ध प, घप १५, प प घ्धप५, गम रे रे सा, 
साधप,सापपमग,सा रेसा, सा रेग म, रे रे सा । 


प॒प॒प, सांध, सां सां, गं गं, ग॑ रें पं गं प गप, सां ध सां, सां ध प, ग, प ग, 
प, सां ध सां, सां, सां, रें ग॑ सां, सां घ प, प ग, म रे रे सा । 


यह एक प्रकार हुआ । 


२- गरेसा नि धु नि ध॒ पू, सा, रे सा, ग॒ ग, प रे, सा, सा, ग रे सा, सा नि घ, 
निधप,प धृ सा, ग रेसा। 


पपधनिधसां, सां निध, निघध, सां रेंसांनिध प, पपघसांधध प, 
गप,ग रे सा, नि धू, सा नि ध्‌ प, सा, ग रे सा । 


प्रथम भाग २१५ 


यह दूसरा प्रकार है। 
इन दोनों प्रकारों को तुम्हें ध्यान में रखना है । ऐसे अप्रसिद्ध और विवादग्रस्त 
रागों के मार्ग-दर्शक केवल प्रसिद्ध गायकों के गीत ही हो सकते हैं, क्‍योंकि हमें वतंमान 
प्रचलित संगीत पर ही विचार करना है। मेरे स्वरोच्चार और विश्रांति-स्थानों को 
सूक्ष्म रूप से देखकर ध्यान रखना, अन्यथा यह राग-रूप तुम भूल जाओगे। हमारे 
हिन्दुस्तानी संगीत में यह एक विलक्षण प्रथा कायम हो गई है कि इसमें स्वरों का 
चचारण एक-में-एक थोड़ा-बहुत मिलाकर किया जाता है। यदि खुले स्वर ( जिन्हें 
गायक खड़े स्वर कहते हैं ) गाए जाएँ, तो श्रोताओं को किसी पावचात्य ( अंग्रेजी ) 
संगीत-जसा लगने लगता है। कोई-कोई पादचात्य संगीतज्न अपनी पद्धति में यह एक 
दोष बताते हैं। परंतु हमें तो अभी अपने समाज की रुचि के अनुरूप ही चलना है। 


धुणक्री' राग में रे, घ स्वर कोमल लगाए जाते हैं। इस राग को हम एक भिन्‍न 
राग मानते हैं । 'संगीतसार' के पृष्ठ ३४६ पर क्षेत्रमोहत गोस्वामी ने गुणकिरी या 
गुणकेली' नाम देकर राग का विस्तार स्वरों में दिया है । इस विस्तार में रे, ध कोमल 
और मध्यम तीक्र ग्रहण किया है। टिप्पणी में इसके सम्पूर्ण राग होने के लिए “मतंग' 
का आधार बताया है। 'पूर्णा ग्रुणकिरी प्रोक्ता मतंगमतसंमता--ध्वनिमंजरी' में 
इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। 


इस राग के विषय में हमें संस्कृत-ग्रंथों में शायद हो जानकारी प्राप्त हो। ग्रंथों 
में इसके नाम गुणक्री या गुण्डकी, भौड़क्रिया, गुण्डक्रिया, गोड़क़री आदि हैं। परंतु इन 
नामों से प्रसिद्ध राग भेरव ठाठ में हैं। भरव ठाठ के राग सीखते समय गुणकली राग 
भी तुम्हारे सामने आएगा। श्री बनर्जी ने कपने अ्रंथ “गीतसूत्रसार' में रागों का एक 
कोष्ठक दिया है; उसमें गुणकली को दोनों मध्यम व कोमल रे, ध स्वरवाला राग माना 
है। इसको देखते हुए ऐसा समझ में आता है कि पुराने समय में यह राग पूर्वी ठाठ 
में माना जाता होगा । 


प्रश्न : अब हमें पहाड़ी राग के विषय में बताइए ! 


उत्तर : ठीक है, पहाड़ी राग इस समय शुद्ध स्व॒रों में गाए जाते हुए सुना 
जाता है। “पहाड़ी” नाम सुनते ही यह समझ में आता है कि यह हिन्दी भाषा का 
शब्द है। हिन्दी भाषा में पहाड़ को पर्वत कहते हैं। इस नाम को सुनते ही यह 
अनुमान किया जा सकता है कि यह राग जंगली लोगों ( जंगल में रहनेवालों ) 
द्वारा गाया जानेवाला है। यह राग अनेक बार अत्यन्त हलके गाने गानेवालों 
के मुंह से सुनाई देता है। डफ (घेरा) पर लावनी गानेवाले लोग भी कभी-कभी ऐसा 
ही राग-प्रकार गाते हैं। ग्रंथों में 'पाड़ी/ नाम दिखाई पड़ता है, परंतु वह प्रचलित 
पहाड़ी राग से बिलकुल भिन्‍न रूप है। वह मालवगोड़ अर्थात्‌ भेरव ठाठ का एक राग 
है । बहुत-से ग्रंथों में पाड़ी को मरव ठाठ में ही बताया है। कोई-कोई कहते हैं कि 
पाड़ी और पहाड़ी, दो भिन्‍न-भिन्‍न राग हैं। यदि यह ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि 
पहाड़ी प्राचीन ग्रंथ-प्रकार नहीं, बल्कि आधुनिक प्रकार है। यदि हम संगीतपारिजात' . 
को देखें, तो हमें पहाड़ी नाम स्पष्ट दिया हुआ मिलेगा। 'पारिजात' में राय-वर्णन इस 
प्रकार दिया हुआ है :-- 


२१६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गौय्यु त्पन्नापहाडी स्थाद्गांधारस्वरवजिता । 
उद्ग्राहे पड़जसं पन्ना न्यासांशयो रिशोमिता ॥ 
इस वर्णन में पहाड़ी की उत्पत्ति गौरी ठाठ से बताई गई है । गौरी ठाठ की 
व्याख्या इस प्रकार दी यई है :-- 
रिस्वरादिसस्‍्वरारम्भा रिकोमलधकोमला .। 
गतीत्रा सा निवीताच गोरी न्यंशस्वरामता |! 
यह देखते हुए यही कहा जा सकता है कि प्रचलित पहाड़ी का यह स्वरूप नहीं है। 
रागविबोधि -- 
पाडीसायाहादा गोना सांशग्रहन्यासा । 
मालवगीडमेले || 
यहाँ भी उपयु क्त रूप से कोमल रे, ध वाला ठाठ बताया है। 
रामलक्षणे-- । | 
. मायामालवमेलाश्व जातोराग: सुनामकः । 
पाहाडयाहश्चसंग्रोक्तः सन्यासं सांशक प्रुवम्‌ । 
आरोहे . रिधवजेंच प्शेवक्रावरोहकम ।। 
इस मत से भी ठाठ भरव ही निश्चित होता है । 
चतुर्द डिप्रका शिकाया मु -- 
पाडिरागो गोलमेलग्रभूतष्पाइवो मतः । 


. इस ग्रंथ का गौलमेल प्रचलित भेरव ठाठ ही है। 'अनूपविलास” ने 'संगीत- 
पारिजात' का ही उद्धरण ले लिया है । 


'रागचद्रोदय' में मालवमोड़ ठाठ के स्वर बताकर इस प्रकार कहा है :-- 
मेलादतो मालवमोडनामा | गोडक्रिया गुजेरिकाच टक्‍कः । 
पाडी ऊकुरंजी बहुलीचपूवों । राभक्रिया द्राविदमोडनामा ।॥ 
'संगीतसारामृत' में भी पाड़ा राग मालवगोौड़ ठाठ में हैं। मेरे ख्याल से इस 
प्रकार अधिक मतों को देने से कोई लाभ नहीं । यह सहज ही निश्चित हो जाता है 
कि प्रचलित 'पहाड़ी' राग ग्रंथों में नहीं बताया गया है। अब हमें 'लक्ष्यसंगीत' का ही 
वर्णन स्वीकार करता होगा, क्योंकि हमें प्रचलित स्वरूप का ही आधार देखना है। 
'लक्ष्यसंगीतः का वर्णन इस प्रकार है :-- 
शंकरामरणे मेले पाहाडि्गीयतेप्धुना । 
तर ५ + 
मंद्रमध्यस्वरेश्वाषि संमता सा्वेकालिका ॥ 
पड़लपंचमयोरत्र संवादों रुचिरों मतः। 
ला कि $ और + 
मंद्रस्थो धवतों नूनं वेचित्यं प्रतनोति सः.॥ 


प्रथम भाग श्श्छ 


भूपाल्याः प्रकृति घत्त गानमस्या यतोंत्शत)। 
स्पशं! शुद्धमध्यमस्यानुमतो लक्ष्यवेदिनाम ॥ 


इस मत के अनुसार पहाड़ी में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। यह शाग मंद्र व 
मध्य-सप्तकों में खूब खिलता है। प्रहाड़ी राग का समय निश्चित नहीं है, अर्थात्‌ 
इसे चाहे जब गाया जा सकता है। इसका वादी स्वर षड़॒ज और संवादी पंचम है । 
इन दो स्वरों से यह राग बहुत ही सुदर दिखाई देता है। इस राग में मंद्र-धेवत 
की ओर श्रोताओं का लक्ष्य विशेषकर जाता रहता है। इस स्वर के प्रयोग से इस 
राग का रूप कुछ निराला ही हो जाता है। “ग, रे सा धू, ग, रे ग, प, ग, रे सा ध्‌, 
पृ, ध्‌ सा' यह स्वर-समुदाय एक बार सुनाई देने पर मन पर छा जाता है। मैं इसे 
किस तरह गाता हूँ, इसे ध्यान से देखो । इतने स्वरों को देखकर यह राग पहचान में 
भिन्‍न हो सकता है। पहाड़ी राग में म-नि स्वर दुर्बल लेने के कारण उसमें भूपाली- 
स्वरूप काफी प्रमाण में आ जाता है। कुशल गायक इस राग पर से भूपाली का 
प्रभाव अलग करने के लिए बड़ी सफाई से अबरोह में म-नि स्वरों का स्पञ्न कर 
दिखाते हैं। यह काम बहुत सुदर हो जाता है। मंद्र-स्थान के घेवत का प्रभाव इतना 
स्वतत्र है कि भूपाली, शुद्धकल्याण आदि समप्राकृतिक रागों में भी यदि भूल से उसी 
प्रकार लग जाए, तो पहाड़ी का आभास स्पष्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें यह 
भाग बहुत अच्छी तरह तेयार कर लेना चाहिए। पहाड़ी में ऋषभ स्वर जान-बूझकर 
थोड़ा लिया जाता है। जलद-तानों में आते-जाते यह प्रयुक्त हो जाता है। ग्रांघार पर 
आते-जाते ठहरते अवश्य हैं, परतु उसे वादी स्वर नहीं बनाते ।. यदि इसे वादी बना 
दिया जाए, तो भूपाली स्पष्ट हो जाता है। इस राग में कभी-कभी तार-सप्तक में 
प्रवेश करते हैं, परंतु वहाँ अधिक समय नहीं रुकते । वहाँ यदि अधिक देर तक ठहर- 
कर काम किया जाए, ता यह राग रह नहीं पाता; बल्कि भूयाली या देशक्रार हो 
जाता है। पूर्व की ओर अर्थात्‌ बंगाल में इस राग को संपूर्ण राग माना है ओर इसमें 
दोनों निषाद ग्रहण किए गए हैं। 'संगीतसार' में इस राग को संपूर्ण सिद्ध करने के 
लिए 'नारदसंहिता और “गीतपिद्धांतभास्कर आदि को आधार बताया है। राजा 
साहब टंगोर ने 'नारदसहिता' के 'रागाध्याय' को अपने 'संगीतसारसंग्रह में उद्धृत 
किया है; वहाँ पृष्ठ ६२ पर 'पाहिड़ा' रागिनी का वर्णन इस प्रकार किया: है :-- 


मतु देधाना चरशणारविंदं। 
निषेधयंदी परदेशयानम्‌ ॥ 
प्रमानुरागादतिकातराक्षी । 
: सा पाहिडा संकथिता कवींद्रें! ॥ 
इन इलोकों से बिलकुल स्वर-ज्ञान नहीं हो सकता। 'संगीतसारसंग्रह' के 


संग्रहकर्त्ता की निदा करना मैं नहीं चाहता । उन्होंने बहुत परिश्रम व अत्यंत .स्वार्थ- 
हीन बुद्धि से काम किया है, यह नहीं भुलाया जा सकता है। केवल उनके ग्रंथ में 


२१८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


जिन संस्कृत-पग्रंथों के आधार दिए गए हैं, उनके उपयोग के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न 
हो सकता है; यही मेरे कहने का उद्देश्य है। ग्रंथों में अपूर्णता होने पर संग्रहकार क्या 
कर सकता है। 

प्रदन : आपने अभी बताया है कि बंगाल में दोनों निषाद लगाकर पहाड़ी” को 
गाते हैं। क्या आप हमें उधर का राग-स्वरूप बताएँगे ? 


उत्तर : 'संगीतसार' में प्रत्येक राग का विस्तार स्वरों में कर दिखाया है। यह 
राग-विस्तार ग्रंथकर्त्ता ने ग्रंथ के आधार पर न करते हुए, अधिकांश रूप में प्रचार के 
अनुरूप किया है, ऐसा दिखाई देता है। स्थान-स्थान पर ग्रंथों के आधार अवश्य कहे 
हैं, परंतु वे राग में लगनेवाले स्वरों के विषय में नहीं हैं, ऐसा मेरी समझ में आता है । 
इसी ग्रंथ में पहाड़ी का स्वरूप इस प्रकार दिया हुआ है :-- 

निनिसा, रेगरेमममगरे, सा, गगरेसा, निध, धनिसानिधपुसानिसा, 
रेगरेमममगरे, सागगरेसासा। 

रेरेममपपप्धमप, रेमंगरे, मं, पमग, रेयरेसा, निसा, रेगरेमममगरे, 
गगरेसा, सा। ' ध्% * 


जड़ 


मेरे विचार से अब तुम अपने यहाँ के प्रचलित रूप को भी ध्यान से देख लो । 
इमारे यहाँ पहाड़ी का यह रूप प्रचलित है :-- 

सा, रेग, गरे, सारेगरे, सारेसा, निध, पृ, धृसारेग, गमगरे, सारेगसा, 
निध, ग, रेसा । 

गगपप, धधपग, ग्रेसानिध, पृधसा, गपधपग, रेसाधू, पृधुसा, रेसा, सारेग, 
साध, सांघप, गे, रेसाध, पृथधसा । 

गग, गमगरे, रेगरेसानिध, घधपग, ग्रपग, मगरे, सानिध, पृथधसा, गगपध, सांध, 
पंप, गरेसाधु, रेसाध, पृथ॒सा । 

सा, रेग, मग रे, सा, रेगरे, सारेसानिध, पृध॒सा, रेगरेसा । 

मन्द्र-सप्तक में जहाँ-जहाँ धेवत का प्रयोग हुआ है, वहाँ-वहाँ विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता है; तभी तुम इस राग को उत्तम रूप से या सकोगे । 

प्रइन : अब इस राग की हमें पर्याप्त जानकारी हो गई है ? 


उत्तर : अब में तुम्हें कुछ बातें 'माड़' राग के विषय में और बता दूँ । फिर 
यह शुद्ध स्वरों का ठाठ पूर्ण हो जाएया। “मा” राग को कहीं-कहीं “मांड' भी 
कहते हैं। इस राय की गरायकों द्वारा बहुत कम कीमत समझी जाती है। अक्प्र 
बड़े-बड़े गायक इसे बिलकुल नहीं गाते। सामान्य लोगों की यह धारणा है कि 
इस राग का स्थान गुजरात प्रान्त हे। यह बिलकुल नवीन स्वरूप नहीं है। इसमें 
सन्देह नहीं कि गुजरात की ओर इस प्रकार को गाने का अधिक रिवाज है। इस 
राग में खयाल, ध्रुपद आदि बड़ी मान्यता के ग्रीत नहीं पाए जाते। गुजरात में, 
इस राग में जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें गरभी' ( गरवा ) कहा जाता है। यद्यपि 
इन गीतों में मधुरता की कमी नहीं होती, फिर भी ये समाज में निम्नकोटि के गीत 
माने गए हैं। माड़ राग में सा, म, प, इन तीनों स्वरों की विचित्रता ध्यान देने- 
योग्य है । जहाँ-कहीं निषाद का प्रयोग आता है, उसे गायक कंपित करते हुए गाते हैं । 


प्रथम भाग २१६ 


इससे राग को शोभा बढ़ जाती है। माड़ चाहे जब गाया जा सकता है। वह सदेव 
मनोहर लगता है| सृक्ष्म दृष्टि से इस राग का चलन देखने पर दिखाई देगा कि इस 
राग के आरोह में रे, घ स्वर दुर्बल किए जाते हैं। मासिक गायकों का कथन है कि 
इस राग का अवरोह बिलकुल वक्र है। मेरे विचार से उनका मत ग्रलत नहीं है । 
सां ध, नि प, ध म, प ग, म रे, ग सा---इस प्रकार का अवरोह विलंबित रूफ से 
किए जाने पर माड़ राग बहुत स्पष्ट दिखाई देगा | कोई कहते हैं कि आरोह में 'सा रे 
मप धसां इस तरह स्वरों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे मत से आरोह में वक्रत्व 
दे देने से इस राग में अधिक स्पष्टता भा जाती है; जेसे--सा, ग रे, म, गप, म घ, 
प्‌ नि घ सां । इन सभी प्रकारों को तुम्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। कल्याण ठाठ 
के दोनों मध्यमवाले राग बताते हुए मैंने इस प्रकार के वक़ प्रकार भी बताए थे । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि बिलावल ठाठ के णाग्रों में माड़ राग ही ऐसा है, 
जो आरोह ओर अवरोह में वक़् है। माड़ का स्वरूप बिलकुल स्वतंत्र है। कुशल 
गायक इसमें बीच-बीच में मृक्त मध्यम का प्रयोग करते हैं, यह काम बहुत सुंदर 
हो जाता है। 'सां, नि घ, म' यह भाग तुम्हें बार-बार इस राग में दिखाई देगा। 
इस राग में वादी स्वर षडज ओर संवादी स्वर “म! या 'प' माना जाता है। गुजरात में 
माड़ को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से गाते हैं। कोई-कोई मध्यम स्वर को बढ़ाकर भी गाते 
हैं; इनके गाने में ग, नि स्व॒रों का महत्त्व रे, घ स्व॒रों की अपेक्षा अपने-आप कम 
हो जाता है। यह अत्यन्त सरल और साधारण राग है। जिन्हें गायन का ज्ञान 
नहीं होता, ऐसे भी लोग केवल सुनकर इसके स्वर अधिक अंशों में शुद्ध लगा लेते हैं । 
मुसलमान गायक सर्देव इसे “राग” नाम देने में ही अप्रसन्न होते हैं। वे इसे केवल एक 
'धुन' बताते हैं। प्राचीन ग्रंथों में माड़ राग का नाम नहीं पाया जाता । “लक्ष्यसंगीत' 
में यह नाम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में कहीं-कहीं 'मारू' शब्द या नाम आया है, परंतु 
वह अपना माड़ राग नहीं है। पारिजात' में मारू शाग का वर्णन इस प्रकार 
दिया हुआ है :-- 


शुद्धस्वरसप्रुदूभूतो. गांधारोद्ग्राइसंयुतः । 
आरोहे त्यक्तथो ज्ञेयो गांधारच्यविव्ोदितः ॥ 


पारिजात' के शुद्ध स्वर प्रचलित काफी के स्वर हैं, यह प्रस्तिद्ध ही है। 'राग- 
तरंग्रिणी' में मारू राग शुद्ध स्वर के ठाठ में बताया गया है, परंतु अधिक स्पष्टता 
उसमें भी प्राप्त नहीं होती । (फर भी यह बात ध्यान रखने योग्य है । 


प्रचलित माड़ के लक्षण “लक्ष्यसंगीत” के अनुसार इस प्रकार हैं:-- 
वेलावलाख्यसं नेलान्माडस्थोत्पत्तिरी रिता । 
मारुमेवा ददेशे5स्य जन्मभःअयते क्‍्वचित्‌॥ 
प्रावल्य समपानां स्यान्निषादस्यात्र कपनम्‌ | 
गानमनुमत तज्जञं रंजक॑ सा्वेकालिकम ॥ 


२२० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


आरोहे रिधदौर॑ल्यं॑ वंक्रत्वमवरोहरोे 
मध्यमस्यापि व्यस्तत्वं स्ंत्रातिमनोहरस ॥ 
केचिदत्रारोहऐेडपि वक्रत्वमादिशंतितत । 
मन्‍्ये नूनमुपपन्‍न लक्ष्यममागेविचारतः ॥ 
प्रदत : अब हमें प्रचलित राग का विस्तार स्वरों में बता दोजिए ! 


उत्तर : ठीक है, सुनो-- 
सा, ग, रे सा, म, प ग॒ म, रे ग, रे सा, म, पं, नि घ म, प ग, रे सा । 


साग रेम, रेग रे सा, म प धम, प, म, ग म, रे ग, रे सा, घ ध निप 
घम, पग, रेसा। 


मम, रे ग, रे सा, रे म, रेमप,प धप, निघ प, सां निध म, प ग, रेसा। 


मे, प, घ नि, प, सां, रें गं, रें सां, सां नि ध, नि प, घ म, प ध सां, ग॑ सां, निं, 
धघध, नि प, ध म, प ग, सां नि ध म, प, ग मे, रे ग रे सा । 


इस प्रकार हमारा दूसरा ठाठ पूर्ण हुआ | इसमें मैंने तुम्हे कुल अठारह रागों 
का वर्णन बताया है। इस ठाठ में कुछ राग ऐसे हैं, जिनका गाना वास्तव में सरल 
नहीं है। इन रागों के लक्षणों को पूर्ण रूप से ध्यान में जमा लेने पर उनका उपयोग 
अनेक स्थानों. पर हो जाता है । 


प्रघन : इस ठाठ के राग हमीर हमारे ध्यान में जिस प्रकार आए हैं, उसे सुन 
लीजिए । इन रागों में आठ-नौ तो बिलावल के ही भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार हैं. जेसे शुद्ध- 
बिलावल, अल्हैया, देंवगिरी, कुकुभ, सरपरदा, लच्छासाख, यमनी, नटबिलावल 
आदि । इनमें से यमनी राग, कल्याण ठाठ का होने पर भी बिलावल का ए 
प्रकार होने से इस ठाठ में बताया गया है । बिलावल में ग-नि की थोड़ी-बहुत 
वक़्ता, ध-म की मधुर संगति और धेवत की संगति में आनेवाला कोमल निषाद 
का कण--बहुत ही स्मरणीय बातें हैं। नटबिलावल ओर शुक्लबिलावल में मध्यम 
स्वर मुक्त रूप से ( खुला ) लगता है, यह बात बहुत ध्यान में रखने का आदेश 
आपने दिया था । इस प्रकार का खुला. मध्यम बिलावल के अन्य किसी 
प्रकार में नहीं लगाया. जाता, अर्थात्‌ यही मध्यम इन रागमों की पकड़ है। नट- 
बिलावल में नठ का एक भाग दिखाई देगा ही, अतः इसकी पहचान करना कठिन 
नहीं है। बिलांवल के अन्य प्रकारों को उनके पूर्वांग सें पहचान लिया जा 
सकता है, जसे पूर्वांग में झझोटी या थोड़ा मौड़सारंग का भाग दिखाई देने पर 
लच्छासाख हो जाता है। पूर्वाग में यदि जयजयवंती का भाग दिखाई दिया, तो 
कुकुभ हो जाएगा । यह सब हमारे ध्यान में है। इसी प्रकार पूर्वाग में कल्याण का 
भाग दिखाई देने पंर देंबेमिरी हो. जे।एगा । यह सब हमारे ध्यांन में ठीक से आगया 
है। सरपरदा राग में गोड़सारंग की तान रिगरे म गृ, प रे सा' नहीं आती, यह 
हमें अच्छी तरह स्मरण है। बिलावल में 'ग मं, रे, सी स्वर-समदाय का उत्तम 


प्रथम भाग र्‌२्‌१ 


अभ्यास हो जाना चाहिए। यमन और यमनकल्याण को अलग-अलग गाते हुए जसे 
गायकों को असमंजस होता है; उसी प्रकार शुद्धबिलावल और अल्हैया गाते हुए 
होता है | 


जिस प्रकार नट राग में खुला मध्यम लगता है, वसा ही प्रयोग दुर्गा में होता है । 
परंतु उनके भिन्‍त-भिन्‍न लक्षणों को सहायता से उन्हें अलग-अलग किया जा सकता है । 
नट में ग-ध स्वर केवल अवरोह में वज्य किए जाते हैं ओर दुर्गा में ग-नि बिलकुल ही 
वज्यं किए जाते हैं | गांधार व निषाद छूट जाने पर बिलावल का संदेह भी नहीं रह 
पाता | मलुहा और हेमकल्याण का चलन और स्वरूप यद्यपि निकट और एक-सा ही 
है, क्‍योंकि ये दोनों मंद्र व मध्य-सप्तक में यायकों द्वारा याए जाते हैं, परन्तु मलुहा 
में रे-ध दुर्बल और हेमकल्याण में ग-नि स्वर दुर्बेल किए जाते हैं। यह उन्हें अलग- 
अलग करने का लक्षण है । 


हम देशकार को भूपाली से अलग तत्काल ही पहचान सकते हैं। उसे उत्तरांग 
में सुनते ही ( विशेषकर 'सां, ध प' स्वर-विभाग ) शरीर के रोम-रोम खड़े हो जाते 
हैं। 'भूपाली' में हम रे-ग स्वरों के महत्त्व को अच्छी तरह समझ चुके हैं। 'हंसध्वनि' 
राग, जोकि अपने यहाँ अधिकतर नहीं सुनाई पड़ता, तो भी इसे हम पहचान सकते 
हैं, क्योंकि इसमें म-ध स्वर नहीं लिए जाते । इस जगह में हमें शंकरा राग से अलग 
देखने का प्रयत्न करना होगा; परंतु धेवत स्वर शंकरा राग में वज्य नहीं होता, यह 
एक प्रधान लक्षण मिल जाता है। “माड़' राग का वक्र स्वरूप हमें तो बहुत पसंद 
आया है । चाहे लोग उसे अल्प महत्त्व का क्‍यों न कहें, परंतु हमें तो 'सां नि ध, म, 
प, घ नि, प' आदि उसके प्रकार बहुत पसंद आए हैं। पहाड़ी राग सभी ग्रंथों में--- 
भेरव ठाठ में बताया है और प्रचार में शुद्ध स्वरों में भूपाली-जेता देखकर हमें आइचये 
ही हुआ । फिर बंगाल का प्रकार तो और भी निराला है। ग्रुणकली के दोनों प्रकार 
विवादग्रस्‍त हैं, अतः हमने दोनों स्वरूप कंठस्थ कर लिए हैं। भरत्र ठाठ का वर्णन 
करते हुए आप 'गुणक्री' राग आगे बताएँगे ही ! 


उत्तर: शाबास ! ज्ाबास !! तुमने इस ठाठ के संपूर्ण रागों को अच्छी तरह 
समझ लिया है। यह तुम्हारे ऊपर के वर्णव से मैं समझ गया हूँ। अब तुम्हारा 
बिलावल-विभाग संपूर्ण हो गया । 


२२२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


खमाज ठाठ के राग (प्रथमार्ध) 


प्रन्‍त : अब आप अगले ठाठ के राग बताइए ? 
उत्तर : ठीक है, अब हम खमाज ठाठ के रागों पर विचार करेंगे। 


प्रश्न : खमाज ठाठ में शुद्ध ठाठ से आपने केवल कोमल निषाद का अंतर 


बताया है। आप इस ठाठ में हमें कौन-कौन-से राग बताएँगे ? 


उत्तर : खमाज ठाठ के रागों के नाम इस प्रकार हैं--१. झिंझोटी, २. खमाज, 
३. तिलंग, ४. खंबावती, ५. बड़॒हंप, ६. नारायणी, ७. प्रतापवराली, ८५. नागस्वरावली, 
९. सोरटी, १०. जयजयवंती, ११. देश, १२. तिलककामोद, १३. गौड़मल्हार, १४. दुर्गा, 
१५. रागेश्वरी, १६. गारा। इसके सिवाय मल्हार के एक-दो मिश्र प्रकारों के विषय 
में भी कुछ शब्द कहूँँगा | यह मैं तुम्हें बता ही चुका हँ कि ऐसे मिश्चित प्रकारों की 
खुलासा जानकारी नहीं दी जा सकती । ग्रंथकार भी ऐसे भिश्र रागों के विषय में 
केवल नाम बताकर चुप बठे मिलेंगे। इस भ्रकार के ग्रंथकारों के विषय में “चतुर- 
पंडित' ने कहा है :-- 


विशिष्टलक्षणान्येषां रामाणां नेवचात्रवीत्‌ । 
ग्रथकारो यथायोग्यं विचार्य तह्विचज्षणः) ॥ 
प्रवचन पुनस्तेष॑ क्ल्िष्टमेव भवेत्सदा | 
अतस्तेन ध्त॑ मोनं नमेद्याश्वयेकारणम ।। 
रागावयवभूतानामुत्तमांशान्विवृत्यय ते । 
मुख्यरागान्‌ पुरस्कृत्य गायंति लक्ष्यक्रो विदा: ॥ 
अपने प्रचार में भी यही विचारधारा काम करती दिखाई देगी। मल्हार के 
अनेक मिश्र प्रकारों में मल्हार मुख्य राग तो होता ही है, इसके सिवाय अन्य मिश्रित 


होनेवाले राग के योग्य अंश को पसंद कर उसमें मिला लिया जाता है । यह सब तुम्हें 
आगे आएगा | 


प्रश्न: ठीक है ! अब आप हमें इस ठाठ में सर्वेप्रथण कौन-सा राग 
सिखाएँगे ? 


उत्तर: मैं यही विचार कर रहा था कि तुम्हें झझोटी राग पहले बताऊँ या 


खमाज राग बताऊ। इस ठाठ का नाम तो खमाज' है, परंतु इसका आश्रय राम 
झिझोटी ही है। 


प्रश्न : ऐसा क्‍यों हुआ ? आपने ऊपर जिन दो ठाठों का वर्णन बताया है, 
उनके आश्रय रागों के नाम बिलकुल ठाठ के ही नाम थे। यदि यहाँ आश्रय-राग 
झिझोटी है, तो फिर इसे शिझोटी ठाठ क्यों नहीं कहा जाता ? 


प्रथम भाग २२३ 
उत्तर : खमाज' नाम बहुत प्राचीन है। काम्भोजी ठाठ प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध 

है। उसी के स्वर अपने खमाज ठाठ में हैं, अत: इसका नाम उसी पर रख लिया 

गया है। यह भी एक कारण कहा जा सकता है कि लक्ष्यसंगीतकार ने इसी प्रकार 


का नामकरण किया है ( अर्थात्‌ ठाठ का नाम शिझोटी न रखकर खमाज ठाठ हो 
रखा है )। 


प्रझन : खेर, कोई हज नहीं । हमें उत्तम रूप से प्रत्येक राग समझ लेने के बाद 
ठाठों के झझट में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । यह ठीक है कि झिझोटी 
नाम आधुनिक दिखाई देता है, इस कारण गायक इसे प्रतिष्ठित नहीं समझते हैं । 
आपने पहले शायद इसी लिए कहा था कि इस राग में खयाल-शध्रपद आदि उच्च कोटि 
के गीत नहीं पाए जाते । 


उत्तर : तुम ठीक-ठीक समझते हो । 


प्रश्न : तो फिर आप झिझोटी राग ही पहले बताइए ! यह आश्रय राग है 
अतः इसमें विशेष नियमों की उलझन नहीं होगी ! 


उत्तर : नहीं, कोई उल्लेखनीय उलझनें न होने से झिझोटी का वादी स्वर गांधा र 
ओर इसका संवादी स्वर निषाद होता है । 


प्रइन : तो क्या कोमल निषाद संवादी होता है ! यह कंसे संभव है ? 


उत्तर : इस जगह वादी-संवादी शब्दों के अनुसार हमें चलना पड़ेगा ! कोई 
हेते हैं कि संवादी घेवत लिया जाए। इस ठा5 के चार-पाँच ऐसे राग्र हैं, जिनमें 
गांधार स्वर वादी माना गया है। 


५; 


प्रन्‍्त : तो फिर वे सब अलग-अलग केसे किए जाते होंगे; इसे अच्छी तरह 
ध्यान में रखना पड़ेगा। झिझोटी का मुख्य राग कौन-सा है ? 

उत्तर : 'ध्‌ सा, रे म ग' यह पकड़ तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए । यहाँ आरोह 
में 'रे' स्वर लिया जाता है, यह ध्यान में रखने की बात है। यदि तुम 'नि सारे सा, 


निधपु,धसा, रे>ग' इन स्वरों को गाओ, तो जानकार लोग कह देंगे कि तुम 
शिंझोटी राग गा रहे हो । 


प्रशन : 'सा रे ग, रे ग, ग रे सा ये स्वर झिझोटी के हैं और शिझोटी में नियप्रों 
की उलझन सही हर] 


उत्तर : परंतु यह भाग यमन, भूप आदि रागों का है। सुननेवालों के मत पर 
इन रागों की छाया उत्पन्न होना सम्भव है । 


प्रइत : ठीक है, शायद इसी लिए इसमें शुद्ध 'म' लिया गया है ! आगे बताइए ? 


उत्तर : झिझोटी को खमाज राग से बचाने की विशेष सावधानी रखनी पड़ती 
है। कल्याण-अंग के शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद नहीं होने से यह राग अलग हो 
जाता है। खमाज के आरोह में ऋषभ वर्ज्य किया जाता है। इस प्रकार च्िझोटी 


२२४ भातख डे संगीत-शास्त्र 


है] 


राग खमाज से भी अलग हो जाता है। यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गायक लोग इस 
राम में 'सा रे ग' इस प्रकार प्रयोग नहीं करते हुए 'सा रेमग' इस प्रकार प्रयोग 
करते हैं। जिस प्रकार यह काम पूर्वांग में किया जाता है, उसी प्रकार उत्तरांग में 
बीच-बीच में 'नि स्वर छोड़ा जाता है। परंतु इस राग के आरोह में ग-नि स्वर वर्ज्य 
नहीं किए जाते । मर्मज्ञ लोगों का मत है कि यह राग खमाज को तोड़-मोड़कर तेयार 
किया गया है । 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि जिन रागों में नियमों की 
हृष्टि से कोमल निषाद बताया गया है, उन रागों में प्रवार में गायक लोग प्राय: 
आरोह में तीव्र निषाद ही लेते देखे जाते हैं । 


प्रइत : क्‍या जान-बुझकर ऐसा करते हैं ? ऐसा होता कंसे संभव है ? 


उत्तर) यद्यपि ऐसा करता शास्त्रीय नियमों की कठोर कत्तौटी से खरा नहीं 
उतरता, परतु मेरे खयाल से कभी-कभी ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। विलंब्ित 
में अत्यंत दिलचस्पी से गाने पर आरोह मे कोमल निषाद लगाया भी जा सकता है, 
परंतु जलद-तानों में जिस निषाद का प्रयोग अपने-आप हपारे द्वारा हो जाता है, वह 
वास्तव में कोमल निषाद से ऊपर का स्वर ही होता है। अभी तुम्हें काफी अनुभव 
नहीं है, परंतु अनुभवी मर्मज्ञ लोग जानते हैं कि आरोह में कोमल मानकर लिया हुआ 
स्वर अवरोह में उस स्वर के कोमल-स्थान से किचित्‌ ऊंचा ही लगता है। ऐसा होते 
का क्या कारण है ? यह एक निराला प्रश्न है । तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किए बिना 
इस प्रश्न की उलझन में पड़ना ठीक नहीं है। हमारे गायक कितने कुशल हैं, यह 
विचारने की बात है। उन्होंने यहु नियम भी बना दिया है कि जिस राग में तीव्र ग' 
और कोमल “नि' स्वर नियमित रूप से बताए हों, उसके आरोह में निषाद स्वर तीक् 
रूप में लेने से राग-हानि नहीं होती । 


प्रइनन आपने एक बार पहले बताया था कि एक श्रुति के चढ़ने-उतरने से 
विशेष हानि नहीं होती । क्‍या यह नियम इसी धारणा पर बनाया गया है ? 


उत्तर : हाँ, यह ठीक है । साथ ही यह नियम सरल और उपयोगी भी है। इस 
प्रकार के उदाहरण तुम्हें काफी ठाठ में भी बहुत-से प्राप्त होंगे । 


हमें इस तरह समझता चाहिए कि खमाज ठाठ में शंकराभरण राग का योग 
होने से दोनों निषाद उपयोगी हो जाते हैं। कोई-कोई चतुर गायक शुद्ध स्वर॒के ठाठ 
की उपमा शुद्ध पानी से देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार शुद्ध जल अपने लिए 
अनेक मिश्रण तयार करने में उपयोगी होता है; उसी प्रकार श॒द्ध स्वरों के ठाठ के 
योग से अनेक निराले राग अपने प्रचार में उत्पन्न किए जा सकते हैं। खेर, यह 
निराला विषय है। 


प्रघन : अब आप हमें झिझोटी का रूप स्वरों में बताइए ? 
उत्तर : इसका रूप इस प्रकार होगा:-- 


प्रथम भाग र्२५्‌ 


ह सा, रेमग, मगप, म गण, सा, रेसा, निध, निध प्‌, धसा, रेम ग, 
गमगरेसा, सारेगमग। 


सारेमग, गमप, गसग, घघप, ममग, सारेगमगरे, सा, 
निधप, धृसा, रेमग। 


धघनिधप,पधप,गमग, सा रेम ग, निनिधप, मग, मपमम,रेरे 
पमग,सा रेगमगरे, सा, रेसा नि ध पू, धसा, रे मग। 


सां, रेंसां निधप, निध प, मघप निध प, म ग, रे रेप मग, मग रे सा, 
सारेगमग रेसा, रेसा निध्‌ पु, धुसा, रे म ग। 


सारेगमप, गम प, गमप धनिधप, सां,निधप, गम पधपम ग, 
सारे,मग,मगरेसा, रे रेसा नि ध पु, धू सा, रेमग। 


गमप, लि निधप,सांनिधप, गं मंगंरेंसां, सां रें सा, निधप, मप घ १, 
मगं, सा, रेंगम ग, प,ग मं ग, सा रेग म ग रे सा, नि ध पु, घुसा, रे मग। 


(80. 7289 साहब ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ५६ पर इस राग का आरोहा- 
वरोह इस प्रकार दिया है :-- 


सा रे ग॒ मं प थे नि। ध प मग रे सा 


हे अनेक बार तुम्हें इस प्रकार दिखाई देगा कि झिझोटी के गीत मन्द्र और मध्य- 
सप्तकों में ही गाए जाते हैं। तो भी कहीं-कही तुम्हें तार-सप्तक का प्रयोग होता हुआ 
दिखाई पड़ेगा। 


प्रघन : उपयुक्त सज्जन ने अपने संगीत के लिए बहुत ही परिश्रम किया है, 
ऐसा दिखाई देता है। हमने तो अनेकों के मुह से यह सुना है कि यूरोपियत लोगों को 
हमारा संगीत जंगली ( असभ्य ) समझ में आता है ! 


उत्तर; (४7. [299 साहब उन लोगों में से नहीं थे । ये बड़े खोजी व्यक्ति थे । 
इन्होंने अपने संगीत के गुण और दोष काफी मात्रा में स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। उनके 
मत से, अमुक राग को सदा अमुक स्वर में गाना, उसमें कोई नवीन स्वर न लगाता 
आदि कठोर नियमों से अपना संगीत संकुचित हो गया है। वे कहते हैं :-- 


ु “गु6 जा46 ४९ ४९०॥०९ 0 8॥6 ६8४४ 6 0४6 ॥4/६067 ए एाप्रशं८ 
9लज़ल्शा स्पाठए0बा बे)6 स्‍3अंभा० प्रधा005॥88 3009॥885$ धा580 ॥07 
56 80 ६990 फ्री6 +96 ४/६४६४७ ॥280075 9740६) ए 0]8087080 ६06 
27900 शा67 077066, 876 ०0॥0000868 ५४86 ९6069 ज्ञात 907५, 
6096 488४07॥ वक्लाणा$ गा 5 7658980 7806 46क्‍6 07 ॥0 970:27655; 
धात0 709, |7 [70॥8, ॥॥6 ७790 जाला ० ब्याक्रा।ए 70065 बात 
770006ए 49.88 ( 07 78288 ) 8 89॥ ]४8४॥009)५9 80॥8764 ६0. 


२२६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


क$्रल्बताए ए परां$ ए47. रिवबाव फकशाक्षाएई,. 0 ९5४०० 
8॥ ९00]255 ए765ए ॥॥ ६86 प्राढ/0क्‍9 067 पततप्रशवा जठपाात 98 का शापि- 
तींए०प$ ॥006, 35 ४ 0' 800607॥0 77000 ए ३58 रा ९तं $0 & ०८४! 
ग्रधा॥086', इ4686 (0 ॥896 2860 ०07॥7008660 997 [70728807'5 पघए९/४०।|ए 
80८70979802208 $0 976 .008565886 700 ०79 ॥768 7767 ४७परा 850 ४86 
ठ्यशांतब्रों ए०॥7पड णए 600790भ070, 707070 6 96णजा०ए5 ० ए056 
क्षयात079फ ॥ एछणप्रात 58 लागधागनक्षों 00 ४8788978955. ४४४४६ ६ 96 70'6 
7ठक्ुपाडत ण 0४6 7स्‍098005 ॥8ए8 0076 785 (96 ॥#69४ #98ए6 840%7#॥60 
#ह $0 एशा' 0ए7 9प7700$865, ध॥र्त 00770 00605 09606 ९८०07/०79%/0॥7 
०0 क4$ज़0 07 706 0 6०7. ॥पढ वि! ५"९ए 87४७ ॥0675606, 97॥ ६॥68५ 
64876 080 [70066 8 8४6०9 पि्क.,. १३॥९ए2०" 7076 87 6॥86 
7700077 ०७700$॥00॥ 7 ९॥6 70858858, $99000 ॥0 ॥8५४6 90 768९0770|8006 
50 496 ४७४४४०॥9866 70600069ए 0० ४86 ००प्रातए, 70 ज़0ात 596 400860 
प्रा70 3$ 59प्र7005.,. 8 48 ॥770॥0॥ए 9७60ए7९6 726 ॥458 ॥7]!00$870]6 
60 860 (40 ॥06 प्रपरा7069"' ०ए ४7686 076 8॥86 77006ए 07 ९१ प्र 7767, 
80 लाब्रएं०ाक्‍5 बद्वा८ ४68 799768 0 नलांग्रवाक्रक्चा) ०एण ॥6 &॥067॥0 
(07800028.?? 


6 ००0777060 ७7790976760 0ए+ 7046, ०077760 जश्ञांए 706 
87055 ९7078 38056706 0 #07ए, ४988 076787066 वशातंत्रा एरप्० 
07 7९4९०॥९१ कप वाशाल' 797000 ० 93०ए९८०७०९४॥ $8प्र०/) 35 85 266॥ 
860ाग6त ९४९९९. ॥$ ४870$ (0 76850॥ 28050 ६08 $98 4$ 6 "गार्ड 
०8४५6 0 06 70004079 ज्गांजी 0४९5 पाताधा प्रापषआ० 40 ४6 ॥06 
8[76९298९5 79, ॥ 7४0 7९[१०॥९४(६ ६०0, ४प0.88॥] 6६॥5. 


9708 ६॥6 ९३7 09670058 ०0[शताब॥ ऐश ए, 7रपथ्च० ज़0प6 इ९था। 
$0 [896 966॥ 0प्रा॥7ए४68066 7स्‍076 88 8 $0606॥06 (क्या 2॥ 8270.. (०076 
86060007 56७४5 40 #89५6 छल 949 40 ०0४००7806७ 270 ४60]0प5 
8779800 8४8 एछ4॥ 40 शय[ओ68 300 गश्ञापा॥ 77०009.  लझ6780० 87056 
0९९॥॥08] 765 ६॥86 77760 406 (00950876 $५९९८(॥९४$ ० ॥77600ए-- 
[76 एष्ाए 6 एस 8॥ 768] 777४0. 70 8 शा8क्वा 6६४७९४0 ां$ प्राप्र४+8 268 
377प/60 40 ॥6 27 ि॥772 7700 586 ॥87038 ० 7॥67866 'एंप68.? 
वुप़्शः फ्रीपशाए०, जांए। 40860 गराप्रशंट ६40 8परीहि 000 जी कप्रतोर ० 
879]6 बाद ॥आ7ए79॥0॥7फ ॥5 790ं॥ग्रए्टठ (6७॥ ]658 ्ञात ]68585.. 706 शा धां। 0 
थी पापरशए--फ (0 ', 67 धा8 फछ०ज़ल' णी धीलिकांगर 06 68७7४ ए07 
488675 4$864 ॥06 क्षा्त 06, &800 ]5 »]0ज्ञाप 0प्रा 8प्रा०ए 0पंग्राए2 
80006 8 760फ7707॥ $0 (088 €काए $ए७6 ० 5९७, ४7॥9)6 77006 ए,? 


(8. क्‍229 साहब का ग्रंथ दक्षिणी संगीत पर और (४७, ५७/॥|॥४70 
साहब का ग्रंथ हिन्दुस्तानी संगीत' पर है, यह ध्यान देने की बात है। हमारा 


प्रथम भाग २२७ 
संगीत यूरोपियन लोगों को पसंद नहीं आता, इसका हमें कोई दु:ख नहीं होना चाहिए । 
क्या उनका संगीत अपने लोगों को आज तक थोड़ा भी अनुकरणीय लगा है ? उन पंडितों 


(यूरोपियनों) का अभिमान तो यह है कि हमारा संगीत ही ताद-शाखत्र की दृष्टि से शुद्ध 
ओर रंजक है। 


प्रश्न : चाहे वह नाद-शाखत्र की दृष्टि से शुद्ध भी हो, परंतु हमें तो वह (पश्चिमी 
संगीत) जरा भी पसन्द नहीं आया, यह स्पष्ट स्वीकार करते हुए हमें कोई झिझक 
नहीं है । हमने टाउन-हाल में (१०॥०७॥६5 सुने और ४०४079 (90873 में 8705 
भी सुने, परतु जो आनन्द हमें हमारे संगीत में प्राप्त होता है, वह वहाँ नहीं आया। 
किसी-किसी स्थान पर जहाँ हमारे संगीत-जेसे भाग आ जाते थे, वहाँ तो वे भाग हमें 
अच्छे लगते थे, परंतु जहाँ उन्होंने उनकी स्र7707ए का प्रयोग किया कि हमें 
एक प्रकार की चीख और चिल्लाहट ही समझ में आती थी ! 


उत्तर : मेरे खयाल में यही तुम गलती करते हो । तुम्हें उस संगीत के नियमों 
की जानकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं होता । 
शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर उन्होंने इस विषय में हृद दर्ज का कमाल कर दिखाया है, 
ऐसा जानकार लोगों का कथन है। मैं यह तो तुम्हें बता ही चुका हूँ कि मुझे अंग्रेजी 
संगीत नहीं आता, परंतु उसमें रंजकता का गुण नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता । 
उन संगीत के सच्चे कुशल लोगों का संगीत हमारे सुनने में नहीं आता है, अतः 
हमें उसकी वास्तविक विशेषताएँ नहीं दिखाई देतीं । अपनी दृष्टि सदेव न्याय 
की ओर रहनी चाहिए । अपने दक्षिण-संगीत के विषय में ॥089 साहब क्‍या 
कहते हैं, देखो :-- 


“ (त्शाएक्षाबाएलए 6 विवाधा काएड ४2४४७ 0प्र70 हाथो ज8 
70 40096. 77056 [69, ॥860 8५6 2९९४ एप०॥50866, ६8 70$# ए 007 
लाला फिल्या88 ता ठग [098, 50 +98 घाछ6 5 हा $778|| 
768077]8866 उ॥ 60 $0 086 धब्कांगान। एरप३० 0606 060८४४ 7 56 
>0०प; 0 धाशा6 8 8 7रक्ष(०6 संशिए2ा०० 956४५9९७४ (6 एरपभ्म॑ट ० ॥॥8 
ए800005$ 9श48 6 [709, फ्र्मांणा $0 ७ए७॥ (6 ग्रा0४॥ ट्वष्प्शष] 655प्ल 
85 €ए68॥॥.?! 


मेरे विचार से अभी हमारा इस विषयान्तर में जाना अच्छा नहीं है। 0904. 
ज||ात और (४0. 089 के ग्रंथों को पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें इससे पूर्व ही कहा 
है। उनके ग्रंथों को सम्पूर्ण रूप से बिना पढ़े उनके कथन का रहस्य तुम्हें अच्छी तरह 
समझ में नहीं आ सकता, अस्तु हम झिझोंटी का विचार तो कर चुके हैं । 

प्रदत्त : अब आप खमाज राग लीजिए ! 


उत्तर: ठीक है। खमाज का ठाठ तो तुम्हें बताने की आवश्यकता है ही 
नहीं । 'खमाज' नाम प्रचार का ताम है। कोई-कोई कहते हैं कि खमाज' शब्द 


श्श्८ भातखडे संगीत-शास्त्र 


'कांभोजी शब्द का अपभ्रश रूप है। दूसरा मत है कि खमाज शब्द 'खम्बावती' 
का अपभ्रद रूप है। इस समय प्रचार में ये तीनों-खमाज, खम्बावती और: 
कांभोजी अलग-अलग प्रकार हैं। खमाज राग साधारण रागों में से है। इसे बहुत-से 
छोटे-बड़े गायक जानते हैं। इसके गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। 
इस राग में गायक लोग सर्देव गजल, टप्पे, ठुमरी आदि लोकप्रिय गीत गाते हैं । 
इसमें कभी-कभी भुपद भी दिखाई पड़ जाते हैं, परतु खयाल तो शायद ही कहीं 
दिखाई दें। 


प्रश्न : क्यों भला ! जब श्रुवद गाए जाते हैं, तब खथाल नहीं ? 


उत्तर : मैंने यह नहीं कहा है कि इसमें खयाल बिलकुल ही नहीं गाए जाते। हाँ, 
इसमें बहुत खयाल नहीं पाए जाते। इसका कारण यही है--यदि गीत सावकाश 
( विलम्बित ) में गाया जाए, तो ध्रुपद-जैसा दिखाई देता है। द्र॒ुत लय में गाए जाने 
पर ठुमरी-जेसा दिखाई देने लगता है। इस राग में क्षुद्र गीत गाने की प्रथा अधिक है। 
अमुक राग में भ्रमुक प्रकार के गीत क्यों नहीं हैं, इस विषय पर मैं तुम्हें श्री बनर्जी 


का कथन पहले ही बता चुका हूँ ।॥ इसपर अधिक विवेचना करने की अभी आवश्यकता 
नहीं दिखाई पड़ती । 


खमाज राग में आरोह में ऋषभ स्वर वज्य किया जाता है। पूर्वाग में इस स्वर 
के वर्ज्य होने से इसके संवादी स्वर धेवत के प्रयोग में भी थोड़े नियम पाए जाते हैं । 
आरोह में यद्यपि धेवत वर्ज्य नहीं किया जाता, फिर भी गायकों के द्वारा 'ग॒ मे प, 
निसां या गम ध, नि सां! इस प्रकार उत्तरांग में आरोह किया जाता है। इस राग 
के अन्तर प्रायः उपयुक्त दोनों प्रकार में से किसी एक प्रकार में होते हैं। ये प्रकार भी 
बहुत सुन्दर लगते हैं। अवरोह में यद्यपि यह राग संपूर्ण है, परंतु गायकों द्वारा 
धेवत से पंचम पर न आकर मध्यम में जाने का विचार अधिक है; जैसे :-- 

सांनिघ,ममग अथवा 'सां निधपमग” यह अवरोह गलत नहीं है, 
परंतु विलम्बित रूप से गाने में उत्तम नहीं दिखाई देता । इस प्रकार गाने से झिझोटी 
का भाग अधिक उत्पन्न हो जाता है। खमाज का यह आरोह-अवरोह 'सा ग, म प, 
निसां सां निध, म म ग, रे सा' बुरा नहीं दिखाई देता । अंतरा इस प्रकार लिया 
जाता है-'ग म, घ नि सां, निसां यदि ग म प ध नि सां! इस प्रकार सरल 
तान ली गई, तो वह झिझोटी-जेसा रूप बता देगी । कोई-कोई इस प्रकार स्थूल नियम 
बताते हैं कि खमाज के आरोह में धंवत और अवरोह में पंचम को महत्त्व नहीं दिया 
जाता। यह ठीक है कि एक ही तान में 'ध और “प दोनों स्वर एक-से नहीं 
बढ़ाए जा सकते । 


प्रशन : इस राग का वादी स्वर तो गांधार ही है न ? 
उत्तर; हाँ वही वादी स्वर है। खमाज में आरोह-अवरोह यदि कोई 


अथम भाष॑ २२६ 


साग, म प, नि सां, 'सांनिध प,म ग, रेसा' इस प्रकार कर दे, तो उसकी 
हँसी उड़ाना ठीक नहीं है। मुख्य नियम केवल ऋषभ स्वर वज्य करने का है। अन्य 
प्रयोग तो इस राग को पहचानने-योग्य भिन्‍त प्रकार से गाने की युक्तियाँ-मात्र हैं। 
खमाज के अन्तरे प्रायः गम घ निसां, निसां, नि निखां रें, सां नि ध' इस प्रकार 
शुरू होते हैं। इसे ठीक से याद रखने पर इस राग को समप्राकृतिक रागों से अलग 
पहचानना सरल हो जाएगा । 


प्रशत । खमाज के समान दिखाई देनेवाला अन्य कौन-सा राग है ? 


उत्तर ; इसी प्रकार दिखाई देनेवाला एक राग तो 'तिलंग' है । यह राग खमाज 
के बिलकुल निकट का राग है। इन दोनों को, श्रोताओं को बार-बार पहचानने में 
गड़बड़ी हो जाती है। 


प्रश्न : क्‍या 'तिलंग' में वादी स्वर गांधार ही है ? 
उत्तर ; हाँ, यही तो उलझन है । 
प्रइन : फिर हम तिलंग को अलग कंसे पहचानेंगे ? 


उत्तर : मैं तिलंप के विषय में अलग से बतानेवाला था, पर अब ऐसा करने 
की आवश्यकता नहीं है। तिलंग में रे-ध स्वर वर्ज्य होते हैं 


प्रसन : परंतु ये स्वर तो खमाज में भी वर्ज्य होते हैं। खमाज का आरोह आपने 
अभी बताया है--भ म प, नि सां । 


. उत्तर: तुमने म॒झे वाक्य प्रा ही नहीं करने दिया । तिलंग में रे-घ स्वर अव- 
रोह में भी वर्जित होते हैं । 


प्रदन : ऐसा है ! तब ठीक है। इस नियघ्र से तिलंग का अवरोह सां निपम 
ग, सा हुआ । आपने: झिझोटी समझाते समय कहा था कि तीत्र गा और कोमल “नि' 
वाले राग में आरोह |में निषाद तीव्र लिया जाता है। क्या इसी प्रकार इस राग में 
भी लिया जाएगा ? 


उत्तर : हाँ, खमाज व तिलंग, दोनों के आरोह़ में गायक लोग निषाद तीत्र ही 
लेते हैं, ऐसा करना गलत नहीं है | तिलंग राग रात्रि के मध्य में गाया जाता है। 


झिलझ्लोटी, खमाज और तिलंग निकट के राग हैं। तिलंग का अंतरा गम प, 
निनिसां, निसां इस प्रकार आरम्भ होता है और खमाज का अंतरा 'म॒ घ, 
निसां, निसां इस प्रकार शुरू होता है। अवरोह में तिलंग का अंश 'सां नि प, 
गमग' और खमाज का अंश 'सांनिधममग् आता है। दोनों रामों में 
निसा, गमप' ये भागईलिए जाते हैं, क्योंकि दोनों में ऋषभ स्वर वर्ज्य है। 
गायकगण प्रायः इसे मन्द्र-सप्तक में नहीं गाते, क्योंकि इस प्रकार इसमें झिझोटी का 
आभास होना संभव हो जाता है। इन तीनों रामों के लक्षण तुम्हें इस प्रकार कंठस्थ 
कर लेने चाहिए। । 


२३० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


कांभोजीमेलको ग्रन्थे खंभाजीनामको5धुना । 
तटुद्धवाशव ये रागा निकोमलाः सुसंमताः ॥ 
भिम्ूटि प्रथम॑ वक्ष्ये मेलरागसमाश्रयाम्र । 
गांधारांशादिकां प्‌णा सायंगेयं सुशोभनाम | 
आरोहे रिस्वरस्पश! खंमाजमपसारयेत्‌ । 
सरलारोहणत्वाच गौडसारंगको5पि नो ॥ 
प्रइन : वास्तव में 'रे म ग! स्वर-समृदाय गौड़सारंग में भी आया था, परंतु यह 
राग सरल आरोह का है और गौड़सारंग ऐसा नहीं है। यह इन दोनों की भिन्‍नता हम 
अच्छी तरह समझ गए । 
उत्तर : अब खमाज के लक्षण सुनो :-- 
कांभोजीमेससंजातोी राग! खंमाननामकः । 
आरोहे तु रिवर्जे स्थादवरोहे समग्रकम ।। 
यदा हि धषतों दीधेस्तदा मध्यमसंगतिः | 
आरोहे पंचमाल्पत्वं निषादों रक्तिव्यंजकः ॥ 
प्रयोगस्तीत्रनरेव सारोहे सर्वेसंमतः । 
इृश्यते नियमोप्येष लक्ष्यज्ञानां विपश्चिताम्‌ || 
प्रश्न ; यह सब आपके बताए प्रमाण के अनुसार है। सचमुच ये इलोक कितने 
उपयोगी हैं | 
उत्तर ६ मैं अपने प्रचलित संगीत के लिए “लक्ष्यसंगीत! को ही आधार-ग्रंथ 
मानता हैँ। ये श्लोक उसी ग्रंथ के हैं; इन्हें याद करने पर तुम्हें दूसरे लक्षणों का 
जरूरत नहीं होगी । 
प्रइन ; ठीक है, आगे सुनाइए ? 
उत्तर: ग्रांधारः संमतों वादी निषादोः3मात्यसंज्ञितः | 
गानमेतस्य रागरय राज्यां यामे हिलीयके ॥ 
संगतिधेमयोरत्र विशेषेष सुखप्रदा । 
अवसानं. गेस्वरेतद्वदेद्राग परिस्फुटम ॥ 
अब तिलंग के लक्षण सुनो, ये कितने रोचक हैं :-- 
लाता कांमो जिमेले या रागिणी सा तिलंगिका | 
- आरोहे चावरोहेषपि रिधहीनेव संमता ॥ 
गांधारोधत्र भवेद्यादी निषादोउमात्यसंनिभः | 
खंमाजीं प्रकृति धत्ते नीपयो। संगतिः सदा | 


प्रथम भाग २३१ 


धेवतस्य विलुप्तत्वे सिद्धा खंमाजभिन्नता। 
रिधददीना यतो गीता क्िकूटिनेंव सबेथा || 
पंचमेन प्रस्फुटन दुर्गाया नेवसंमवः ॥ 
गानमस्या; समोचीन भूयाद्रामे द्वितीयके। 


इन सब इलोकों का भाव मैं तुम्हें बता ही चुका है, इसलिए इन इलोकों का 
भाषान्तर करना भी क्रावश्यक नहीं है। 


प्रथन : और ये इलोक भी तो बिलकुल सरल भाषा में हैं, इसलिए इनके भाषा- 
न्तर के लिए हमने आपसे आग्रह नहीं किया है। अन्तिम इलोक में दुर्गा राग का नाम 
बताया है। यह राग आप आगे बताएँगे न ? 


उत्तर : हाँ, मैं तुम्हें आगे दुर्गा राग बताऊंगा । इससे पहले हम एक-दो ग्रंथों 
के मत और देख लें । झिझोटी के विषय में तो किसी भी ग्रंथ में कुछ प्राप्त नहीं होता । 
चत्वारिशच्छतरागनिरूपणम्‌ ग्रंथ में नटनारायण राग का परिवार बताते हुए 
'कांभोजी' को नटनारायण की भार्या और त्रेलंगी को नठनारायण की पुत्र-वधू 
बताया गया है :-- 


चतुथ्ुु जः प्रावृतपीतयस्त्रः 
कंठेतुदीर्घा शुभपृष्षमाला । 
श्यामं वुः सुन्दरताह्ष्येव। ह 
नारायणो5यंनटशब्दपूव ॥ 
बंगाली शुद्धसालंका कांमोजी मधुमाधवी। 
देवक्रीतिचपंचेता.. नटनारायणांगनाः ॥ 
शुद्ध बंगालकोी नाटो गारुडो मोहनस्तथा। 
नालीकनयना एते नटनारायणात्मजाः ॥ 
त्रेंलंगी लांगलीचेव सुरटापिचहंबरी । 
हमा। सुवेषा राजन्ति नटनारायणस्लुपाः ॥ 
इस ग्रंथ में नटनारायण के ठाठ का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 'संगीतसारामृत' 
में इस राग का ठाठ खमाज ठाठ ही बताया है। वहाँ इसके ठाठ का नाम 'कांभोजी' 
कहा गया है । 
'रामगलक्षण' में इस प्रकार का स्पष्ट लक्षण बताया गया है :-- 
हरिकांबोधिमेलाच. संजातश्चसुनामकः । 
खमाचराग इत्युक्तः सन्यासं सांशक ध्रुव ॥ 
संपूणं वक्रमारोहेषप्यवरोहे तथव च ॥ 


२३२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


यहाँ पर आरोह में ऋषभ वर्ज्य करना नहीं बताया गया, परंतु यह अपना 
खमाज नहीं है। कोई-कोई कांभोजी को ही खमाज मानने को तैयार हो जाते हैं, परंतु 
कोई-कोई तो एक अलग स्वतंत्र राग मानते हैं। ग्रंथों में उसका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है :-- 
मंजर्यामु-कांबोजी मनहीनावा सत्रि; सांतरकाकली ॥ 
रागचरद्रोदये--सांशग्रहा सांतवती मनिभ्यां | 
सप्नुज्किता वांतरकाकलीष्टा ॥ 
कांबोजिका सातुविगीयमाना । 
विभातकाले नितरां विभाति ॥ 
नृत्यनिर्णये-कांबोजी मोहनीया ट्विगतिगनिरिधा सत्रिकाधानिमावा | 
कोई-कोई ऐसा भी सोचते हैं कि जब कांभोजी संपूर्ण और म-नि-वर्जित ऐसे दो 
प्रंकार का कहा गया है, तब संपूर्ण-प्रकार अपना खमाज राग मानना चाहिए और 


म-नि-हीन प्रकार की भी एक स्वतंत्र राग मान लेना चाहिए । मेरे विचार से यह 
कल्पना भी विचार करने-योग्य है । 


पारिजाते-- 
कांबोधी तीव्र्गांधारा मांधारादिकमूच्छेना । 
आरोहे. मनिहीनास्यान्मधांशस्वरभूषिता | 
यदा गांधारदीनास्थान्मृच्छेना चोत्तरायता ॥ 
अब कांभोजी राग के लिए अधिक मत एकत्र करने का कोई अर्थ नहीं 
दिखाई देता । 


प्रश्न : हमें अब खमाज और तिलंग रागों के विस्तार समझाइए ? 
उत्तर : ठीक है, सुनो :-- 


सा, ग, मप, लिध, पमग, गमपगमग, रेसा । 

लिनिधप, मप, गसग, धमग, मप, गसग, रेसा। सासागमप, गसप, निध, 
गमग, गमपधप, गमग, रेसा । 

सासागमप, घमप, निसां, सांरेंसांनिध, गमप, निसां, |निध, ममग, गमपग 
मग, सा । 

निसागमप, धप, धनिंधप, गमग, सां, निध, प्रग, गमपंगमग, रेसा, 
निसाएमप, धप, गरसशे । 

ममग, गमपध, समग निसाग, पे, गसम, सिधलिप, गर्बंग, गमपंगमग, रेसा । 


प्रथम भाग २३३ 


गमध, निसां, तिसां, निनिसारें, सांनिध, निध, गमनिध, सांनिवरें 
'सांतिध, लिनिप, गमग, गमपधपमंग, रेसा, सामम, निध, गमग। 


| + 
तबग 
सा-ग॒ गमप, लिप, गमग, पगमग, सा। 


तिसा, गमप, गमग, सिनिप, सांनिप,, गसग, सा। सासाग्रमप, 
निनिफ्, सांनिप, लिप, गसस, पगस, गे, निसा। 


गमपगमसग, निसाग, गमप, निनिसां, निनिप, सांनिनिप, गमप, निष, 
गसग, पगमग, सा। 


गसग, निसा, सागमप, लिए, सांनिप, गमग, सा। 

गमप, निसां, निसां, सांगंसां, मंगंसां, लिनिप, लिए, ग़मप, निसों, 
गंमंगं, सां' सांनिनिष, गमग, मगसा। 

इस स्वरूप में रे-ध व््य होने से किसी-किसी जगह पर श्रोताओं को बिहाग का 
आभास हो सकता है, परंतु ऐसे खयालों पर युक्तिपूवेक कोमल स्वर का नीचा भाग 
लाया जाकर तिलंग को अलग किया जा सकता है। कोई-कोई गायक अवरोह में कहीं- 
कहीं ऋषभ का प्रयोग भी करते हैं। ऐसा प्रयोग अवरोह में थोड़ा-सा क्षम्य माना 
जाता है। खमाज और तिलंग के स्वर मिले-जुले ही अधिक समय तुम्हें दिखाई देंगे। 


प्रइत । ये राग हम समझ गए । अब आगे किस्ती राग का वर्णव कीजिए ? 

उत्तर : अब हम खमाज-अंग के 'दुर्गा' को लेते हैं। यह अप्राप्य राग-रूपों में 
से है। मुझे एक प्रसिद्ध गायक ने यह राग बताया है। यह रूप बहुत विचित्र है। 
दुर्गा राग औडव है और इसका वादी स्वर गांधार है। शुद्ध ठाठ (बिलावल) में तुम्हें 
जिस दुर्गा राग का वर्णन बताया था, उसमें ग-नि स्वर वर्जित किए थे। यहाँ पर 
ऋषभ और पंचम स्वर वजित किए गए हैं । शुद्ध ठठ में रे-प वर्ज्य करने पर भी एक 
राग-स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। इसमें यदि धेवत या मध्यम वादी बनाया जाए, तो 
यह स्वरूप प्रभातकालीन राग्र दिखाई देता है। खुला मध्यम इसमें बहुत ही सुन्दर 
लगता है; जेसे :-- 


सां, तिघ, म, गमग, सा, निसा, गम, सागम, मधम, निसां, गंसां, निसां, निध, 
निध, म, ग, सग, सा, गम' । परंतु यह याद रखता चाहिए कि हमारे इस विचारणीय 
राग दुर्गा में इस स्वरूप में निषाद कोमल लिया जाता है । 


प्रशन : यह भी एक मजा ही है। यमन ठाठ में रे-प वर्ज्य करने पर हिंडोल 
हो जाता है! इन दोनों ठाठों में भी 'रे-प' वज्यें करते पर ये दो स्वरूप उत्पन्न 
हो जाते हैं ' 


उत्तर : अन्य ठाठों में भी 'रे-प' वज्यं होनेवाले स्वछहूप आगे चलकर 
दिखाई देगे। यह हमारी पद्धति की ही एक विशेषता है। खेर, अपने इस 
दुर्गा राय में म-च, इन स्वरों की संगतति आरोह-अवरोह में दिखाई पड़ती है। 


२३२४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


इस जगह श्रोताओं को थोड़े प्रमाण में बागेश्वरी नामक राग का आभास हो जाता है, 
परंतु बागेश्वरी में कोमल गांधार का प्रयोग होता है और रे-प स्वर भी वज्य नहीं हैं। . 
मेरे खयाल से अब तुम दुर्गा राग को झिझोटी, खमाज वगरह रागों से सहज में ही 
अलग कर सकते हो । 


प्रदन : शिझोटी राग तो आश्रय-राग है ही; उसमें रे-प व््य नहीं होते, 
अत: उसकी भिन्‍नता तो स्पष्ट ही है। खमाज में अवरोह संपूर्ण है, तिलंग में घेवत 
स्वर बिलकुल वर्ज्य है और आते-जाते म, ध की संगति दिखाई देती है। इस प्रकार 
दुर्गा राग इनसे अलग हो जाता है ? 


उत्तर : ठीक है ! इस स्वरूप की ग्रंथों में खोज करने पर तुम्हें 'नाटकुरंजिका' 
नामक एक प्रकार दिखाई देता है। परंतु इसमें ऋषभ स्वर थोड़ा-सा लगता है । 
यह राग लक्ष्यसंपीतकार ने स्पष्ट बताया है। इसका लक्षण इस प्रकार कहा गया है:-- 


कांमोनीमेलके5प्यन्या दुर्गास्याज्नक्ष्यपत्म॑नि । 
ओऔडवा रिपहीना$सो गांधारांशेन भूषिता ॥ 
मधयोरत्रसंगत्या. वागीश्वयड्रसंभवः । 
गांधारः कोमलस्तत्र सचात्रेवास्ति तीत्रकः ॥ 
ऋषभस्य ग्रलुप्त्वे मिक्ूटिनेंव संभवेत्‌ । 
धरंयोगारफलुप्त्वाद्िभिन्नापि विलंगिका || 
संपूर्णनावरोहेण खंमाजो भिन्नतां भजेत्‌ । 
गानमस्या मं नित्य राज्यां हितीयके ॥ 


प्रथन : यह राग खमाज का अंग है, अतः इसके गाने का समय रात्रि का दूसरा 
प्रहर ठीक है। अब इसका स्वरूप बता दीजिए ! 


उत्तर: सुनो | दुर्गा का स्वर-विस्तार इस प्रकार होता हैः-- 
सा, ग, मग, सानिधू, सा, सग, गमध, निध, मगसा, निध, सामग । 
मगमघ, निधमग, घनिसां, निध, मघनिध, मग, सा, निधुनिसा, मग । 


सागमघ, मग, सांनिधनिधमग, धनिसां, गंसां, निध, सांसांनिध, मग, मगसा, 
धनिसा, मग । 


मगमध, निसां, गंगंसां, गं, मंगंसां, सांनिधनिधध, मग, धनिसां, लिध, मग, मग, 
सा, निध, निसा, मग । 


इस राग में रे-प स्वर वज्ये होने के कारण इसका स्वरूप संकुचित होना 
स्वाभाविक है । इस राग के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। 


प्रथम भाग र्३० 


प्रश्न : ठीक है, आगे का राग बताइए ? 


उ०: अब हम रागेबवरी राग पर विचार करेंगे । इस राग का नाम 
सुनते ही हमें यह समझ में आ जाता है कि किसी आधुनिक गायक ने यह राग 
अपनी कल्पना से खड़ा किया -है। परंतु यह राग संस्कृत-प्रंथों में भी दिखाई 
पड़ता है। यद्यपि ग्रंथों में वणित स्वरूप प्रचलित स्वरूप से नहीं मिलता, फिर भी 
हमें इस कारण आइचर्य न होता चाहिए। (7 ४/॥]७70 साहब ने राग्रेब्वरी में 
मिश्रण होनेवाले रागों के नाम 'भेरव, गौरी, केदार, देवग्रिरी, देवगांधार, सिदूरा, 
धनाश्री, कानड़ा और आसावरी' बताए हैं। इस मिश्रण की कल्पना केसे की जा 
सकती है ? कोई कहते हैं कि 'रागमाला' या 'रागसागर' नामक गीतों में जब अनेक 
राग जोड़ दिए जाते हैं, तब इन नो रागों का मिश्रण होना आरइचयें की बात नहीं । 
यदि ये सब राग एक के बाद एक जोड़ देने पर रागेश्वरी के ग्रीत तेयार हो जाते, 
तब तो कोई प्रहइन उठता ही नहीं । परंतु प्रचार में रागेशवरी ( गायक लोग 'रागेश्री' 
ही उच्चारण करते हैं ) एक स्वतंत्र राग माना गया है, यही एक कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है। इस राग का प्रचलित स्वरूप ही मैं तुम्हें बतानेवाला हूँ । (दुर्गा 
राग का स्वरूप तो तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह है ही। दुर्गा राग में जो थोड़ा-सा 
स्वरूप बागेश्वरी का हो जाता है, वही इस राग में बढ़ा दिया जाता है। दूर्पा 
राग में 'रे-प' दोनों स्वर वर्ज्य किए जाते हैं, परंतु इसमें केवल पंचम स्वर ही 
वज्यें किया जाता है। इस राम में रे-ध स्वरों को जब लगाया जाता है, तब इस 
विषय में एक-दो नियम ध्यान में रखे जाते हैं। ऋपभ स्वर आरोह में नहीं लिया जाता 
और अवरोह में घंवत स्वर अनेक बार वक़ रूप में प्रयुक्त होता है; जेसे--सां सिध 
निधम। यह बात नहीं है कि ध-म स्वर का प्रयोग होता ही नहीं है, परंतु ऊपर 
बताए हुए बागेश्वरी के अंग को तुम्हें खास तौर पर याद रखना चाहिए। पंचम व्ज्य 
करते हुए व तीब्र गांधार लेकर यदि कोई बागेश्वरी गाए, तो वह अधिकतर रागेदवरी 
ही हो जाती है। इस राग के आरंभ में--'रे सा, नि धू, निसा, मग, म घ, नि ध, 
मग इस प्रकार का आरंभ बड़ा ही सुदर दिखाई देगा। यह राग अप्रसिद्ध रागों 
में से है। यह तुम जान ही गए हो कि इस ठाठ के पहले बताए हुए चार रागों से यह 
भिन्‍न ही है। शिल्लोटी, खमाज और तिलंग में पच॒म स्वर वर्ज्य नहीं है, अत: यह राग 
इन रागों से तो अलग हो ही जाता है। दुर्ग में बिलकुल ऋषभ नहीं लिया जाता, 
अतः यह भी भिन्‍न राग हो जाता है। रागेइवरी का वादी स्वर कोई मध्यम और कोई 
षड्ज स्वर मानते हैं।. घ-म स्वरों की संगति बहुत सु दर दिखाई देती है। यह संगति 
तुम्हें दुर्गा और बागेश्वरी रागों में दिखाई देगी । तुम्हें इस स्वर-संगति को अच्छी 
तरह से याद कर लेना चाहिए। दक्षिण की ओर खोज करने पर “रविचंद्रिका' नामक 
राग इसी स्वरूप का दिखाई देता है। रागेश्वरी राग रात्रि के दूसरे प्रहर का है। 
खमाज-अंग के सभी राग रात्रि के इसी प्रहर के माने जाते हैं, यह ध्यान रखना 
चाहिए । इस राग के लक्षण इस प्रकार हैं:-- 


कांभोजीमेलफे तत्र रागेश्वरी बुधमंता । 
आरोहे चावरोहे+पि पद्दीना पाडवा पुनः ॥ 


२३६ भातखं डे संगीत-शास्त्र 


पड़जांशा मध्यमांशा वा गीयते लक्ष्यवत्म॑नि । 
संगतिमेंधयोनू न॑ विशेषेशाउत्र रक्तिदा ॥ 
आरोहणे रिवजस्याद्धवक्क चापरोहणे । 
गांधार स्य हि तोतत्वाद्वागी श्वरया। प्रभिन्‍नता ॥ 
मते केषांचिदप्येषा खंमाजप्रकृतियंतः । 
प्रशस्तं गायन तस्या नित्य यामे ह्वितीयके | 
प्रदन : ये लक्षण स्पष्ट रूप से समझने-योग्य हैं। आगे हमें ऐसे समप्राकृतिक 
रागों का कोष्ठक ही बना लेना पड़ेगा | ऐसा करने से इन रागों का परस्पर अंतर स्पष्ट 


रूप से समझ में आ सकेगा । अभी हमारा ज्ञान बिलकुल थोड़ा है। हमारे खयाल से 
ऐसे समप्राकृतिक राग बहुत होंगे, अतः उनका कोष्ठक तैयार कर लैना योग्य ही होगा । 


उत्तर ; मैंने प्रवास १र जाते समय एक ऐसा ही समप्राकृतिक रागों का कोष्ठक 
तंयार किया था; वह मैं तुम्हें आगे बताऊगा । उसकी ठीकठीक जानकारी अभी तुम 
नहीं समझ सकोगे । । 


प्रश्न : ठोक है ! अब आप हमें रागेश्वरी का राग-विस्तार बता दीजिए ! 
उत्तर: इस प्रकार होगा :-- 
सा, रे सा निध, निसा, म, म गँ, मग, मधमग, मग रे सा, गम । 


गम,धम,घनिधम, गम ध, सां नि ध, निघ मं, गरेसा। मगम घ, 
निसां, नि ध, रें सांनिध, म, ध म, ध निधम, ग रे सा । 


सागम,धम,सां निध म, धत्ि ध, म, ग, रे सा, नि धू, नि सा, म । 


मध निसां, नि सां, रें सां, ग॑ं मं, गं, रें सां, सां नि ध म, गसा, नि धू, नि सा, 
गम, सां नि ध, ति ध, म ग, रे सा । 


इस प्रकार से दुर्गा व बागेशरी (बागेश्वरी ) से इस राग को बवाकर इसका स्वर- 
विस्तार युक्तिप॒वंक करते जाना चाहिए । मध्यम स्वर को वादी के स्थान पर उत्तम रूप 
से संभालने पर यह राग निस्संदेह बहुत सुन्दर हो जाता है। यह राग बहुत प्राचीन नहीं 
कहा जा सकता । 'रत्नाकर' में यह नाम नहीं दिखाई पड़ता । 'नारदसंहिता' में भी 
इस राग का नाम नहीं है। इन ग्रंथों की अपेक्षा प्राचीन ग्रंथ मुझे अभी तक प्राप्त 
नहीं हुए | मैं यह तो तुम्हें बता ही चुका हूँ कि 'भरतनाव्यशास्त्र' में रागाध्याय प्राप्त 
नहीं होता; उसमें केवल श्रत्ति, ग्राम, मूच्छेना, तान आदि का वर्णन ही पाया जाता है। 
भरत के ग्रंथ में रागों का विचार नहीं किया गया; इस विषय में (१४00. 089 इस 
प्रकार कहते हैं :--- 


प्रथम भाग २३७ 

“॥76 जतठात २६४ 60688 706 ॥0760॥ 60 8ए8 26698 प्र526 ॥॥ 68 
[/78569 6९॥704] 88756 प्रशत 8 0806 ।887 ६॥4॥ (98 08670 2०76४ ५ 
500]00566. 70 3$ ज07999 0 #0608 ६996 70 ६86 0069 [४07 एरपडंटवो 
(68॥86, 06 डिक्षाक्वा-पिद्राए३-५॥ 8809, 06 ए070 २०४ ०[000६75 ४ ६70ए 
8 8॥; _ाात ॥0 ४०6९३] 093॥98 7० 78 08ए066 0 ॥6, 88 75 479एक॥१५7]ए 
06 0886 |॥ 8]] 5प08200९॥६ $&॥307+ ४8473865., 6 ७70]0 ए7९7॥ ०' 
२३29, 38 परा6686000 ॥ ॥86 $472००--२७६॥4 ६7 #॥र्ते 5प्र03९९७९७॥॥ए, 
७85 ९५९४६॥(॥ए पफ्रांटि0ए7 86६ 496 धं॥6 ए6॥ प्रिवक्षात्वा एा.006, प्रा 7 705 
97806 ६9076 ए95 8 5ए४8॥7 ० जञ्ञग4# क्ा6 ट्वी86 छए फिक्षादव “इदवा5.,7 
व॒झाड ज्रण0 ॥687772 079]ए 26775, ए०एौ0 56७7 $0 726 ०0 (ट0820 
76878 [0 ६88 006 (766४ 77ए४[0६ (छप्म (--)., 50०76 ८676प765 
(ला, जाला ई86 54॥260-रिक्कावाद्षरक्षा' ज्8 ज्ाव690, 86 शा २8९७ 
8]006878 $0 [8ए6 7266॥ 58प्र/्ञाप्रा56 00' “१50॥.? 


कप्टेन साहब का यह कथन युक्ति-संगत है या नहीं, इस विषय पर हम यहाँ 
विचार नहीं करेंगे । हमें यही बात याद रखनी है कि भरत के 'नाव्यदास्त्र' में 
रागाध्याय नहीं है। यह ग्रंथ इस समय प्रकाशित हो चुका है। मैं तुम्हें एक और 
भरत का मत बता चुका हूँ, जिसमें राग-रागिनियों व उनके पुत्रों के नाम बताए हैं । 
अधिक गहराई में जाने की जरूरत नहीं। हमें केवल अपने प्रचार की ओर ही 
ध्यान देना है । 


प्रइन : जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं । अब कौन-सा राग लेंगे ? 


उत्तर : अब हम खंबावती राग पर विचार करेंगे। यह खमाज राग से 
बिलकुल भिन्‍न राग है। खंबावती नाम नवीन नहीं है। कोई कहते हैं कि 'रत्नाकर' 
में जो 'खंबाइति' नाम पाया जाता हैं, वह खंबावती का ही पर्यायवाची है । 
खंबाइति' को वहाँ 'स्तभतीथिका' कहते हैं । हमें इन नामों की ऐतिहासिक 
उलझनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है । 'रत्ताकर' में खंभाइति (खंबावती) 
को बिलावल का एक प्रकार कहा है, खंबावती नाम अन्य ग्रथों में भो है । 
'रत्नाकर' में जब-जब ग्राम-राग्रों के ठाठों की स्पष्टता हो सकेगी, तब-तब उनके जन्य 
रागों की स्पष्टता हो सकती है । ग्राम-राग ककुभ की भाषा 'रगंती और विभाषा 
'भोगर्वाधती है। इस भोगवधिनी से बेलावली की उत्पत्ति बताई गई है और 
बेलावली का एक उपांय सस्तंमतीर्थी' कहा गया है। इस परंपरा से हमें क्या 
पता लग सकता है ? प्रचार में खंबावती को इस समय खम्ाज ठाठ के रागों में 
माना गया है। खमाज के मुख्य अंग में आरोह में ऋषम स्वर वज्य और अवरोह 


। में पु रे हि श 
' में ऋषभ स्वर ग्राह्म होता है। खंबावती में सदंव एक स्वतंत्र अंग 'ग मे सा 


माता जाता है। सा, रे म प, घ, प्‌ धसां, सिधप, ध म, ग, म सा इस प्रकार 
के स्व॒रों को विलंबित रूप में गाने से खंबावती का स्वरूप बहुत-कुछ स्प्रष्ट 
हो जाता है। खमाज में 'रे म प' ऐसे स्वर कभी नहीं लिए जाते | दुर्गा, तिलंग और 


र्३्व८ भातखंडे संगीत-शार््र 


रागेश्वरी में भी यह भाग नहीं आता। सिदूरा राग सीखते समय कभी-कभी 
तुम्हारे देखने में 'ध मि ध, प ध सां, निधप' स्वर-समुदाय दिखाई पड़ेगा । इस . 


राग का प्राणतों ग, मंसा' स्वर-समुदाय है । इसे अच्छी तरह तैयार 
' कर लेना चाहिए। पूर्वांग में बीच-बीच में इस राग में माड़ का आभास हो जाता है । 
परंतु उस राग के नियम मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से पहले बता ही दिए हैं। 'घ नि ध, 
प्‌ ध, म गा स्वर-समुदाय खमाज का है; इसमें आगे 'रे सा अवरोह लेने पर 


खमाज राग अवव्य ही हो जाता है। इस राग में ऐसा न करते हुए “ग, म॑सा' 
का ही प्रयोग करते हैं। इसका छोटा-सा टुकड़ा राग के प्रभाव को बिलकुल अलग 
कर देता है। यह राग बहुत ही मधुर रागों में से है। इस राग्र के बीच-बीच में 
खुला मध्यम प्रयुक्त किया. जाता है। इसका परिणाम बहुत ही विचित्र होता है; 


जैसे--'प घ म, ग॒ म सा!। यह राग केवल आरोह-अवरोह में ही दिखाना हो, 


तो ऐसा किया जाता है--'सा, रे म प, घ सां, निध प ध म, ग, मसा”। खमाज में 
निसा, गम धनिसां, निध, पमग, रे सा स्वर-समुदाय लिया जाता है। 
निसा,गमप, निसां, निपमग सा स्वर-समृदाय से तिलंग हो जाता है। 
सा रे,मग, पमगरे सा, नि ध्‌ पृ, धु सा, रे, म ग' यह झिझोटी का अंग तुम 
पहचान ही सकोगे। 'साग, म ध निखां, निध म ग, सा स्वर-समुदाय दुर्गा की 
पकड़ है। साग, म घ नि सां, रेंसां नि ध, म, ग रे सा' रागेश्वरी का यह भाग 
पहचानने-योग्य है । 


प्रशन : ये सब स्वर-समृदाय हमारे ध्यान में अच्छी तरह आ गए हैं। अब यह 
बतलाइए कि खंबावती में वादी स्वर कौन-सा लिया जाता है ? 


उत्तर : इसमें वादी स्वर षघड॒ज बड़ा अच्छा दिखाई देता है। इस राग में 
'म॒ ध' की स्वर-संगति बहुत सुदर है, इसे न भूलना चाहिए। इस राग में खमाज का 
आभास कम करने के लिए अवरोह में पंचम को वक्र कर देते हैं; जैसे--'प ध मं, ग! । 
इस राग के आरोह में तीव्र निषाद बहुत सु दर लगता है। उत्तरांग में मुख्यत: अवरोह 
में बागेश्वरी का आभास होता है। यह रात्रि के मध्य का राग माना गया है । 
'लक्ष्यसंगीत' में इसके लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं :-- 


खंमाजीमेलके प्रोक्ता खंबावत्याहया शुभा । 

खंमाजनियमानां सा भवेन्नून॑ विपर्ययात्‌ ॥ 

आरोहे ऋषभः स्पृष्टस्त्यक्तो $प्तो चाबरोहरणो | 

मध्यमात्पड्जसंस्पशं! सर्वथेव मनोहरः ॥ 

मधयोः संगतिः प्रोक्ता छवरोहे पवक्रता। 
(* ३३ 

उत्तराधखर:. किचिद्वामीश्व्यगमावहेत ॥ 


अरथम भाग २३६ 


प्राचुर्य रिधयोरत्र खंमाजांगं॑ कथं भवेत्‌ । 
गानमस्याः समादिष्ट राज्यां यामे द्वितीयके ॥| 
रागतरंगिणीकार ने 'खंबावती' को केदार ठाठ का राग माना है, यह मैं पहले 
ही कह चुका हूँ । उसका कथन है:-- 
केदारस्वरसंस्थाने श्रुतः केदारनाठकः । 
आभीरनाटनामा च गेयो रागस्तथापरः ॥ 
खंबावती ततो ज्ञेया शंकराभरणस्तथा । 
>> ् > 


मालभ्रीशुद्धसंयोगानू मल्लार मिलनादपि । 
खंबावत्याः समुत्पत्ति वदंति क्िल गायकाः ॥ 
अनूपरत्नाकर' में खंबावती के लक्षण पारिजातकार अहोबल के ही उद्धृत 
कर दिए हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 
खंबावती पहीना स्थात्‌ कोमलीकृतथेबता । 
गांधारमूछनायुक्ता रिणा त्यक्तावरोहिका ॥ 
क्‍ “पारिजाते 
'संगीतदर्पण' में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। उन्होंने इसे 'कौशिक- 
रागिनी” मानी, है :-- 
धेवतांशग्रहन्यासा पाडवा त्यक्तपंचमा । 
खंबावती च॒ विज्ञेया मुछेना पौरवी मता ॥ 
“चत्वारिशच्छतराग नरूपणम्‌_ में इस प्रकार लिखा है :-- 
गोरः सुनेत्रोध्रतचा पवाणस्तुरं गवाह! सुचरित्रली लः । 
लोहानलास्त्रो वनसंस्थितोपपि सपंचमो यः शुभदः सुलीलः ॥ 
त्रिवली वल्‍लकी खंबावती च ककुभाहरी । 
प्रियाः पंचमरागस्य पंचेता घुनिना स्मृताः ॥| 
यह ग्रंथ 'नारद' का है, यह मैं तुमसे एक बार पहले ही कह चुका हैँ । 'नारद- 
संहिता' में मुख्य छह राग माने गए हैं। इनके नाम ये बताए गए हैं :-- 
मालवश्चेव मल्लारः श्रोरागश्च बसंतकः । 
हिंदो लश्वाथ कर्णाट एते रागा) पडीरिताः ॥ 


इन रागों को बताकर प्रत्येक की छह-छह पत्नियाँ मानी गई हैं, परंतु उनमें 
खंबावती का नाम' नहीं बताया है । 


२४० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


प्रश्न : यह मत तो उससे भिन्‍न ही दिखाई देता है। ये दो भिन्‍न नारद हो 
गए हैं क्या ? 

उत्तर : ठहरो ! मथुरा के एक प्रसिद्ध पंडित ने मुझे एक पुस्तक दिखाई थी; 
उसमें भी एक नारद की रचना पाई जाती है। उस ग्रंथ का एक उद्धरण देखो:-- 


नारदोक्तरागरागिणीसमुदाय: 
भरवों मेघमल्‍लारो दीपको मालकोशकः । 
श्रीरागश्चापि हिंदोलो रागाः पटसंग्रकोर्तिताः ॥ 
पंंचभिश्च प्रियाभिश्व॒ तलुजेरष्टमिः प्थक्‌ । 
मूर्तिमन्तस्तुते तन्न॒ विचरंति नरेश्वर ॥ 
भेरवों बश्रुव्शश्व मालकोशः शुक्रद्युतिः । 
मयूरधुतिसंयुक्तो मेघमल्‍्लार एवं हि ॥ 
सुवर्गामो दीपकश्च श्रीरामो5रुणवर्शभाक्‌ । 
हिंदोलो दिव्यहंसाभो राजते मिथिलेश्वर ॥ 
कालेन देशभेदेन क्रियया स्व॒रमिश्रया | 
भेदाश्च पष्ठिपंचाशत्‌ को्यों गीतरय कीहिंताः | 
अतो भेदा अनंताहि तेषां संति नृपेश्वर । 
पिध्येन॑ रागमानंद शब्दब्रह्ममय॑ हरिम्॒ ॥ 
तस्मान्पुख्याश्च भेदास्ते वद्ष्यामि तवाग्रतः । 
भेरवी पिंगला शंकी लौलावत्यागरी तथा॥ 
भेरवस्थापि रागस्य रागिश्यः पंचकीतिताः। 
महर्षिश्व समृद्धश्च पिड़लो माम्रधस्तथा ॥ 
बिलावलश्च वेशाखो ललितः पंचमस्तथा । 
भेरवस्याष्टपृत्रास्ते मीयंते च प्रथकू-पृथक ॥| 
चित्रा जयज्यावंती विचित्रा कथिता पुनः । 
बृजमल्लायन्धकारी रागिस्योपि मनोहराः || 
मेघरमल्लाररागस्य कथिताः पंच सेथिल | 
श्यामाकारः सोरठश्च नट्टोड$ड्डायन एवं च॥ 
केद।रो त्रनहंतः स्थात्‌ जलधारस्तथेव च । 
विह्ामथ त्यष्टपुत्रा/ कथिता: पृवेश्रिभिः ॥ 
मेघमल्लाररागर्य मेथिलेंद्र मनोहराः । 
कंचुकी मंजरों वोडी गुजेरी शाबरी तथा॥ 


अथम भाग २४१ 


दोपकस्यापिरागस्य रागिश्यः पंचविश्रताः । 

कल्याण; शुभकामश्च गीोडकल्याण एवं च॒ ॥ 

कामरूपः  कानरोषपि रामसंजीवनस्था | 

सुखनामा मन्दह्मासः पृत्राश्चाष्टो विदेहराद |। 

रागस्य दोपकस्यापि कथिता रागपंडिते! 

गांधारो वेदगांधारी धन्याश्रीः स्वर खिस्तथा || 

गुशगिरीति रागिर्य; पंचेता मिथिलेश्वर | 

सालकोशस्य रागस्य कथिता रागमंडले |। 

मेघश्राप्यचलो मारु; आचार! कौशिकस्तथा | 

चन्द्रहारों घुघुटथ बिहारो नन्‍्द एबं च || 

मालकोशर्य रागस्य चाष्टपृत्राः प्रकीतिताः 

वेराज चंव काटी गीरी गीरावती तथा | 

चतुश्चन्द्रकल्लाचंच रागिस्यः पंचविश्वताः 

श्रीरागस्यापि राजेन्द्र कथिताः पूवेसरिभिः || 

सारंगः पघागरों गौरो मरुत्यंचशरस्तथा। 

गोविंद हमीरथ मांगीरश्ष तथव च॥ 

ओऔरागस्यापि राजेन्द्र अष्टी पूत्रा मनोहराः । 

बसंती परजी हेरी तेलंगी सुन्दरी तथा ॥ 

हिंदोलस्यापि रागस्प रागिरयः पंच विश्रुता;। 

मंगलश्च वसन्तश्च॒ विनोद! कुम्मुदस्तथा ॥ 

एवं च विहितो नाम विभासः स्वरमंडले। 

पुत्राश्चाष्टी सम्रार्याताः मिथिलेश १ थक्‌-पुथक्‌ ॥ 

यह मत शायद ही तुम्हें कहीं दिखाई पड़ता, इसी लिए मैंने तुम्हें बता दिया है । 

परंतु फिर यह अन्य कौन नारद था ? यह प्रशइन उपस्थित हो जाता है। मैंने तुम्हें 
संगीतमकरंद' का नाम बताया है, वह भी नारद की रचना है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय 
केअत्त में 'श्री नारदकृते संगीतमकरन्दे' लिखा हुआ मिलता है। इस ग्रंथ के कुछ 
इलोक दाब्दशः रत्नाकर, दर्पण और पारिजात के हैं, फिर इसमें प्राचीन आचार्यों के 
बताए हुए 'नारदस्तुम्बुरुत्तथा” भी कह दिए हैं। यह भी विचार करने-योग्य बात है। 
स्वरों के वर्ण, द्वीप, देवता आदि 'रत्नाकर' और 'दपंण के प्रमाण के अनुसार हैं । 


प्रदन : इन बातों का उपयोग कहाँ किया जाता है ? 


उत्तर : इन बातों का उपयोग कहाँ पर और कस किया जाता है, इस विषय 
में बेचारे ग्रंथकार मौन ही हैं। उन्‍होंने तो यहाँ-वहाँ अपनी बुद्धि खर्च की है। 


२४२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


पुराणों में प्रसिद्ध सप्तदीप--जम्बू, शाक, कुश, क्रोंच, शाल्मली, इवेत और पुष्कर हैं । 
इसका खुलासा वर्तमान श्रसिद्ध पंडितों ने पत्रों ( पचांगों ) में किया ही है। इंच सात॑ 
द्वीपों में सात स्व॒रों का सम्बन्ध ग्रंथकारों ने केसे मिला दिया है, यह एक निरालोी ही 
बात है । तुम इस समय प्रचलित संगीत पर विचार कर रहे हो, अतः तुम्हें इन प्रश्नों 
में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पहले हम प्रचलित संगीत के अपने राग 
पूरे कर लें, फिर इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे प्राचीन पंडितों ने कौन-कौनसी 
ऐसी बातें की हैं। 


प्रदन : ठीक है ! अब हमें खम्बावती का स्वर-विस्तार बताइए ! 
उत्तर : वह इस प्रकार होगा :-- 

सा, रे, मप, ध, पधसां, निध, पथम, ग, मसा । 
सा, गे, मगमसा, सापमग, मसा, गम, निधनिम, गमसा । 

सागम, पधम, सांनिध, सांनिध, पधम, गमसा । 


गम, धम, पघम, निसां, पनिसां, रेंगंसां, सांनिध, निध, पप्धम, गग, मसा । 
निनिध, निध, पधम, गग, मसा, पमगम, सा, निसा, गम, रेमप, थ, पथसां, निध, 
पृधम, गग, मसा । मम, ५, निनिसां, निनिम्तां, सां, रें, गरेंसां, निधधधपध, सांनिध, 
पधम, गंग, मं, निसा। 

इसमें एक स्थान पर अवरोह में कोमलता का स्पश दिखाया गया है। इस 
प्रकार शान्त चित्त से, उत्तम मिले हुए तानपूरे पर तुम्हारे द्वारा स्वर कहने पर परिणाम 
बहुत चमत्कारपूर्ण होगा । फ 


प्रइन : इस समय तो हारमोनियम वाद्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है; क्या इसको न्‍ 
संगति से उन स्वरों पर गाने से आनद नहीं होगा ? हारमोनियम वाद्य तो हमारे प्रत्येक 
स्वरों को उत्पन्त कर देता है । 

उत्तर : मेरे विचार से उस वाद्य से हमारे उच्च कोटि के संगीत का उत्तम साथ 
नहीं हो सकता । इस वाद्य के स्वर हमारे स्व॒रों के बिलकुल निक्रट हैं, यह ठीक है; 
परंतु ये स्वर हमारे स्वरों से सुक्ष्म प्रमाण से भिन्‍त होने के कारण अनेक बार हमारे 
रागों का साथ उस वाद्य से सुसंगत नहीं हो सकता । तुम्हें जब अधिक अनुभव होगा, 
तब तुम मेरी बातों के तत्त्व को समझ सकोगे | यूरोप में हारमोनियम वाद्य के स्व॒र- 
सप्तक को ॥श770०7४6 5026 कहते हैं। इन स्वरों की योग्यता-अयोग्यता के 
विषय में 706. 8]8850779 इस प्रकार कहते हैं :-- 


“6 [077902806 $८०४)९ ॥88 060076 26०7९०६)।।ए ६००९४६९०; ॥( ४988 _ 
80 ९०॥76 ॥00 09ए पर४6 ५8 0. ॥6 7705%5 7४६, 0प्रा 7700 ७7॥ 
076९प्रांब70 ॥प्रशंटांध्वा3 ॥0 078०7 द0ए 496 ॥0 $ &॥ 7700760 $808|€, 
907 एकाशाशओं।ता था ठएंशः40 4ए०णं३ ४४6 974०॥८वां धं7ि०पाॉध०४ 0 
ग्रप्आ ८ €&४8९पञा00., 0५ श्य छा027655 7808 |॥9 7507प7676 4] 
प्रप्॥045 तप 00 5 5०88, 200. 30076 थी धा6 हएलनं।लः-288॥2 
पर700748॥06 0766 छा9॥0076 |॥ 800॑ ॥8$ 40 96 ॥६४790/७१ $03. 


प्रथम भाग २४३ 


870, 970 60996 0 60658 700 7७77856॥॥ & (86 ८७7 96 06076 
 4#5 765960., $ ए6प्रांत €क्लाक्रा॥9 926 एश'ए तंह॥806 0 7&परावा 
(08576 6६8०6 $086 जात 8 6 तकधिटाध68 ड॥000860 07४ ६0 7660 
#6 7€0दपर/&6॥8 0 9740006; 007 # ०8४ 700 08 06708 $9860 ॥6 
77698 8८86 ॥88 6850770 ए86 77877 '66॥08065, ४00 [988 श[पए८॥ (६0 
ग्रापभं०, [077066 67 आ79]6 6 6६३०॥ [#फ5, 3 08०0९ 07 970$४ 
00886 8[0777058798/07007.,  >»< >< >८ 


॥ $0[098 +0& एराप्॥0 [00080 07 ४986 $67]0673606 509/6 77056 
96 ८07४त866 85 ॥779छ076060 परप्रशंट, 370 ि/ >श0०म्त 0प्र ए्रप्र॥0क॥) 
5शाशं 09 हा।व 870 075, किया 7848 छातंप्रा'50, ध्याते 8७ए०७॥ 0प९॥/ 
96कप्रतरपिं, ० ॥ी0ए5 86 0पा ढद्वा8 8976 0667 898४0798708|9 
49877608 077 778970फ. 


पुफ6 ज्रांड) 74ए (9०0॥ 08 ०5७०7"855९१ +986 ४67४ 779 7 08 8 ॥6फ/ 
धात ॥प्रापिं छ' 86 ॥8700 07 एप्रशंठ, शा ज्रतांएए) 6 4 ६0977079 
(6 श॥॥एशवा8 इ0दयांठ 8070 7&पात ६0 $96 5६६०६ 508]6, था ग जीए॥ 
8 ॥076 $4094000ए 80फए॥०7 07 88 श्राच्या तास्‍०प्राह85 ए ए्रप्रश०) 
९>6०फ707 शा! 06 0पफ रत श्षा 080 ि$060 07ए ५४6 ६677[700798 
3086, ज्5) $77/]6 ॥00प7४॥ 76 78 ए 08, 78 ६00 7706. 


8960 & ४6 ॥772९6 ॥शप्रा7९705, जता क8%8 एशए 50पी 
0०07#6 070॥6586098, 8200 06 #प्रा्क्ा २006, ज़ांणी श्र] ६४३५४ 06 ४8८ 
7705 58088 0079 व 708 गाली06ज़ पापशं०8। 50फ्ात॑ ॥8ए४6७ फशा' 
06065 96क्‍60॥ए 68, 70 ०४॥, 968४076, 08 860, 8६ (86 एञ| 0 
086 0959. 7॥6 76प्रात] 600 ॥06 8४६०६ 50486 00858 ॥70 ॥68670 8॥9 
8877008 0/॥0709 $40 #877.7? 


प्रश्न : यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। परंतु हमारे इधर नाटक-थिएटरों 
में तो हारमोनियम संगीत का प्राण ही हो गया है ! 

उत्तर : परंतु यह संगीत कौन-सा है ? 

प्रश्न : ऐसा क्‍यों कहते हैं ? यह संगीत यूरोपियत तो है ही नहीं । 

उत्तर ; हाँ, यूरोपियन तो नहीं है; परंतु तुम जिसे सीखते हो, वह भी नहीं है; 
ऐसा मान सकते हो । 
... प्रश्न : तो फिर म॒ के दिखाई पड़ता है कि आपके विचार से वर्तमान नाटकों का 
संगीत उच्च नहीं है । 


उत्तर: मेरे खयाल से अनेक व्यक्तियों का मत मेरे मत से मिलता-जुलता 
होगा । परंतु इस समय हमें इस विषय की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है । 


२४४ हिदुष्तानी संगीत-पद्धति 


प्रशतत : अब आप कौन-सा राग बताएँगे ? 
उत्तर : श्रब मैं नारायणी, प्रतापवराली और नागस्वरावली के विषय में थोड़ा- 
सा बताऊंगा। ये राग दक्षिण की ओर प्रसिद्ध हैं। कभी-कभी हमारे यहाँ भी सुनाई 
दे जाते हैं। दक्षिण-परद्धति के ग्रंथों में इन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है। नारायणी 
राग का लक्षण इस प्रकार है :-- 
कांभोजीमेलसंजाता नारायणी पग्रकीतिता । 
आरोहे गनिद्दीना पाववरोहे गवरजिता॥ 
केश्चित्सेव मनीत्यक्ता शंकरामरणे मता | 
मतभेदास्तत्र संतु ग्रन्थेत्र प्रथमा मता ॥ 
ऋषभ वादिन मत्वा भवेत्सारंगसंनिभा । 
निवजेत्वे घसंयोगे भवेत्तद्रपवारणम्‌ ॥ 
हम भी इसे ही स्वीकार करेंगे। नारायणी राग के आरोह में ग, ति स्वर 
वर्ज्य किए जाते हैं और अवरोह में 'ग' स्वर वर्ज्य किया जाता है। तुमने जो-जो 
राग इस ठाठ में सीखे हैं, उनमें से किसी में भी 'ग” स्वर सम्पूर्ण रूप से वर्ज्य नहीं 
होता । किसी-किसी ग्रंथ में इस राग को म, नि स्वर वर्जित कर शुद्ध स्व॒रों के ठाठ 
में रखा गया है। यह मत हमारे लिए उलझन से भरा है, अतः हम इसे स्वीकार 
नहीं करेंगे। इस राग में ऋषभ स्वर वादी है। सारंग में ग, घ, स्वर वर्ज्य होते हैं, 
और इस राग मैं घेवत महत्त्व का स्वर है, यह एक उत्तम स्पष्ट भेद है। यह राग 
मैंते मुसलमान गायकों के मुह से नहीं सुना। हाँ, हिन्दू ग्रायक इसे गाते हुए सुनाई 
पड़े हैं। दक्षिण की भोर के ग्रंथों में इस राग का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- 
रागलक्षरों :-- 
दरिकांगरोधिमेलाइ्व संजातश्व सुनामकः । 
नारायण तिरागश्व सन्यासं सांशक॑ प्रवम्‌ ॥ 
आरोहरे गनित्यक्तो गहीनश्चावरोहरणो । 
स्वर्मेलक लानिधो :-- 


गांशों नारायणी रागो गांधारन्याप्रकग्रहः | 
$ (+ 
संपूरः प्रावरुद्गेयो बरोहे रिच्युतः क्वचित्‌ ।| 


यहाँ पद कांभोजी ठाठ होने पर भी राग-स्वरूप भिन्‍त है, अतः हम इस मत 
को स्वीकार नहीं करेंगे । 


पारिजाते :-- 
नाराण्यां गनी तौत्ी गांधारादिकम्‌च्छेना । 
आरोहे मनिवर्जा स्यान्न्यासांशपैबता स्मृता || 


प्रथम भाग २४५ 


यह रूप स्वस्मेलकलानिधि' के स्वरूप से मिलता है । अहोबल ने इस राग को 
प्रभातगेय माना है। (७00. /049 साहब ने इस राग को कांभोजी ठाठ में ही माना है 
तथा इसके आ रोह में ग-नि' स्वर वर्ज्य किए हैं। अवरोह में भी 'ग' स्वर वज्य करने 
को लिखा है। यह रूप “चतुर पंडित' के वर्णन से मिलता हुआ है । 


मद्रास के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री नायडू की पुस्तक 'गानविद्यासंजीवनी” में राग- 
लक्षणकार का ही मत स्वीकार किया गया है। ग्रंथों में जो राग 'नारायणगौड़' नाम 
से बताया गया है, उसे निराला ही राग मानना चाहिए । 
नारायणी गत्रिका च संपूर्णा लय पसि प्रिया ॥| 
-रागमंजर्यास्‌ 


रागचंद्रोदय, नृत्यनिर्णय, हृदयप्रकाश आदि में इस राग का वर्णन नहीं पाया 
जाता। मेरे खयाल से अधिक मत खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


प्रशन : अब हमें इस राग का स्व॒र-विस्तार समझाइए ? 
उत्तर : ठीक है; सुनो-- 

सां, नि घ, म प, निध प, म प म, रे, सा रे, म रे, धसा। 
मप्‌ धृसा, रे, म रे, निध प, म प ध प, म, रे, म रे सा। 


घधप,मप,धप, घप, सां, घघ प, निध १५, म प म रे, सा सा रे, मप, 
घसां,निधप,मपनिधप, मरे, रे सा। 


मप धसां,सां, रेंरें सां, मं रें सां, सां रें, सां रें सां नि ध प, म प घ सां, ध प, 
मरे, सा रे म रे, सा, ध धुसा। 


यह रूप मैंने एक गीत के आधार पर बता दिया है। यह सारंग के निकट का 
राग है । 


प्रदन : अब आप नागस्वरावली और प्रतापवराली राम समझाइए ! ये राग भी 
दक्षिण के ही आपने बताए हैं ! 


प्रघनन : ठीक है | उन्हीं को बताता हूँ। इन रागों को अपने यहाँ बहुत थोड़े 
गायकों द्वारा गाते हुए सुना जाता है। नागस्वरावली राग का वर्णन “चतुर पंडित' ने 
इस प्रकार किया है :-- 


कांभोजीमेलके चापि जाता नागसरावली । 
आरोहे5प्यबरोहे च निरिव्ज तथीडबस ॥ 
पड़जांशा मध्यमांश। वा गीतासी लक्ष्यपंडितेः | 
गान तस्याः समादिष्ट राज्यां यामे डितीयके॥ 


२४६ भातखडे संगीत-शास्त्र 


दाशिणात्या मता रागास्त्रयों+तिमा अप्शयम्‌ । 
दृष्टा लक्ष्मे यतो$स्माभिरत्रग्न थे सुलखिताः || 


नागस्वरावली में निषाद और ऋषभ स्वर वज्य किए जाते हैं। यह स्वरूप 
ओडव है| इस राग्र में पडज अथवां मध्यम स्वर वादी होता है। इस राग को रात्रि 
के दूसरे प्रहर में गाने का कथन मिलता है। इस राग का दक्षिणी प्रकार होने से इसके 
विषय में अधिक कुछ कहना संभव भी नहीं है। इसका स्वरूप एक गायक के पास से 
निम्नलिखित स्वरों-जसा प्राप्त हुआ था :-- 


पृधसा, गमगसा, गमपग, मगसा । 
गमपध, सांपधम, प॒गमप, सगसा । 
गमपथध, सांगंसां, गंमंपंगं, मंगंसां। 
सांसांघप, धमपग, मसांधप, मगसा । 
दूसरे एक गायक ने यह राग इस प्रकार से गाकर सुताया था:-- 


पपगमध, सांसां, घघप, पप्धप, गसमग, गमपग, मगसा | 
पधसां, सांगंसां, पंमंगंम॑, गंगंसां, सां, सां, पधप, गमपग, सगसा । 


उत्तर की ओर के गायक इस राग-स्वरूप को उच्च कोटि का नहीं समझते; 
वे कहते हैं कि यह एक अंग्रेजी-गीत-जेसा दिखाई देता है। उनके इस कथन पर स्वतंत्र 
विचार आगे चलकर तुम्हीं कर लेना । दक्षिण की ओर के गायक जब इधर आते 
जाएँगे और जब वे यहाँ आकर इन रागों को सुनाएँगे, तब इनकी जानकारी अधिक 
उत्तम हो सकेगी । 'लक्ष्यसंगीत' में यह राग बताया गया है, इसलिए हम इस राग पर 
विचार कर रहे हैं:। 


'प्रतापवराली' राण खम्नाज ठाठ का है। इसमें 'नागस्वरावली' की तरह 
आरोह में ग, नि वज्ये हैं, परंतु अवरोह में केवल निषाद वर्ज्य किया जाता है, 
जबकि नागस्वरावली' के अवरोह में “ग' वज्यं करते हैं। इस राग का वादी स्वर 
ऋषभ माना गया है। इसके गायन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इस राग का 
लक्षण लक्ष्यसंगीत में इस प्रकार बताया है :-- 


कांमोजीमेलकात्तत्र -संजातो राग उत्तमः । 
प्रतापाधवराल्याख्यो ऋषभांशग्रहो मतः ॥ 
आरोहणे निगी नस्तो5वरोहे स्यान्निवर्जनम्‌ । 
गानमस्य समादिष्ट हवितीयप्रहरे निशि॥ 
यह वर्णन समझने में सरल है । आगे 'चतुर पंडित' ने एक मतभेद का वर्णन 


कर उसे नापसंद करने का कारण भी बता दिया है। वह कारण अपने उत्तरी संगीत 
का एक महत्त्वपूर्ण नियम ही समझना चाहिए । 


प्रथम भाग २४७ 


केचिदत्र॒ तीव्रमस्थ॒ प्रयोगमादिशत्युत । 
न तद्युक्तमहंमन्ये निषाद! कोमलो यतः || 
मतीत्रषपु॒ तु रागेषु कोमलो निनंयुज्यते। 
नियमोष्यं मतस्तज्ञेव्यंबहारे सुसंगतः ॥ 


मेरे विचार से एक बार मैंते इस नियम की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया 
भी था। तुम्हें इस नियम को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर की तरफ के 
रागों में तुम्हें इस नियम का ठीक-ठीक पालन होते हुए दिखाई देगा । तीव्र मध्यमवाले 
रागों में कोमल नि का प्रयोग वास्तव में शोभनीय नहीं होता । किसी-किसी मिश्र राग 
में दोनों मध्यम और दोनों निषाद दिखाई पड़ सकते हैं। परंतु अकेला तीव्र मं 
अधिकतर कोमल निषाद की संगति में शोभा प्राप्त नहीं करता । 


प्रशत : इस राग का स्वरूप स्व॒रों में कसा होगा ? 
उत्तर : इस प्रकार :-- 
'सा, रेरे, मप, धप, मप, घसां, पधपमगरेग ता । सारेगसा, रेमप, धघप, धधपम, 
गरे, गसा, रेरेसप, धप। 
सा, रेरेसा, ममरेसा, रेमपधमप, मगरे, पमगरेसा, घमप, धसांघप, सांपधप, 
मगरेसा, रेरे, मप, धधप । 
मपधसां, सां, पघसां, सांरेंगंसां, मंमंपंपं, मंगंरेंसां, सांरेंसांघ, पधमप, 
सांघपमगरेगस।, रेरे, मप, धधप । 
अपने यहाँ के 'देस” राग के समान इस राग का स्वरूप बहुत अंशों में दिखाई 
पड़ता है। परंतु देस राग में निषाद लिया जाता है और इस राग में वह स्वर वर्जित 
है, यह नहीं भूलना चाहिए । 'प्रतापवराली' राग के विषय में दक्षिण के ग्रंथकारों में भी 
एक मत नहीं है । 
रागलक्षणे-- 
हरिकांबोधिमेलाच्च संजातश्च मुनामकः | 
स्यात्‌ प्रवापवरालिश्च सन्यासं सांशक भुवस्‌ ॥ 
आरोहे गनिवजचाप्यवरोहे निवर्नितम ॥ 


यह रूप हमारे स्वीकृत रूप से मिलता है। (४7४. [299 साहब ने इस राग 
के आरोह-अवरोह इस प्रकार बताए हैं-सा रेम प धघनि घप घ निसां। सां नि 
धपमग रेसा।' श्री नायड़ ने 'लक्ष्यसंगीत' का ही रूप बताया है, अर्थात्‌ उनका 
'रागलक्षण' ग्रंथ के मत से ही मिलता हुआ है। 


प्राचीन ग्रंथों में वराटी के प्रकार (उपांग) अनेक बताए हैं; जेस्ते--कु तलवराटी, 
सेंघवराटी, अपस्थानवराटी,  हतस्वरवराटी, प्रतापवराटी, शुद्धवराटी, 
द्राविड़ीवराटी आदि । इनके लक्षण 'पारिजात' में स्पष्ट बताए हैं। ये प्रकार 


२४८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


हमारे यहाँ प्रचलत नहीं हैं, अत: इनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । 
लक्ष्यसंगीतकार ने जिन-जिन रागों का उल्लेख किया है, उन्हीं की जानकारी तुम्हें 
अपनी बुद्धि के अनुसार देने की मेरी अभिलाषा है। उप्तने जिन-जिन ग्रंथों के विषय 
में अपने स्वराध्याय' में चर्चा की है, मैंने उन सभी ग्रंथों को संगहीत कर और पढ़कर 
उनके प्रत्यक्ष मत की जाँच की है। इसलिए मैंने लक्ष्यसंगीतः को पसंद किया है। 
उससे अधिक उपयोगी ग्रंथ प्राप्त न होने तक मैं तुम्हें उसी अ्ंथ की पद्धति के अनुसार 
चलने का अनुरोध करू गा । 


उत्तर : हमने तो इस पद्धति से ही निश्चय कर लिया है। अभी हमारे यहाँ 
सावंजनिक रूप से कुठुम्बों में (हिंदू-कुठुम्बों में) सगीत-अभिरुचि की बहुत कमी 
पाई जाती है। परंतु इसका यह भी कारण है कि सीखने-सिखाने के योग्य उत्तम 
पद्धति के न होने के कारण और उत्तम शिक्षकों के अभाव से ही सुशिक्षित लोगों का 
मन इस ओर नहीं था । अब इस ग्रंथ ( लक्ष्यसंगीतः ) की प्रसिद्धि हो जाने के कारण 
हमारे खयाल से ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को बड़ी सुविधा हो जाएगी । 


उत्तर : तुम ठीक कहते हो । अब हम इस ठाठ के आगे के राग सोरठ पर 
विचार करेंगे । 


'सोरठ' नाम 'सौराष्ट्र शब्द का अपभ्रश होकर प्रचार में आया है। इस 
मत को कोई-कोई लोग मानते हैं। बंबई प्रांत के काठियावाड़-विभाग के एक प्रांत 
का नाम सोरठ' है। संभवत: प्राचीन समय में यह राग इस प्रांत में बहुत लोकप्रिय 
रहा होगा । प्रांतों और प्रदेशों के नामों पर रखे हुए राग-नाम हमारे यहाँ 
बहुत पाए जाते हैं। अब तक इस ठाठ के जितने राग तुम्हारे सामने आए हैं, 
उनमें खमाज-अंग की ही प्रधातता थी । इन रागों में गांधार स्वर महत्त्वपूर्ण था 
ओर उसके प्रमाण से ऋषभ स्वर अल्प महत्त्व का स्वर था । गांधार स्वर के 
महत्त्वपूर्ण होने के कारण निषाद स्वर का वचित्र्य भी तुम्हारे ध्यान में आया है। 
अब प्रस्तुत राग 'सोरठ में गांधार की अपेक्षा ऋषभ स्वर की प्रबलता अधिक 
दिखाई देगी । खमाज ठाठ के रागों में इस प्रकार के रागों का एक निराला ही 
वर्ग हो जाता है। इस वर्ग में ही सोरठ राग सम्मिलित होता है । इसका वादी 
स्वर ऋषभ सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस वर्ग के रागों में श्रोताओं को खमाज की क्रांति 
नहीं हो सकती । सोरठ, देश, जयजयवंती, तिलककामोद आदि रागों में लगने- 
वाले ऋषभ स्वर की ओर ध्यानपूर्वेक लक्ष्य देने पर तुम्हें इस स्वर का चमत्कारिक 
माधुय इन राणों में दिखाई देगा । इस ठाठ के राग गाते हुए गायक प्रथम खमाज 
के अंग को गाकर बाद में सोरठ के अंग को लेते हैं। यह क्रम एक प्रकार से युक्ति- 
संगत ही है। कल्याण ठाठ में गांधार का प्रमुखत्व अनेक स्थानों पर दिखाई 
देता है। इसी प्रकार शुद्ध स्वरों के रांगों में भी यह गांधार का प्रभुत्व कायम 
रहता है। इसके बाद गायक ने खम्नाज़-अंग के राग आरंभ किए तो वे असंगत 
नहीं होंगे। इसके बाद सोरठ-अंग के राग ग्राकर गाग्क काफ़ी ठाठ के राग 
गाने लगते हैं, इस प्रकार रंजकता बनी रहती है । मेन यहु कथन नहीं है कि मूल 


प्रथम भार २४ 8 


ठा5-व्यवस्था का निर्माण इसी विचारधारा पर हुआ है। परंतु यह व्यवस्था रागों को 
' ध्यान में रखने के लिए अच्छी होती है। सोर5-अंग के रागों में गारा, जयजयवन्ती 
के समान दोनों गांधारवाले रागों को ग्रायक अन्त में रखते हैं, इसका कारण 
“चतुर पडित' के मत से ये राग 'परमेलप्रवेशक' माने जाते हैं। एक ठाठ से दूसरे ठाठ 
में जाते हुए ऐसे रागों की आवश्यकता होती ही है ! जहाँ दो प्रांतों का संयोग होता है, 
वहाँ के निवासियों की भाषा, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, दोनों प्रान्तों की भाषा का मिश्रण 
ही पाई जाती है। यह तत्त्व हमारे कुशल विद्वानों ने संगीत में भी लगाया है। यमन, 
बिलावल, खमाज, काफी आदि ठाठों का एक से दूसरे का मिश्रण किस अज्ञात रूप से 
कर दिया गया है, इसे देखकर मर्मज्ञ लोगों को अपने संगीतज्ञों की कुशलता पर आइचये 
ओर आनन्द होता है। कल्याण ठाठ के दोनों मध्यमवाले रागों को मिलाकर ठाठ में 
गायक का प्रवेश करा दिया गया है। इसी प्रकार शुद्ध ठाठ के रागोों में किसी-किसी 
जगह कोमल किषाद का प्रयोग कर खमाज ठाठ में प्रवेश करा दिया है। खमाज ठाठ 
में आगे के काफी ठाठ के कानड़ा-जेसे राग के लिए जयजयवन्ती-जेसे दोनों गांधारवाले 
राग-प्रकार आ जाते हैं । लक्ष्यसंगीतकार जयजयवन्ती के दो गांघारों के विषय में एक 
जगह लिखते हैं :-- 


जयावन्तीह ता नून द्विगाधारसुयोगवः | 
सचयेत्परमेल॑ त॑ क्णोटाख्यमसंशयम्र ॥ 
ठाठ के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दूसरे स्थान पर कहा है :-- 
प्रतिमेल॑ केचिद्रागा। परमेलप्रश्नचकाः । 
दिरूपाणं स्व॒राणां च प्रयोगेण व्यवस्थिताः ॥ 


मेरे विचार से अभी इस विषय को यहीं स्थगित कर दें। प्रचलित संगीत की 
समस्त जानकारी हो जाने पर यह सब बताना सरल होगा । 


प्रइन : ठीक है ! अब आप सोरठ के विषय को ही चलने दीजिए । 


उत्तर : सोरठ के आरोह में गांधार स्वर बिलकुल दुबेल और “असत्याय' ही 
समझा जाता है। सोरठ का आरोह-बवरोह इस प्रकार है--सा, रे म प, नि, सां। 


सां निधप,म रेसा। 


प्रदन : यहाँ तो आपने गांधार स्वर को बिलकुल नहीं लिया ? 
उत्तर : मध्यम में ऋषभ स्वर पर मीड़ लेते समय गांधार का प्रयोग मीड़ में 


हो जाता है। इसे यदि ऐसा नहीं लें, तो सारंग का आभास हो जाता है। तुम्हें 
श्याम राग का वर्णन समझाते हुए .इंख प्रकार के गुप्त गांधार की स्थिति मैंने 


समझाई भी थी, वह तुम्हें याद ही होगी । इस मे रे स्व॒र-प्रयोग का प्रभाव बिलकुल 
स्वतन्त्र है। यह काम करना कठिन नहीं है। थोड़े प्रयत्न से ही यह उत्तम रूप से 


२४० भातखंडे संगीत-शास्त्र 


घ्यान में आ जाता है। सोरठ राग का संवादी स्वर घंवत माना जाएगा। संस्क्ृत- 
ग्रंथों में सोरठ का अवरोह सम्पूर्ण बताया गया है, परंतु अपने यहाँ के गायक गांधार ' 
का प्रयोग ऊपर बताई हुई युक्ति से ही करते हैं । कोई-कोई गायक गांधार को बिंलकुल 
स्पष्ट लगाते हैं और राग का नाम 'देस सोरठ” बताते हैं। यह नाम देना ठीक है। 
सोरठ के गीतों में अनेक बार अधिकांश रूप में मारवाड़ी या गुजराती भाषा के शब्द 
अपनी दृष्टि में पड़ते हैं। यह भी विचारणीय बात है। संस्कृत-ग्रंथों में 'सौराष्ट्र' नामक 
एक दूसरा राग भी है, अतः इस राग को उसमें नहीं मिला देना चाहिए। वह राग 
(सौराष्ट्र ) मालवगौड़ ठाठ का है । 


प्रशत : उसे तो आप भरव ठाठ का वर्णन करते हुए बताएँगे ही। मालव्गौड़ 
ठाठ तो आपने प्राचीन संगीत का अत्यन्त प्रसिद्ध ठाठ बताया है । 


उत्तर : हाँ, यह ठाठ बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण-पद्धति में इसके बराबर प्रसिद्ध 
ठाठ आज भी दूसरा नहीं माता जाता। 'रत्ताकर' ग्रथ में ग्रंथकार शाह्लदेव ने 
वाद्याध्याय' में इस ठाठ के विषय में लिखा है :-- 


तुरुषकगीडः मालबगीड इति लोके 


प्रश्न : तब तो फिर नवीन-प्राबीन ग्रंथों में एकीकरण के लिए इस प्रकार के 
कुछ साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं ? 


उत्तर : 'रत्ताकर में अन्य भी कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
देशवालगोड एवं केदार गीड इति 'लनेरुच्यते ( कल्लिनाथ ) 


द्राविडगौडों लोके सालगगौड:” डोंबक्री राग के विषय में इस प्रकार कहा गया 
है, 'सा भूपाली श्रुतालोके' आदि। बिना इन ग्रंथों को अच्छी तरह देखे, इनकी 
एकवाक्यता कहाँ ओर कितनी की जाए, यह नहीं समझा जा सकता मैं यह दावा तो 
नहीं कर सकता कि मैं इस कार्य को सन्तोषजनक रूप से कर सकता हैं; परन्तु इस 
विषय में मैंने जो कुछ भी परिश्रम और तके किए हैं, उनके बारे में तुम्हें किसी अन्य 
प्रसंग पर बताऊंगा । इस समय अपना विषय लक्ष्यसंगीत' या 'प्रचलित संगीत' है। 
ग्रंथसंगीतः का विषय हमने निराला ही माना है। 


अब में तुम्हारा ध्यान एक और बात की ओर खींचता हँ। प्रचार में एक 


राग देस है। उसमें और सोरठ में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कोई-कोई तो इन दोनों 
को एक ही राग मानते हैं। 


परंतु देस ( कोई-कोई इसे 'देश' भी कहते हैं ) राग सोरठ से बिलकुल भिन्‍न 
राग है। सोरठ के नियम बदलने पर ही देश हो जाता है। कोई-कोई गायक देश 
राग में वादी स्वर ऋषभ के बजाय पंचम मानने के पक्ष में हैं। अन्य कुछ गायकों का 
मत है कि गांधार का प्रयोग आरोह-अवरोह में करने से सोरठ से देश राग भिन्‍न ही 
जाता है। जो तन्तुवाद्य-वादक हैं, वे इसी प्रकार देश राग बजाते हैं। गायक लोगों में 


प्रथम भाग २५१ 

'रेरे, मप, निधप, पधपमगरेगसा” देस राग की यह पकड़ प्रसिद्ध ही है। 'रेरे, मप, 
-निधप' इस टुकड़े से कभी भी सोरठ राग नहीं हो सकता। ऋषमभ स्वर को वादी 
मानकर यदि इसी रीति से गाया जाए, तो वह देस राग ही दिखाई देगा। जो गायक 
इसमें वादी स्वर पंचम मानते हैं, वे भी इसी टुकड़े में पंचम का ऐसा ही न्यास होना 
मानते हैं। अनेक बार देस राग का आरोह सोरठ-जैसा किया हुआ तुम्हें दिखाई देगा, 
परन्तु दोनों के अवरोह में बिलकुल भिन्‍नता है; जैसे सोरठ में--'सा, रे रे, मप, 


नि, सां-सि घ, प, म, रे, सा” स्वर हैं और देस में 'सा, रे रे, म प नि ध प, नि, 
सां-सां निध प, म ग रे, ग सा। निम्न दो टुकड़ों को अच्छी तरह तैयार करने पर 
तुम्हें देस राग पूरी तरह ध्यान में आ जाएगा :-- 

१. रे रे, म पनिघप, और २. धपम, ग रेगसा'। देश की श्रपेक्षा 
सोरठ की प्रकृति अधिक गंभीर है। सोरठ का गायन सावकाश ([ विलंबित में ) 


गाने पर अधिक उत्तम लगता है। सोरठ में मरे! स्व॒रों की मीड़ बहुत आकर्षक 
होती है। कोई-कोई मर्मज्ञ यह कहते हैं कि सोरठ में निषाद स्वर ( आरोह में ) 
अति तीब्र होता है, परंतु हमें इसके विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। सोरठ 
गाने का समय रात्रि के दूसरे प्रहर के अन्त में माना गया है। 
खमाज ठाठ के किसी-किसी राग में तार-प्प्तक के ऋषभ की संगति में अवरोह 

करते हुए, अन्य रीति से गायकों द्वारा कभी-कभी कोमल गांधार का कण भी प्रयुक्त 
किया जाता है। यह निस्सदेह विवादी स्वर है, परंतु 'अवबरोहे द्र तगीतो न रक्तिहर:” 
इस नियम के अनुसार यह चल भी जाता है। इसके सुन्दर लगने का कारण हम इस 
समय केवल यही बता सकते हैं कि गांधार और निषाद स्वरों का संवाद होने के 
कारण मंत्री प्रसिद्ध ही है। उनमें से एक की भी (निषाद की) विक्ृृति हो जाने से दूसरे 
को भी वसा ही विक्वृत होना मेत्री-धर्मं के कारण कठिन नहीं है। सोरठ के विषय में 
जो-जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, उन्हें 'लक्ष्यसंगीत' में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार 
कह दिया गया है :-- 

कांमोजी मेलको त्पन्ना सोरटीनामिका पुनः | 

आरोहे रिघवर् स्यादवरोहे समग्रकम ॥ 

और) 

ऋषभो५त्र मतो वादी सर्ववचित्रयकार णमर | 

संवादी घेवतो मान्यो रक्तिनिर्वाहकस्ततः | 

केचिद्रदंति सोरटयां गस्पशदशिका भवेत्‌ । 

लक्षण तत्समीचीन देशी मिन्नत्वसचकम्‌ || 

अवबरोहे गस््ररस्य प्रयोगो घर्षेणान्वितः । 

कार्यो यस्माद्भवेद्व्यक्ता सारंगरय ग्रमिन्नता || 

मध्यमाद्षमे पातः सोरटयां जीवभूतकः । 

तत्रेवहि निशेयंति श्रोतारो रागिणीमिमाम्‌ ॥ 


२५२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


केचित्पंचमके न्यास कृत्वा देशीं परिस्फुटाम । 
दर्शयंति न तन्मन्ये दोषाहमिह सर्वथा ॥ 
मेरे बताए हुए सभी नियम इन इलोकों में तुम्हें दिखाई पड़ेंगे । 


प्रन्‍न ; जी हाँ ! बिलकुल स्पष्ट रूप से हैं। यदि हमारे गायक इस प्रकार के 
वर्णन कंठस्थ कर लें और इनके अनुसार ही शिक्षण देने का निश्चय कर लें, तो 
कितना अच्छा हो । इस समय इस विषय में जो 'हम करें सो कायदा' चल 
रहा है, वह इस प्रकार करने से बंद हो सकता है। हमारे मत से तो संगीत के 
लिए यह एक उत्तम व्यवस्था है, परंतु अपने गायक इसे पसंद करें तमी इसका लाभ 
हो सकता है । 


उत्तर : तुम्हारा कथन निस्संदेह ठीक है। मुझे दिखाई देता है कि शीघ्र ही 
संगीत के अच्छे दिन आनेवाले हैं। हमारे शहर के ही किसी गायक ने 'स्वर- 
मालिका, लक्षण-गीत आदि कंठस्थ करने का काम आरंभ कर दिया है, ऐसा मैंने 
सुना है। थोड़े दिनों में ही तुय देखोगे कि जिन गरायकों को यह स्वर-मालिका 
या ये गीत बिलकुल न आते हों, ऐसे संगीत-व्यवसायी मनुष्य ही नहीं प्राप्त होंगे। 
हमारे विद्वान्‌ लोगों के मन में जब ऐसे गीतों को महत्त्वपूर्ण मानकर प्रचार में उत्तेजना . 
देने का संकल्प हो जाएगा, तब गायकों को इन्हें सीखना आवश्यक हो जाएगा । वैसे 
इन लक्षण-गीत और स्वर-मालिकाओं को निराधार नहीं कहा जा सकता । इन्हें 
'लक्ष्यसंगीतः का उत्तेम आधार प्राप्त है और 'लक्ष्यसंगीत” भी प्रकाशित हो गया है। 
हाँ, यह ग्रंथ बिलकुल नए सीखनेवाले के समझने-योग्य नहीं है। संगीत के हमारे 
प्राय: सभी ग्रंथ इसी प्रकार संस्कृत के हैं। मैं तुम्हें इसी ग्रंथ की बातें बताता 
जा रहा हूँ, अब तुम खुद ही समझ लो कि वह तुम्हें कितना पसंद आता है। इस ग्रंथ 
के विषय में स्वयं ग्रंथकार ही कहता है कि बिलकुल नवीन सीखनेवालों के लिए यह 
ग्रंथ नहीं है :-- | 


नूत्नशिष्यापेक्षयादो स्युरिष्टा योग्यशिक्षका; | 
अध्यापंयिष्यंति ते$प्ुं विषय॑ सम्यगेवहि ॥ 
ग्रेथस्योदेश आदो स्यादरय शिक्षकनिर्भितिः | 
शिष्पानध्यापयिष्यंति तादशाः शिक्षकास्ततः || 
भावार्थ--नवीन शिष्यों की अपेक्षा योग्य शिक्षकों की आवश्यकता अधिक है, 
जो इस विषय को छत्तम (पद्धति के अनुरूप) रूप से सीख सकें। इस ग्रंथ का उद्देश्य 
मुख्यतः ऐसे शिक्षकों को ही तेयार करना है। ऐसे शिक्षक एक बार तैयार हो जाने पर 
वे आगे अपने शिष्यों को सहज में ही तेयार कर सकते हैं ।” अस्तु"“““““मेरे विचार 


से हमें अब 'सोरठ का अधूरा प्रसंग पूरा कर देना चाहिए। अब हम भिन्‍्न-भिन्‍न 
ग्रंथों के मतों पर थोड़ा-स विचार करेंगे । 


प्रथम भाग २५३ 


'रागलक्षण' में इस प्रकार कथन है :-- 
हरिकांबोधिमेलाच संजातश्व सुनामकः । 
सूर्टोराग इत्युक्तोी निन्‍्यास न्यंशकग्रहस " 
आरोहे गधवजचाप्यवरोहे. मबजितम || 
यह मत हमारें प्रचलित स्वरूप का बहुत अधिक समर्थव करता है । 


रागचंद्रोदयकार ने सौराष्ट्री' को केदार मेल का राग बताया है| उत्तका वर्णन 
इस प्रकार है :-- 
सांशग्रहा सांतयुता च॒ पूर्णा । 


सोराष्ट्रिका सायमियंविगेया || 
अनू पसंगीत विलासे -- 


सत्रि; सायं च सोराष्ट्री पूर्णी श्रृज्ञारवल्लभा 
नृत्यनिर्णये-- े 
सावेरीमेल्रक्ता स्वरसकलयुता सन्रिका स्वरिशीया | 
५4 4 2 रथ 
ताय॑ थद्भारपूणो मदनसहचरी भाति सोराष्ट्रिका सा ॥ 
हृदयप्रकारे-- 


ऋषभादिस्तुसोराष्ट्री कंपांदोलनशोभिता | 
संगीतपारिजाते +- 


श्रीरागमेलसंभूवा सोरठी रिस्वरोद्ग्रहा । 
पंचमाड़् फितोपेता रिपर्यत पुनस्तथा ॥ 
सहुफिता मपयतमग्रस्वस्थानपड॒ुजका । 
तथेव पंचमोपेता रिस्व॒रच्यवितोदिता ॥ 


इस इलोक में 'हुँफित' और “अग्रस्वस्थान' नाम एक प्रकार की 'गमक के हैं। 
श्रीराग (जिसके ठाठ में सोरठी बताई है) का ठाठ पारिजात' में इस प्रकार 
बताया है:-- 


रित्रयोद्ग्राहसंयुक्तः पड़जोदुग्राहो$यवामतः । 
श्रीरागस्तीवरगांधार आरोहे गधवर्जितः ॥ 
'पारिजात” का शुद्ध ठाठ काफी का है। इसमें केवल गांधार स्वर ही तीत्र करने 
से इस ग्रंथ का श्रीराग कसा हो जाता है, यह विचारणीय बात है! जब हम श्रीराग 
पर विचार करेंगे, तब इस बात को सोचेंगे । इस वर्णव में केवल सोरठ का ठाठ 


खमाज ही मिल जाता है। “अनूपसंगीतरत्नाकर' में चंद्रोदय, मंजरी, नृत्यनिण य 
हृदयप्रकाश आदि ग्रंथों के उद्धरण ही लिए जाते हैं । 


२५४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


रागविबोधकार ने सौराष्ट्री को मल्‍लारी मेल में रखा है। इसका मललारी 
मेल अपना शुद्ध स्वरों का ठाठ समझना चाहिए । ह 

भरव ठाठ में जो एक राग सोराष्ट्र अथवा सोराष्ट्री नामक है, वह बिलकुल 
भिन्‍न राग है। यह तुम जानते ही हो । 

चत्वारिशच्छुतरागनिरूपणमु” में सौराष्ट्र को दीपक राग का पुत्र माना है। 
अब अधिक ग्रंथों के मतों के सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

प्रघन : इस राग का विस्तार स्वरों में बताइए ! 

उत्तर : वह इस प्रकार होगा :-- 


सा, रे रे, म प, म रे, रेसा, निरेसा, मे रे, सा | निसारे, मरे, 
पमरे, मपधमरे,रेप मरे सा, नि रेसा। निसारे, सा, रे सा, निधप, 
निसा,म रे, म प घम रेसा। रेरे मप, निधप, ध म॑ र, परे, सा, निसा। 
रेरेसा।नित्रिधप, निधप, मपनिसां, निधप, मपधप, धमरे, सा। 
सारेम रे, मप निसां, रें सा, निध प ध म रे, प म, रे, सा। 

सारेमप, रेमप, निसां, निसां, रे रेंसां, रें सां, निध प, म॑ रें सां, 
निनिधप,रेमप,निनिसां,निंघमप, सां निधपधम रे, सा। 

ममप, निनि, सां, सां, निसां सां, निसां रें, मं में रे, सां, निसांरंमंरेंरें 
निसां, निसां रे, सां नि ध प, ध ध १, म प ध, ध प, धम रे, रें म॑ हें सां, निसां, 


मपनिखां, रें निधप, घम रे, रे, सा । 

देस राग का स्वरूप इस प्रकार होगा :-- 

सा, रे रे, म प, निध प, प घपम, ग रे ग सा, रे रेमप, निध प। निसां, 
निधघप,घनिधप,मपधवघध, पमग रेगसा, रे, मपघनिधप। 

गमगरे, गसा, रेरे, गसा, गमपधप मग, रेगसा, रेरेमप, 
निधघप। 

धघधनिप, सां, निधनिप, रेसांनिघनिप, प घपमग रेग सा, 
रेमप, निधघप। 
. मम,पप,नि,सां, निसां, रें सां, नि ध प, प सां, निसां, निधप, गंमंगं 
रंग सां, निसां, रें रें, सां सां, नि ध प, सां निध प, ध मं, ग रेगसा, रे रे, म प, 
सांनिधप,प धपमग रेगसा, रेमपनिधप। 

प्रन्‍नन: अब हम सब समझ गए ! 


प्रथम भाग २५५ 


खमाज ठाठ के राग (6उत्तराध) 


प्रइन : अब हमें इस ठाठ के शेष राग समझाइए ? 


उत्तर : इस ठाठ के शेष रागों में से हम 'तिलककामोद पर विचार करेंगे । 
यह राग इस ठाठ के सोरठ-अंग के रागों में से है। सोरठ, देस, जयजयवंती, 
तिलककामोंद आदि राग प्राय: रात्रि के ११ बजे के उपरांग गाए जाते हैं। कानड़ा 
राग और उसके प्रकार आरंभ होने के पूर्व इनके गाने की मान्यता है । ये सभी 
सोरठ5-अंग के राग हैं। इस राग में गांधार का प्रयोग देखकर कोई-कोई इसे देस राग 
के अंग का भी मानते हैं। तिलककामोद में वादी स्वर घड़ज माना जाता है। यह 
संपूर्ण राग है। इसके गाने का समय उपयुक्त कथन के अनुसार रात्रि का दूसरा प्रहर 
माना गया है। ममज्न लोगों द्वारा इस राग का लक्षण इस प्रकार बताया जाता है कि 
आरोह करते समय धेवत का प्रयोग करना चाहिए और अवरोह करते हुए ऋषभ 
स्वर को वक़ रूप में लेना चाहिए। पु निसा रे, निसा, रेगसा, प म ग, सा, नि! 
यह स्वर-प्मुदाय जब अच्छी तरह गाया दाएगा, तभी इस राग का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाएगा । इस राग में निषाद स्वर की विचित्रता इतनी चमत्कारपूर्ण है कि प्राय: 
सभी लोग इस राग की पहचान इस स्वर के प्रयोग से ही करते हैं । 


गायक गाते हुए, अपने गीत का एक टुकड़ा, इस निषाद पर लाकर छोड़ 
देता है। लक्ष्यसंगीतकार ने इस निषाद का महत्त्व इसी प्रकार बताया है। सोरठ 
के आरोह में भी धेवत नहीं लिया जाता है, परंतु इसमें गांधार भी वर्ज्य किया जाता 
है । 'देस' में सभी स्वर लिए जाते हैं, परंतु निषाद का प्रयोग वहाँ भी नहीं किया 
जाता है। 'तिलककामोरद्द में देस के स्वर-समुदाय “ग रे सा' में एक निषाद स्वर 
मिलाने से कितनी अद्भुत प्रबलता आ जाती है। 'ग रे ग, सा, नि” स्वरों का प्रयोग 
होते ही यह राग स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार निषाद का प्रयोग मैंने तुम्हें बिहाग 
में भी बताया था, परंतु वहाँ अवरोह में ऋषभ स्वर वज्यं करने को भी कहा था। 
निषाद का यह विशिष्ट प्रयोग तुम्हें बहुत थोड़े रागों में किया हुआ दिखाई देगा, इसे 
अच्छी तरह तेयार कर लेना चाहिए । 


खंबावती की पकड़ ग॒ म, सा है तथा आरोह में घेवत वर्जित नहीं है । 
रागेश्वरी में पंचम वज्य है। दुर्गा में ऋषभ-पंचम और तिलंग में रे-ध स्वर नहीं लिए 
जाते। ये सभी राग 'तिलककामोद' से अलग हो जाते हैं। यदि किसी ने तुम्हें 
'तिलककामोद' गाने के लिए कहा, .तो तुम्हें 'पु नि सा रे ग, सा, रे प, म ग, 
सा रे ग, सा, नि इस प्रकार के स्वरों से आरंभ करना चाहिए। इतने स्वरों से 
यह राग बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। 'तिलककामोद' का स्वरूप यदि नियम-अ्रष्ट 
हो जाए, तो वह “बिहारी” नामक राग हो जाता है। प्रचार में गायक लोग जलद- 
तान लेते हुए सारे नियमों को गड़बड़ करके मिलाजुलाकर, केवल निषाद के नियम 
को सँभालते हुए अनेक बार देखे जा सकते हैं। यह मैं तुम्हें एक बार और कह 
चुका हूँ कि इस समय इस तानबाजी के शेतान ने हमारे संगीत में प्रविष्ट होकर 


२५६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


हुत-कुछ नाश कर दिया है। यद्यपि मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे देशी संगीत का 
लक्षण 'कामाचार प्रवर्तित्वम' भी है, परंतु हमें इसका अर्थ यही करना चाहिए कि 
प्राचीन ग्रंथों में बताए हुए नियम समाज की रुचि के अनुरूप कुशल गायकों 
द्वारा बदले जाकर जिस संगीत में नए नियम सम्मिलित हुए हों वह संगीत ही देशी 
संगीत है । 


इस समय धीरे-धीरे हमारे यहाँ संगीत की उन्नति होने के चिह्न दिखाई 
देने लगे हैं। निरक्षर और जड़ बुद्धि के गायकों की दया पर निर्भर रहना हमारे 
सुशिक्षित वर्ग को अब पसंद नहीं है। केवल '४प्रशंटक! 897॥98005$ ( तानों की 
कवायद ) देखकर अब हम आदचर्यान्वित होता छोड़ चुके हैं। अब तो हमें प्रत्येक 
राग के नियम जानने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। यह सोचना स्वाभाविक ही है 
कि यदि प्रावीन संगीत इस समय प्रचार में नहीं है, तो चाहे न हो; परंतु अर्वाचीन 
संगीत भी तो नियम-बद्ध होता चाहिए। लक्ष्यसंगीतकार ने यद्यपि प्राचीन संगीत- 
ग्रंथों का अनुशीलन किया होगा; परंतु अर्वाचीन संगीत के प्रति भी उसका प्रेम 
अतिशय रहा होगा, ऐसा दिखाई देता है। हालाँकि मुसलमान गायकों ने ग्रंथोक्त 
ख्पों में बहुत हेर-फेर किए हैं, तो भो 'चतुर पंडित” ने उनकी निदा करना पसंद नहीं 
किया है। “चतुर पंडित” का मत है कि देश-काल की प्रवृत्तियों के अनुसार संगीत में 
परिवतंत्र होता ही है। 'चतुर पंडित' ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि जिस 
राग का स्वरूप ग्रंथों को छोड़कर बहुत दूर नहीं गया है, जिख राग को सरलता से 
नियम-बद्ध किया जा सकता है और जिस राग में गायकों के अज्ञान से या हष्टि-अ्र मं 
से भ्रष्टता आ गई है; इस प्रकार के राग को सुधारने का कर्त्तव्य सुशिक्षित लोगों का 
है। 'चतुर पंडित का कथन है-- 


अस्दीये च संगीते यवनरप्यसंशयम्त | 
नानाविधतया सद्यो विहिते परिवतेनम || 
प्रमादादपि संमोहाधे रागा अश्रप्टतांगताः । 
लक्ष्ये स्युस्ते सुनियवाः कर्च॑व्याः शास्त्रक्रोविदे! | 


इस काम को किस प्रकार करना चाहिए, इसका नमूना कुछ प्रधाण में स्वत: 
'चतुर पंडित' ने कर दिखाया है। उसके ग्रंथ में अनेक मसलमानी राग स्पष्ट देखे 
जा सकते हैं; परंतु उन रागों को उसने कंसा सुदर और नियम-बद्ध बनाकर 
अपनी पद्धति में सम्मिलित कर लिया है, यह हम देखते ही हैं। मैं सदव अपने शिष्यों 
ओर मित्रों को 'चतुर पंडित की पद्धति ही स्वीकार करने की राय देता हूँ; क्योंकि 
कसी ही क्यों न हो, यह अपने प्रचलित संगीत की ही एक पद्धति है। अपने वर्तमान 
संगीत की स्थिति के विषय में औरं उसे सिखानेवाले किन्‍्हीं-किन्हीं संगीत- 
व्यवसायी लोगों के विषय में मेरे एक मित्र ( जो स्वतः हिंदुस्तान के एक प्र'सद्ध 
गायक हो गए हैं ) ने एक दिन कुछ ऐसी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर तुम्हें हँसी 
आए बिना न रहेगी। 


प्रथम भाग २५७ 


प्रशत : आप हमें उनकी बातें अवश्य सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं कि उनके 
' विचार इस विषय में क्‍या थे ? 


उत्तर : उन्होंने मुझसे कहा--“पंडितजी ! मैं स्वयं एक गायक हूँ और मुझे 
अधिक लिखना-पढ़ना भी नहीं आता; फिर भी कुछ लोगों के वर्षों तक सहवास के 
कारण अच्छे ओर बुरे की परख, मैं थोड़ी-बहुत जानता ही हँ। अपने गायकों की 


निन्‍दा मैं नहीं करना चाहता हूँ, परंतु अपना स्वयं का मत मैं आपको प्रामाणिक रूप 
से कह रहा हूँ । 


हमारे वर्तमान गायकों में से कई लोगों ने सच्चे संगीत की बड़ी मिट्टी खराब 
कर दी है। अब भी कहीं-कहीं उच्च श्रेणी के गुणी लोग पाए जाते हैं, परंतु यह 
निस्संदेह कहा जा सकता है कि वेसे लोगों की संख्या अधिक नहीं है श्रौर न 
सदव ऐसे लोग दिखाई ही पड़ सकते हैं। कुछ अंशों में इस अभाव का कारण हम 
लोग ही कहे जा सकते हैं । जब हम अपने शिष्यों को मुक्त हृदय से नहीं सिखाएँगे, 
तब ये बेचारे गाएंगे ही क्या ? समाज के पास वे साधन ही नहीं रहे कि वह उच्च श्रेणी 
और निम्न श्रेणी के संगीत की परख कर सके । प्राचीन गीतों की भाषा, उतका रस, 
भाव, स्वर-रचना आदि बातों को देखते हुए इस समय प्रचलित रूप को देखकर 
हार्दिक खेद उत्पन्त होता है। इस समय तो चाहे जो खड़ा हुआ ओर लगा गला 
फिराने । अजी साहब ! हमारे यहाँ के चिलम-हुक्का भरनेवाले, तम्बूरे साफ करनेवाले 
लोग भी, जिन्हें हमने दस-पाँच चीजें बताई हों या नहीं बताई, ऐसे लोग भी 
इधर-उधर से टुकड़े-बदड़े इकट्ठे कर 'खाँ साहब' बनकर बंठे हुए हैं। इतना ही नहीं, 
परंतु वे इतने तालीमी ( शिक्षण-कुशल ) हैं कि उन्हें भोजन करने का भी वक्त नहीं 
मिलता। मैं सभी गायकों के विषय में ऐसा नहीं कहता । कुछ गायक अच्छे भी हैं 
और उनकी सभी ओर प्रसिद्धि भी है; परंतु केवल गले की तंयारी पर बने हुए 
गायक हो अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। कभी-कभी ऐसे-ऐसे गायकों के मुह से 
मेरे स्वयं के बनाए हुए गीत मुझे ही पहचान में नहीं आते । केवल स्थायी का थोड़ा 
भाग मेरा और आगे फिरत उनके द्वारा रचित ! कहाँ मूल राग और कहाँ उनकी 
वह फिरत !! परंतु धन्य हैं वे श्रोतामण ! बेचारे गायक की निरी तानबाजी पर व 
गायक की धृम-धाम पर आइचर्यान्वित होकर 'सुबूहान अल्ला:, माशा अल्लाः' की 
झड़ी लगा देते हैं। अनेक बार ऐसा देखा जा सकता है कि गायक का राग और गीत 
के शब्द समझनेवाले श्रोता बहुत ही थोड़े होते हैं। आपने ऐसे उदाहरण भी सुने होंगे 
कि गाते-गांते अमुक गायक ने अपनी जगह से उठकर अगल-बगल के लोगों पर 
उछलना-कृदता शुरू कर दिया । 


पंडित जी ! गला तेयार करना एक अलग चोज है, परंतु उसका “इल्म' 
कला ) प्राप्त करना एक अलग चीज है। श्रोताओं को भी संपूर्ण रूप से 
दोषी नहीं कहा जा सकता। जब तक उन्हें उच्च श्रेणी का ग्रायत सुनने का 
अवसर बार-बार नहीं मिलता, तब तक वे यह केसे जान सकते हैं कि उत्तम श्रेणी के 


२५८ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


गायन में क्या-क्या होना चाहिए ? किसी-किसी गायक की एक ही फिरत (तानबाजी) 
चाहे जिस राग में लगी हुई चलती है। यदि यहाँ स्पष्ट पहचानने-योग्य स्वर या नियम . 
दिखाई भी दिए, तो यह तानबाजी किस राग की है, यह प्रश्न हो जाता है। जब 
गायक राग के नियम सीखा हुआ होगा, तभी वह श्रोताओं को दिखा सकेगा ? इसी 
प्रकार के किसी स्वयंसिद्ध गायक से यदि आप प्रइन करें कि खाँ साहब ! शुद्ध- 
कल्याण, भूपाली, देशकार, जत, विभास आदि रागों के अंतर क्या मुझे स्पष्ट रूप से 
समझा देंगे ! तब वह क्या कहेगा, यह भी सुन लीजिए। यदि वह अपली धूत होगा, तो 
तुम्हारी और तुम्हारे प्रश्न की तारीफ कर छुट्टी पा लेगा--'अहा-हा ! क्या ही माभिक 
सवाल है। आप तो स्वयं संगीत के अवतार हैं; ऐसी कौन-सी बात है, जिसकी आपको 
जानकारी नहीं है ? यह बात आपके-जेसे कद्रदान लोगों के ही योग्य है।' परंतु ऐसे 
उत्तर से आपको क्‍या संतोष हो सकता है ? यदि. उत्तरदाता कोई मूर्ख भांडखोर 
होया, तो वह कहेगा कि ऐसी बातें अउने शागिदों के सिवाय अन्य किसी को हम नहीं 
बताया करते ! ऐसे लोगों से अधिक वाद-विवाद करने से झगड़ा होने की आशंका 
हो जाती है। आपने हमारे गायकों के खास जलसे देखे ही होंगे। वहाँ अनेक बार 
मार-पीट तक के प्रसंग आ गए, यह भी आपने सुना होगा । 


इन बातों का मुख्य कारण क्या है ? बस, यही कि उन गायकों को उत्तम पद्धति- 
बद्ध तालीम (शिक्षा) नहीं मिली है। उत्तम रूप; से सीखा हुआ गायक होगा, तो 
उसको ऐसे प्रइत सुनकर आनंद ही होगा । वह अपने शिक्षण के अनुसार उन रागों के 
ठाठ, आरोह-अवरोह, वादी-संवादी आदि बताकर, बाद में उदाहरण-स्वरूप एक-एक 
राग की, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गायकों की दस-दस पाँच-पाँच चोजें सुनाएगा। ऐसे का 
नाम है 'सच्चा गायक । म॒झे ऐसा दिखाई देता है कि आपके शहर के विद्वाच लोगों ने 
यह विषय अपने हाथ में लिया है; वे इस विषय में बड़ी पूछताछ ( अन्वेषण ) भी 
करते हैं। यह एक प्रकार से बहुत अच्छा है। आप शिक्षित लोग एक वषं में 
जितना सीख सकते हैं, उतना हमारे निरक्षर गायकों को बारह वर्ष में भो नहीं 
आ सकता । 


ऐसे ही उदगार एक वृद्ध गायक ने भी प्रकट किए थे। वे हैदराबाद के प्रसिद्ध 
गायक थे । उन्होंने और भी एक-दो मनोरंजक बातें सुनाई । उन्होंने कहा :-- 


'पंडितजी ! आपको आइचये होगा, परंतु किसी-किसी समय मेरे शागिदे 
कहलानेवाले गायक मुझे ऐसा विलक्षण गायन सुनाते हैं कि मैं स्वयं भ्रम में पड़ 
जाता हूँ कि यह गायन-प्रकार मैंने इन्हें कब और कंसे सिखा दिया है? यदि बे 
मेरे शागिद नहीं कहलाते, तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और यदि मैं उन्हें मानने 
लग, तो म॒मे कहीं प्रत्यक्ष गायत गाकर सुनाने को कोई न कह दे, यह उलझन 
सददव हो जाती है। परंतु 'मेरी भी चुप और तेरी भी चुप” यह मार्ग स्वीकार करके 
मैं रह जाता हूँ। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अतः मुझमें पहले-जेसी ताकत और उत्साह 
भी कहाँ हो सकता है ? इस विषय में वाद-विवाद करने के दिन ही अब नहीं रहे! 


प्रथम भाग २५६ 


अच्छा कोन है ओर बुरा कौन है, इसका निर्णय तो इस समय इस बात पर ही 
हो गया है कि किसकी मोटर अधिक भागती है! और इस वाद-विवाद में 
न्यायकर्ता कौन ? आप विद्वान लोगों ने इतने दिनों तक इस विषय पर लक्ष्य नहीं 
किया, यह बुरा किया । अब कुछ-कुछ आपके प्रयत्नों से आशा हो जाती है; वंसे पुराने 
प्रसिद्ध लोग समाप्त होते जा रहे हैं। तो भी मुझे विश्वास है कि थोड़े दिनों में यह 
विषय आप विद्वानों के हाथ में पुत: चला जाएगा और हमारी अगली पीढ़ी के गायक 
यह शास्त्र फिर आप लोगों से ही सीखेंगे। मैं उत्त आगामी दिवस को बहुत 
सुदिन समझता हूँ ।' 


प्रशन : आपने उत्तर की ओर प्रवास किया है। वहाँ किस शहर के गायक 
आपको अधिक पसन्द आए हैं ? 


उत्तर : इस प्रदत का उत्तर देना कठिन है । मैंने अनेक जगहों पर जाकर 

अनेक प्रकार के गायकों को सुना है; वे सभी अच्छे थे। परन्तु मेरे विचार से उदयपुर 
के गायकों के गायन में मुझे रंजकता अधिक प्राप्त हुई । मेरे मत से उत्तकी गायिकी 
( गायन-दोली ) हमारे गायकों के लिए अनुकरणीय है। उधर के प्रान्त में वे गायक 
प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रसिद्धि वास्तव में योग्य ही है | यद्यपि उन्होंने मुझे प्रसिद्ध रागों 
की ही चीजें सुनाई, परंतु रागों का प्रारम्भिक विस्तार और क्रमानुसार तीनों लयों 
का काम ( द्र॒त, मध्य ओर विलम्बित ) उत्तम रूप से कर दिखाया था । अस्तु, अब 
हमें तिलककामोद का अधूरा विषय पूरा कर लेना चाहिए । 


प्रझन : जी हाँ, अभी हमें तिलकका मोद को पूरा करना है ! 


उत्तर : तुम्हें याद ही होगा कि कामोद के मिश्र प्रकार बतलाते हुए मैंने 
तुम्हें तिलककामोद का नाम भी बताया था। यदि तुम तिलककामोद में कामोद का 
अंग खोजने लगो, तो वह तुम्हें नहीं मिल सकेगा । इस बात को सुनकर तुम्हें आइचये 
नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार गौड़सारंग में सारंग का अंश तुम्हें नहीं दिखाई दिया 
होगा ! मैंने पहले तुम्हें कामोद के भेद 'संकीणरागाध्याय' ग्रंथ से बताए थे। इस 
ग्रंथ में तिलककामोद के लिए कहा है कि यह राग 'कामोद' और 'खट' राग के मिश्रण 
से बनता है । खट राग के विषय में यह कहा जाता है कि यह राग ६ रागों का मिश्रित 
रूप है। ऐसी दशा में तिलककामोद का रूप ग्रंथों की दृष्टि से केसे निश्चित किया 
जा सकता है ? 


प्रइन : खट राग में कौन-कौनसे ६ राग मिले हुए बताए जाते हैं ? 


उत्तर : 0७७४. ४0 साहब ने अपने ग्रंथ में इन ६ रागों का नाम बताया 
है--१. वराटी २. आसावरी ३. तोड़ी ४. श्याम ५. बहुली ६. गांधार। परंतु इन 
६ रागों की सहायता से राग-रूप सिद्ध करने का झंझट तुम्हें नहीं करना चाहिए; 
क्योंकि यह तो 'अव्यापारेषु व्यापार: होगा । अपने ग्रंथकारों ने भी इस प्रकार के 
झंझट उठाना पसंद नहीं किया है । तिलककामोद का विस्तृत वर्णन तुम्हें प्राचीन ग्रंथों 
में प्राप्त नहीं हो सकेगा । दक्षिण की ओर के ग्रंथों में भी कहीं यह दिया हुआ नहीं है । 


२६० भातखंडे संगीत-शास््र 


प्रदन : 'चतुर पंडित” ने इसका कसा वर्णन किया है ? 
उत्तर : उनका वर्णन इस प्रकार है :-- 


खंमाजी मेलके ग्रोक्तः कामोदस्तिलकान्वितः । 
संपूर्रीं: सांशको गीतो राज्यां यामे द्वितीय के || 
आरोहे  घवतस्त्यक्तो. रिविक्रमवरोहणे । 
सोरटोदेशिकांगेन गायना उद्धरंत्यप्रम ॥ 
गांधारात्पडजसंस्पशों नून॑ स्यादतिरक्तिदः | 
अपन्यासो निषादे$सी स्वेदा श्रांतिहारकः ॥ 


इसमें बताई हुई बातें मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ । 


प्रइन : आपने अभी कहा कि यह राग दक्षिण के ग्रंथों में नहीं बताया गया है, 
फिर भला यह उत्तर के ग्रंथों में क्या मिल सकेगा ? 


उत्तर : नहीं-नहीं, मेरे कहने का यह उद्द श्य नहीं था। जो ग्रंथ इस समय 
उपलब्ध हैं, उनमें वणित बहुत-से राग दक्षिण-पद्धति में प्राप्त हो जाते हैं और उनके 
स्व॒रों के नाम भी दक्षिण-पद्धति के ही हैं, इसलिए मैंने ऊपर की बात कही है। यह 


तो तुम जानते ही हो कि अंतर, काकली, कंशिक आदि स्वर-नाम हमारी उत्तरी 
पद्धति में नहीं हैं । 


प्रन्‍नत : जी हाँ ! उत्तर की ओर तो कोमल, तीब्र ही स्वरों के नाम पाए जाते द 
हैं। क्या अपने यहाँ, तीत्र, कोमल आदि स्वरों का प्रचार बहुत पुराने समय से है ? 


उत्तर ; यह महत्त्व को बात है। ये शब्द 'रागतरंगिणी' ग्रंथ में भी प्राप्त होते * 
हैं। यह ग्रंथ 'भुजवसुदशमितशाके” के मान से (१०८२ शाके) कितना प्राचीन 
निश्चित होता है ? इसपर किसी के तक॑ से उत्तर-संगीत का दक्षिणी ग्रंथों से न 


मिलने का कारण यह बताया जाता है कि उत्तर-संगीत के ग्रंथ दक्षिणी संगीत से 
भिन्‍न ही हैं। 


“रागतरंगिणी, 'पारिजात” आदि इसी प्रकार के भिन्‍न ग्रंथ हैं। मेरे विचार 
से इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक मिलना' चाहिए। 'संगीतदर्पण” में राग 
अधिकांश अपने ही हैं, परंतु स्वरों के नाम दक्षिण के हैं। 'ग्रंथसंगीत! पर विचार 
करनेवाले को इन प्रइनों पर विचार करना आवश्यक है । 


प्रश्न : “रागतरंगिणी'” में शुद्ध और विक्ृत स्वरों का वर्णन किस प्रकार 
किया गया है ? 


उत्तर : इस ग्रंथ का शुद्ध ठाठ तो काफी का ही है । अब इसके विक्ृत स्वरों 
को देखो :-- 


प्रथम साग 


स्वस्वशेषश्रतिं त्यक्वा यदा ऋषभधवती | 
गीयेते गुशिमिः स्वेस्तदा तो कोमली मतो | 
गृह्माति मध्यमस्यापि गांधारः ग्रथमां श्रतिम । 
यदा तदा जनरेष तीत्र इत्यमिधीयते ॥ 
द्वितीयामपिचेदेव॑ तदा तीव्रतरः स्मृतः३ | 
चतुर्थीमपिचेदेव॒ मतितीव्तमः . स्घृतः ॥ 
अतितीव्रतमी गस्तु सारंगे परिगीयते। 
पड़जस्य च निषादश्चेद्गूह्ति प्रथमांश्रुतिम ॥ 
तदापंगोतविद्धि! सः वोत इत्यभिधीयते। 
द्वितीयामपिचेदंव॑ तदा ठीव्रतमः स्मतः ॥ 
पृडजस्य दश्रती गहन निषाद! काकली मतः 
तीव्रवमे निषादे च गेया सब विचच्षणं ॥ 


२६१ 


मेरे विचार से अब हमें इस विषयांतर की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। उत्तर के 
संगीत के यदि अन्य ग्रंथ आगे मिलें भी, तो भी अपने प्रचलित संगीत पु उसका 
प्रभाव बहुत अल्प प्रमाण में ही पड़ना संभव है। इस प्रचलित संगीत को हमारे 
'चतुर पंडित' ने उत्तम रीति से व्यवस्थित कर ही दिया है । 


प्रदन : आपके कथन का तात्पयें हम समझ गए । आपके मत से इस समय 
प्राचीन ग्रंथों का महत्त्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने-मात्र का ही है। उनका 
प्रत्यक्ष उपयोग शायद ही हो ? 


उत्तर : हाँ, ऐसा मानने में कोई हज नहीं । 


प्रशन : ठीक है, अब आप तिलककामोद का स्वर-विस्तार समझा दीजिए ? 


उत्तर : इस प्रकार होगा :-- 


सा, निसा, पुनिसा, रेरे, पमग, सारेमम, सानि, पनिसा, रेगसा । 


पूनिसारेनिसा, गरेपमगग, सारेगय, सा, नि, पृनिसा, रेगसा । 


रेगमप, गमप, धमग, रेरे, पमय, सारेगग, सानि, पपनिसा, रेसा । 
धम, पग, मरे, रेगरे, पमग, सारेगमग, सानि, पनिसारेनिसा | 
ममग, पमग, रेग, रेगमप, गरमफ्, धमग, सारेग, सानि, पनिसा । 


निसा, रेरेनिसा, पनिसा, निसा, गसा, ममगगसा, सारेममगग, सानि, 


पुनिसारेगसा । 


रेरे, सम, ११५, निनिसां, मिनिसां, निसां, रेरेंसां, निष, मप घघ, मग, रेपमग, 
सा, नि, पुनिसारेगसा । 


निसारेगसा, मगसा, रेप, मग, सा, घमगसा, रेरेपमग, सानि, पूनिसा । 


२६२ भातखडे संगीत-शास्त्र 


मेरे खयाल से इतना ही विस्तार तुम्हारे-जसों के लिए काफी होगा । यद्यपि मैंने 
तुम्हें इतनी तानें बताई हैं, परंतु तुमको आवश्यक रूप से ध्यान में रखने-योग्य इनमें से 
दो-तीन ही हैं। वे इस प्रकार हैं“ प्‌ नि सा रे ग सा, रे प म ग, सा रे ग ग, सा नि' 
केवल इतना मधुर स्वर-समुदाय गा देने पर मामिक श्रोता तिलककामोद को पहचान 
लेंगे। इस राग के आरोह में धवत और अवरोह में ऋषभ स्वर विद्वानों द्वारा दुर्बल 
माने गए हैं। हमें इस राग का यह साधारण नियम मान लेना चाहिए। दुर्बल स्वर 
सर्देव वज्यं नहीं होता, यह अवश्य ध्यान में रखने की बात है। 


प्रशन : अब आगे का राग आरंभ कीजिए ! 


उत्तर : अब हम 'जयजयवन्ती' राग को लेते हैं। जयजयवन्ती को कोई-कोई 
जयावन्ती, जयजयन्ती, जयन्ती, वेजयन्ती आदि नाम भी देते हैं। यह बहुत पुराना 
राग है ओर ग्रंथों में इसका वर्णन भी प्राप्त होता है । 


प्रचार में इसे सोरठ-अंग का राग मानते हैं। यह मिश्र राग है। इसमें 
गौड़, बिलावल और सोरठ, ये तीन राग मिले हुए दिखाई पड़ेंगे। सोरठ के 
अनुसार इसके गाने का समय भी मध्यरात्रि का निश्चित किया गया है। इस 
राग में ध्यान देने लायक महत्त्वपूर्ण बात दोनों गांधारों का भी विचित्र प्रयोग है। 
इस राग में दोनों गांधार और दोनों निषादों का प्रयोग होता है। आरोह करते 
हुए तीव्र ग-नि और अवरोह करते हुए कोमल ग्र-नि का प्रयोग किया जाता है। 
अवरोद्द में कोमल गांधार का प्रयोग विशेष नियमित रूप से ही किया जाता है। 
यह बात नहीं है कि जयजयवन्ती के अवरोह में तीब्र गांधार बिलकुल नहीं लिया 
जाता। इस तीब गांधार का प्रयोग अवरोह में भी होता है, क्योंकि इस राग में 
गोड़ ओर बिलावल राग मिले हुए हैं। हाँ, यह कहा जा सकता है कि जब हमें 
कोमल गांधार का प्रयोग करना हो, तब केवल अवरोह में ही किया जा सकेगा । 
जयजयवन्ती का प्रधान अंग, जिसके संयोग से यह राग पहचाना जा सकता है, 
यह है:--रे रे, रेग॒ रेसा, नि ध्‌ पृ, प्‌ पृ, रे! । इसी प्रकार की पंचम और ऋषभ की 
संगति तुम्हें छायानट में भी दिखाई गई थी । “गौड़ की पकड़ 'रेग, रेमग' है। 
पूर्वांण में बिलावल का भाग “गमरे रेसा' इस राग में दिखाई भी पड़ता है। 
जयजयवन्ती के अवरोह में बिलावल के दोनों अंग दिखाई देते हैं, १रंतु जो कोमल 
निषाद बिलावल का नियमित स्वर नहीं है, वह जयजयवन्ती के मुख्य ख्वरों में से है । 
जयजयवन्ती में सोरठ का अंग प्रधान है, क्योंकि वह आरोह और अवरोह 
दोनों में स्पष्ट रूप से लगाया जाता है। जिन्हें इस राग की जानकारी नहीं होती, 
वे प्रायः इसे सोरठ ही समझ लेते हैं। सोरठ में 'रे ग॒ रे सा, नि ध्‌ प्‌” यह भाग नहीं 
होता ओर पूर्वाय में बिलावल का भाग भी नहीं होता । देस राग में भी इस प्रकार 
दोनों गांधार और “पृ-रे' की संगति कभी भी दिखाई नहीं देगी । यह राग, अवरोह 
में ऋषभ की वक़्ता और निषाद का अपन्यास (लक्षण रूप से) नहीं होने से 
तिलककामोद से भी भिन्‍न हो जाता है । 


न्‍ै 


प्रथम भाग २६३ 


जयजयवन्ती के गीत ऋषभ स्वर से आरंभ किए हुए कई बार पाए जाएँगे । 
. ऋषभ' पर गायकों द्वारा एक प्रकार का विशिष्ट आंदोलन दिया जाता है। इसी 
प्रकार का रूप थोड़ा-थोड़ा कुकुभ में भी बताया जाता है। इस राग का अंतरा 
तिलककामोद व सोरठ-जेसा ही मम प, नि निसांसां, नि निसा शुरू होता है । 
गांधार स्वर की गोणता के कारण खमाज, तिलंग व दुर्गा आदि रागों का संदेह हो ही 
नहीं सकता । छायानट में 'पृ-रे! स्वर-संगति का रूप मध्य-सप्तक में 'प-रे' भी हो जाता 
है, परंतु इस राग में ऐसा कभी नहीं हो सकेगा । छायानट में 'रे, ग म प, म, ग, मे 
रे, सा अंग स्वतंत्र ही है। जयजयवन्ती राग श्रोताओं को खमाज ठाठ से आगे काफी 
ठाठ में ले जाने का काम करता है, यह मैं पहले ही कह चुका हूँ । 


, अब हम इस राग के विषय में कुछ ग्रंथों की सम्मतियाँ देखें । रागतरंगिणीका र 
ने “ज॑जयन्ती' राग को कर्णाट ठाठ में बताया है। इस ठाठ में दोनों गांधारों का 
प्रयोग होता है । 


उसका कथन है :-- 


पाडवः कानरो रागो देशीविख्यातिमागतः । 
वागीश्वरी कानरश्च खंबाहची तु रागिणी ॥ 
सोरटः परनों मारुजेंजयन्ती वथापरा ॥ 


'संगीतसंप्रदायप्रदशिनी! नामक जिस ग्रंथ को दक्षिण की ओर के पंडित 
सुत्रह्म दीक्षित ने प्रसिद्ध किया है, उसमें चतुर्देडिकार पं० वेंकटमखी के नाम से उन्होंने 
इस राग के लक्षण निम्नलिखित बताए हैं :-- 


जयबयबवंत्याख्यरागश्च संपूर्ण: प्रग्रहान्वितः । 
लक्ष्यमार्गानुतारेण गीयते गानकोविंदेः ॥ 


पहले चरण में 'जयावंत्याख्यरागइच” इस प्रकार होना चाहिए। इस ग्रंथ 
(संगीतसंप्रदायप्रदर्शिनी) में अनेक स्थलों में अशुद्ध संस्कृत-इलोक दिखाई पड़ते हैं । 
कहीं-कहीं तो यह भ्रम होता है कि यह वेंकटमखी ग्रंथकार चतुर्देडिकार 
वेंकटमखी नहीं हो सकता। चतुर्दडिकार बहुत विद्वान था; उसकी पद्धति अब 
भी दक्षिण की ओर प्रचलित है। स्वरमेलकलानिधिकार ने किसी-किसी ठाठ के 
विषय में टीका करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया है, उससे प्रकट हो जाता है 
कि ग्रंथकार कितने पानी में है। इस दृष्टि से देखने पर 'प्रदर्शिनी' ग्रंथ के इलोक 
श्रनेक स्थलों पर भ्रष्ट दिखाई देते हैं। 'स्वरमेल' ग्रंथ पढ़ने पर तुम्हें पं० वेंकटमखी की 
टीका का मर्म समझ में आ सकेगा। जयजयवन्ती राग बहुत थोड़े ग्रन्थों में बताया 
गया है। इस राग में म-नि स्वरों की ओर तुम्हें सदेव लक्ष्य देना पड़ेगा । कोमल 
गांधार का प्रयोग तो इसमें बहुत ही अद्भुत रूप से होता है। जहाँ-जहाँ कोमल 
गांधार लिया जाता है, वहाँ वह अधिकतर ऋषभ स्वर से लगा हुआ ही रहता है। 
कोमल गांधार को लेने के पहले गायक ऋषभ को लेगा और फिर कोमल ग का 


२६४ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


कण लेकर अवरोह करेगा। आरोह में कोमल ग का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। 
अवरोह में भी 'प म ग॒ रे! इस प्रकार का प्रयोग बहुधा नहीं होता । जसे यमन राग में ' 
कोमल म, बिलावल में कोमल नि दिखाए जाते हैं, इसी प्रकार इस राग्र में कोमल ग 
को मान लेने में कोई हानि नहीं। 'रेग॒ रे सा, नि ध्‌ प्‌ स्वर-समुदाय जयजयवन्ती 
की एक निश्चित पकड़ है। (८४0०४. ५४7।४7० साहब ने अपने ग्रन्थ में इस राग को 
सोरठ, धवलश्री तथा बिलावल का मिश्रण बताया है। एक अन्य मत के अनुसार इस 
राग में गोरी, बिहागड़ा व नट राग का मिश्रण किया गया है। तुम्हें अभी जिस 
नारद-मत का विवरण बताया था, उस मत के अनुसार जयजयवन्ती मेघ राग की 
रागिनी बताई गई है। इस ग्रंथ में स्व॒रों की स्पष्टता बिलकुल नहीं है। 


प्रशन : अब इस राग का स्वरूप स्वरों में समझाइए ! 

उत्तर : इसका राग-विस्तार इस प्रकार होगा :-- 

सा, रेरे, रेगग, मग, रेरेसा, निसा, रेरेसा, सानिधपृ, पृप्‌, रेरे, ग, मग, मरेसा । 

निसारेसा, रेगरेसा, रेनिसा, रेरे, गमप, गम, रेरेसा, निसारेग्रेसा, निनिधप, 
रे, गमरेरेसा । ः 

निसारेगरे, रेग्रे, पधमगम, रेगरे, निसारेगरेसा, निधप, रे, गमरेरेसा । 


प॒परे, ग्रे, मपधम, रेगरे, मप, निसां, निधप, धम, पा मग, मरेरेसा । 


मम, प, ति, नि, सां, सांनिसां, निसां, रेंगरेंसां, रेसांनिधप, मपधनिधप, मप्रम, 
गमप, गम, रेगरे, निसा, रेगरेसा, निधप्‌, रे, गम, रेरेसा । 


५ | 
रेरे, रेगसा, रेगमप, धमरे, निनिधप, मपमरेगरे, सां, रेंसांनिधप, निधप, धम, 
पगमप, रेगरे, निसारेग्रे, सानिधप, रेसा । 
प्रशन : इस राग का वर्णन “'चतुर पंडित” ने किस प्रकार किया है ? 
उत्तर : इस प्रकार :-- 


कांमोजीमेलकेजाता जयावन्ती सुखप्रदा । 
ऋषमभांशा सुस्म्पूणो सोरटयंगेन मंडिता ॥ 
तोब्रगस्य ग्रयोगो5त्र सोरठीमपसारयेत । 
अवरोह रिसंलग्न॑ कोमल ग॑ बुधः स्पृशेत ॥ 
मंद्रस्थस्यपंचमस्यरिस्वरेण सुसंगतिः | 
छायानइस्वरूपस्प क्वचित्सन्देहकारिणी ॥ 
छायानटे मतः पातः पंचमाह्पे शुभः । 
मध्यस्थानगतस्तज्ज्ञर्वश्यं॑ रागव्यंजकः ॥ 


प्रथम भाग २६५ 


प्रइत : यह वर्णन बहुत स्पष्ट और स्मरणीय है। क्या अब आप गौड़मल्हार का 
वर्णन सुनाएँगे ? 


उत्तर : अच्छा, उसे ही लें । गरोौड़मल्हार सरल रागों में गिना जाता है। इस 
संयुक्त नाम से ही दिखाई देता है कि इस राग में गौड़ और मल्हार का योग हुआ है। 
वास्तव में इस राग में उपयु क्त दोनों रागों का योग हुआ भी है। 


प्रघन . आपने हमें गौड़ का अंग 'रेग रे म ग' बताया था ? 


उत्तर : ठोक है ! यह अंग तुम्हें इस राग में बीच-बीच में दिखाई पड़ेगा । इस 
राग में नवीन विद्यार्थियों को रिंग रेमग रे सा सा, रेग रेग म प म ग' इस प्रकार 
स्वरों से आरंभ होनेवाली एक 'सरगम' सर्देव सीख लेनी चाहिए। 


प्रघन : हमारी स्वरमालिका में एक इसी प्रकार की 'सरगम' है। इसमें 'रे ण| 
रेम ग' स्वर तो 'गौड़' का अंग हैं, परंतु क्या आगे के स्वर 'रेरेमम,पप म प, 
घसांघपम पम' मल्हार का अंग कहलाएँगे ? 


उत्तर : बिलकुल ठीक कहते हो / यह अंग शुद्ध मल्हार का है। शुद्ध मल्हार 
में य-नि स्वर नहीं लिए जाते। मल्हार की मुख्य पकड़ 'म फ घसां घ प॒ म' स्वर- 
समुदाय मानी जाती है। इस स्वर-समुदाय में यही विलक्षणता है कि इसका प्रयोग 
जिस-जिस राग के साथ किया जाए, उसमें थोड़े-बहुत प्रमाण में मल्हार का स्वरूप 
दिखाई देने लगेगा। गौड़मल्हार के अंतरे को ही देखो, इसमें 'प प, ध नि घ, 
निसां, सां रें सां, सां नि ध, सां रें सां, नि घ प' स्वर-समुदाय बिलावल का, 'रे रे म 
म, पपघधसां, घपम' भाग मल्हार का और अन्च का मप मगय, रेगरेमग' 
भाग गौड़ का है। थे भाग कितनी खूबी से लिए गए हैं। इन्हें ठीक से बताना ही 
बड़ी कुशलता का काम है। 


प्रचार में गायकों ने मल्हार के अनेक प्रकार उत्पन्न किए हैं। इनमें से कुछ 
प्रकार तो स्पष्ट रूप से संयुक्त राग दिखाई देते हैं ओर कुछ ऐसे नहीं है। इन सबमें 
गायक कहीं पर भी ओर कंसे भी मल्हार का प्रमुख अंग, जिससे मल्हार की पहचान 
हो सके, अपने गायन में ले ही आते हैं। मल्हार के १५-१६ प्रकार कहे जाते हैं। 
इनमें से वे प्रकार, जो बहुत प्रसिद्ध और अच्छी तरह से अलग पहचाने जा सकते हैं, 
तुम्हें मैं बताऊंगा ! जिन प्रकारों में कोमल गांधार का प्रयोग किया जाता है, वे 
अपनी पद्धति में काफी ठाठ में माने जाते हैं । 


प्रइन : मल्हार के कौन-कौन-से भेद प्रचार में हैं * 


उत्तर : १. शुद्धमल्हार ७. नायकीमल्हार 
२. गौड़मल्हार ८. अरुणमल्हार 
३. नटमल्हार ९. जयावन्तीमल्हार 
४. सूरमल्हार १०. मेघमल्हार 
५. रामदासीमल्हार ११. देसमल्हार 
६. धू डियामल्हार १२. सोरठमल्हा र, इत्यादि । 


२६६ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


कोई-कोई मीराबाई की मल्हार, झांझमल्हार आदि प्रकार और भी बताते हैं। 
उनके संबंध में विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सभी राग 
मिश्र-राग हैं । हमारे देशी संगीत का पेट बड़ा भारी है। उसमें सभी के लिए स्थान 
है। 'तत्तदेशननमनोरंजनेकफलत्वेन कामाचारप्रवर्तित्वमृ देशीत्वम' इस सिद्धांत को 
सदेव ध्यान में रखते हुए हमने अपना हृदय सेव उदार रखा है। पसंद आते-योग्य 
कोई नया प्रकार यदि किसी ने बताया, तो उसे सम्मान देते हुए उसके नियम उत्तम 
रूप से सीखने चाहिए । 


प्रन्‍त : आपका कथन यथार्थ है। जबकि रामदास, सूरदास, तानसेन आदि 
गायकों के भेद आदरणीय हैं, तो फिर यदि एक भेद मीराबाई का भी हो गया; तो उसे 
भी सम्मान देता चाहिए। “चतुर पंडित' ने मल्हार के कौन-कौनसे भेद बतलाए हैं ? 


उत्तर : “चतुर पंडित' द्वारा बताए हुए मल्हार के निम्नलिखित भेद हैं :-- 


मेघसोरटदेशाख्या बयावन्ती तथेव च। 
स्थाद्घुरिडया स्रदासी नायकीनटशुड्धका! ॥| 
तानसेनी तथा गोंडो हरुणी करांकनामिका | 
इतिमल्लारिकामेदा व्यवहारे बुधैमंताः ॥ 


गोड़मल्हार को किसी-किसी ग्रंथकार ने शंकराभरण ठाठ में बताया है, ऐसा 
मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है । हम देखते हैं कि इस राग में कोमल निषाद का 
विशेष महत्त्व नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि खमाज ठाठ के रागों में प्राय: 
बारोह में तीत्र निषाद ही लिया जाता है। गौड़मल्हार के आरोह में भी यही नियम 
लगता है। अवरोह में बिलावल-जेसा किचितु कोमल निषाद का प्रयोग होता है । यह 
देखकर ही किसी>किसी पंडित ने इसे शंकराभरण ठाठ का राग कहा है। यह बहुमत 
है कि गौड़मल्हार के आरोह में निषाद स्वर दुरबंल है। इसमें मध्यम स्वर वादी है। 
मल्हार राग वर्षाऋतु में गाया जाता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। यह राग अन्य 
ऋतुओं में गाया ही नहीं जाता अथवा अन्य ऋतुओं में गाने से इसका आनन्द ही नहीं 
आता, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल इस राग के गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन प्राय: 
पाया जाता है, अतः अन्य ऋतुओं में यह वर्णन असमय का दिखाई पड़ता है । 


प्रश्न : शुद्धमल्हार का कसा स्वरूप ध्यान में रखें ? 
उत्तर : शुद्धमल्हार का स्वरूप यह है :-- 


'सारेम, ममपप, मप, घसां, घपम, सारेम, सारेम। मम पपधसां, सां, रेंसां, 
सांघ, सां, रें, मंरें, सांसांघफ, मरेपप, मपधसां, धप, ममरेसा, सारेम! । इसी में योग्य 
स्थलों पर 'ग' और “नि! स्व॒रों को लगा देने से गोड़मल्हार हो जाता है। तुमने गौड़- 
मल्हार की स्वर-मालिका सीखी ही है, अत: श्रन्य उदाहरण देने की आवश्यकता 


प्रथम भाग २६७ 


नहीं है। उस स्वर-मालिका से यह राग अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। मल्हार 
के साथ थोड़ा-सा छायानट का भाग मिलाने पर नटमल्हार हो जाता है । नटमल्हार 
में कोई-कोई कोमल गांधार का प्रयोग किए जाने का भी कथन करते हैं। रामदासी- 
मल्हार में दोनों गांधारों का प्रयोग माननेवाले पंडित भी मुझे मिले हैं। मुझे लखनऊ 
के एक प्रसिद्ध हिंदू संगीतज्ञ ने बताया है कि मल्हार ओर सुघराई मिलकर रामदासी- 
मल्हार, सिदुूरा मिलकर सूरदासीमल्हार, सोरठ मिलकर धूंडियांमल्हार और 
कानड़ा मिलकर मियाँ की मल्हार तथा मल्हार और अड़ाना मिलकर मीरा की 
मल्हार हो जाते हैं । 

देसमल्हार, सोरठमल्लार, जयावन्तीमल्हार, इनके स्वरूप सहज ही ध्यान में 
आ जाते हैं । 


प्रशन : संभवत: इन राग-हूपों में देस, सोरठ, जयजयवन्ती राग स्पष्ट दिखाई 
देते होंगे ? 


उत्तर : तुम्हारा तक ठीक है ! केवल इन रागों के आरंभ में सभी में मल्हार का 
अंश ही प्रयुक्त होता है। अब “गोड़मल्हार के विषय में ग्रंथकारों के कथन पर 
विचार करें । किसी-किसी ग्रंथ में 'मल्हार' नाम का एक राग भरव ठाठ में दिया है। 
वह बिलकुल भिन्‍न राग है। 


पारिजाते-- 
तीव्रगांधार संयुक्त आरोहे वर्लितों गनी । 
पडजोदूग्राहेण संपन्‍ने गोंड आम्र डितख्वरे: ॥ 
यह रूप अपने शुद्ध मल्हार-जंसा ही है ! 
रागमंजययस्‌-- 
धत्रि; सपाभ्यांहीनो5यं मल्लारोत्युषसि श्रियः ॥ 


यह स्वरूप अपने यहाँ प्रचलित नहीं है। इस रूप को “रागमंजरी' में केदार 
ठाठ में बताया है । 


रागचंद्रोदये--(ठाठ केदार ही बताया है ।) 
केदारनारायणगीडकाख्यी वेलावली शंकरभूषणारूयः । 
स्यान्नइनारायणम ध्यमादी मललारको गोडकनामघेयः ॥ 
धांशग्रहो धांतयुतोइ्सपश्च मल्लारनामोपसि गोयते$सो । 
धांशांतको धग्रहदकश्चपूर्णों विभातकाले सच ग्रोंडरागः ॥ 


हृदय प्रकाशे -- 
गनिहीनस्तुमल्हार; सादिरोडवर्ेेरितः । 


भातखंडे संगीत-शा्त 


नृत्यनिर्णये-- 
पावेरीमेलजातः सपपरिरहितो धग्रहन्यासकांशः | 
>>» उपसिमलहरोमाति मल्हाररागः ॥ 
रागविबोधे-- 
मल्लारिनेटयुगपि स धांशांतादिरिगनिश्च संगवभाः ॥ 
टीका--'मल्लारि: अगनि: गांधारनिषादरहितः धांशांतादिः धेवतग्रहांशन्यास: 
भा: संगवे शोभितगान: ।' इस ग्रंथ का 'मल्लारि' ठाठ अपना शुद्ध ठाठ ही है। 
थमें 'गौड़' राग का स्वरूप इस प्रकार मल्लारि ठाठ में कहा गया है :-- 
न्यल्पो मध्याह्याहों धांशन्यासग्रहो गोंडः॥ 
नस्वस्मेलकलानिधि' में 'मलहरी' नामक एक राग का वर्णन पाया जाता है, 
वह राग भेरव ठाठ में बताया गया है । 
संगीतसा रामृते -- 
गोंडमल्लाररागश्व शंकराभरणोद्धवः । 
संपूर्ण: सम्रहन्यास्रो वर्षास्वेषः प्रगीयते 
प्रशन : अब 'लक्ष्यसंगीत' का मत कह सुनाइए | 
उत्तर : सुनो :-- 
खम्माजीमेलकेख्यातो गोंडमल्लारनामकः 
शंकरामरणे5प्येने केचिदाहर्विपश्चित) ॥ 
संपूर्णोंईयं मध्यमांशों गीयते लक्ष्यवत्म॑नि । 
आरोहणे निदुरबलो वर्षासु सखुखदायकः ॥ 
गन्योरत्र परित्यागाच्छुद्धमल्लार सम्मवः 
मध्यमादषभे पातो विशिष्टां रक्तिमावहेत्‌ | 


इसके आगे ग्रंथकार ने मल्लार के अन्य प्रकारों का विवेचन किया है । उसका 
सारांक्ष में तुम्हें ऊपर बता ही चुका हूँ । 


प्रशनन : यह राग अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आगे का 
खत बताइए ! 


उतच्चनर : अब हम 'गारा' राग पर विचार करें। यह एक आधुनिक राग- 
रूपए: हैं । कोई-कोई इसे 'धुन' भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह स्वरूप प्राप्त नहीं 
ही सकता यह स्पष्ट ही है। 'गारा दो-तीन रागों के मिश्रण से उत्पन्न किया हुआ 
शा हैं। ब़हः संपर्ण जाति का राग है और इसका वादी स्वर षड़ज माना जाता है। 
कंफिकृशि रूप में गायक इसे मंद्र और मध्य सप्तकों में ही गाते हैं और वहीं 
कर यह सु दर भी लगता है। यह राग चाहे जिस समय गाया जाता है। इस 
सम में दोनों गांधारों ओर दोनों निषादों का प्रयोग किया जाता है। यह नियम तो 


प्रथम भाग २६६ 
तुम जानते ही हो कि जहाँ एक स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग एक ही राग-स्वरूप में 
होता है, वहाँ आरोह में तीत्र और अवरोह में कोमल रूप लिया जाता है । 


गारा' राग में 'पील और 'झिझ्लोटी' का मिश्रण दिखाई पड़ता है। इस राग 
के गीतों की प्रकृति क्षुद्र मानी जाती है, क्योंकि इसमें साधारण गीतों का प्रयोग होता 
है! यदि यह राग सावकाश ( विलम्बित ) रूप से गाया जाए, तो उच्च कोटि के 
गीतों में भी अच्छा लग सकता है; परंतु यह नवीन उत्पन्न राग है, अतः गायक लोग 
इसे कम कीमत का ही समझते हैं। अनेक बार हमारे गायकों द्वारा इस राग को 
मन्द्र मध्यम से लेकर मध्य पंचम तक ही गाते हुए देखा गया है। “लक्ष्यसंगीत' में इस 
राग को स्मरण रखने की एक उत्तम रीति बताई है। “चतुर पंडित' का कथन है कि 
मन्द्र मध्यम से मध्य मध्यम तक के क्षेत्र में मन्द्र मभ' को षड़ज मानकर, आरोह यमन 
के स्वरों में और अवरोह झिझोटी के स्वरों में करते से 'गारा' राग दिखाई देने लगता 
है। ऐसा करने से दोनों निषाद दोनों मध्यम दिखाई देंगे। यह भी एक मनोरंजक 
कल्पना है और मेरे विचार से भी ऐसा करने से 'गारा' का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। 
चाहे यह राग-रूप इसी प्रकार उत्पन्त किया हो या नहीं किया हो, परंतु यह इस राग- 
रूप को स्मरण रखने की उत्तम युक्ति निस्संदेह है । 


'रागतरंगिणी' ग्रंथ में एक राग गौर! नामक कर्नाठट ठाठ में बताया है। वह 
राग 'गारा' ही है या नहीं, यह विवादग्रस्त विषय है। कर्नाट ठाठ में भी दोनों 
गांधार व दोनों निषाद लिए गए हैं, यह निश्चित है, दूसरी मनोरंजक बात यह भी 
है कि 'रागतरंगिणी' में 'गौरकानर:' नामक एक राग कर्णाट ठाठ में बताया है और 
प्रचलित संगीत में भी गायक एक 'गाराकानड़ा' नामक राग गाते हैं। तुम बुद्धिमान 
हो, अतः 'गोर” राग क्या अपना 'गारा' हो गया है, इसका निर्णय धीरे-धीरे करना । 
मेरे विचार से तो 'गौर' और 'गारा' एक ही हैं। प्रचार में संधिप्रकाश ( सायंकाल ) 
के समय में गाया जानेवाला 'गौरा' अथवा 'मालीगौरा' एक अलग ही राय है, इसमें 
ऋषभ कोमल तथा गांधार सदेव तीत्र ही रहता है। (८0 शेंत्री॥ा0 साहब ने 
अपने राग-रागिनी के कोष्ठक में 'गारा” राग में गौरी, नठ, त्रिवर्ण रागों का 
सम्मिश्रण बताया है। यह वर्णन संभवतः साथंकाल के गारा ( मालगौरा ) के लिए 
अधिक ठीक दिखाई देता है । 


प्रशन : यह राग प्राचीन ग्रंथों में तो प्राप्त ही नहीं होता, अतः इसका राग- 
विस्तार और समझा दीजिए, तब इसका वर्णन समाप्त होगा । 

उत्तर । हाँ, इसका राग्-विस्तार इस प्रकार होगा :--- 

सा, गम, रेगरेसा, निसारेसा, धुनिष, मुम॒धुनिसा, रेनिसा। 

निसारेनिसा, गमप, गम, रेगरे, निसा, रेगरे, निसा, निध, निपम, मुनिधनिसा । 

निसा, धुनिधु, निसा, गमप, गम, गरे, निसा, गरे, निसानिधप्‌म, मुधनिसा। 

गम, गम, रेगरे, पम, रेगरे, निसारेगरे, घनि, पथ, मप, गम, रेगरे, न्साधुनि, 
पृथु, निसा । 


२७७ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


धनिधप्‌म, निधप्‌म, ध॒पम, मधुनिसा, धतिसा, गमपगम, रेगरेसा । 


पपध, मपगम, रेगरे, निसा, ग्रे, मपधनि धप, गरमपगमरेगरेनिसा, रेग्रेसा, 
निसा, पृधनिनिसा । 

इस राग का स्वरूप बहुत ही लोकप्रिय है। इस राग में झिझोटी, खमाज, 
पीलू आदि रागों की छाया किस-किस प्रकार से दिखाई देती है, यह ध्यान रखने 
की बात है। इन भागों को अलग-अलग दिखाने के लिए मैं ऊपर के स्वर-विस्तार 
में कहाँ-कहाँ रुकता गया हैँ, इसे स्मरण रखना आवश्यक है । इस राग में यह 
सावधानी रखना आवश्यक है कि कहीं यह “'जयजयवन्ती' में प्रवेश न कर ले । 
यद्यपि जयजयवन्ती में सोरठ-अंग स्पष्ट है और इस राग में नहीं है। यह स्पष्ट 
भेद है, परंतु ऋषभ की संगति में कोमल गांधार का प्रयोग अधिकतर जयजयवन्ती 
के परिमाण से ही किया जाता है; अतः किसी-किसी समय श्रोताओं को भ्रम 
होना संभव है । | द 


प्रदन : इस राग के लक्षण चतुर पंडित' ने किस प्रकार बताए हैं ? 

उत्तर: इस प्रकार :-- द | 
हरिकांभोजिमेलेषपि गारानाम्नी सुराणमिणी | 
प्रकीतिता लक्ष्यविद्धि! संपूर्णा सांशिका सदा ॥ 
मंद्रमध्यस्वरगीता स्देव स्यात सुखप्रदा । 
गानसस्याः समीचीन सुमतं सार्वकालिकम |! 
गांधारी ही तथवात्र निषादी हरी समीरिती। 
अबरोहे कोमलो तो रोहणे तीत्रकी निगी ॥ 
कल्याणीमिक्ुटीयोगः -फोशल्येन सुसाधितः | 
आरोहे ग्रथमा व्यक्ता ह्वितीया चाबरोहणे ॥ 
चुद्रमीताहे ताप्यस्त सर्वेषामस्ति सम्मता । 
अतः साधारशं रूपमिदं तज्जेः सुनिश्चितम ॥ 
मंद्रमे पड़जमारोप्य ग्रायशों गायका अप्ुम | 
आमध्यमध्यम॑ नून॑ गायंति भूरिरक्तिदम॥ 


इन इलोकों में बताई हुई सभी बातें मैं तुम्हें सुना ही चुका हूँ, फिर भी 
सारांश मैं पुनः सुनो देता हैँ । गासा' रागिनी का ठाठ हरिकांभोजी, अर्थात्‌ 
खमाज है। इसकी जाति सम्पूर्ण है ओर वादी स्वर षड़ज है। इसे गायक प्रायः 
मन्द्र और मध्य सप्तक में सुन्दर रूप से गाते हैं। इसे चाहे जब गाया जा सकता है । 


प्रथम भाग २७१ 


इस राग में दोनों गांधार व दोनों निषाद लगाए जाते हैं। ये दोनों स्वर आरोह में 
तीच्र और अवरोह में कोमल बनाकर लिए जाते हैं। इस राम में कल्याण और 
झिझोटी को बड़ी युक्ति से जोड़ दिया गया है। मर्मज्ञ लोगों को इस राग के आरोह 
में कल्याण और अवरोह में झिझोटी का भाग दिखाई पड़ेगा । इसमें क्षुद्र प्रकृति के 
गीत गाने की प्रथा है। यह राग साधारण माना गया है। मन्‍न्द्र-स्थान के मध्यम 
को षड़ज मानकर मध्य-सप्तक के मध्यम तक का क्षेत्र इस राग के विस्तार के लिए 
उपयोग में आता है। 


प्रथत : अब आगे किसी राग्र का वर्णन सुनाइए ? 


उत्तर : मेरे खयाल से इस ठाठ का अब केवल एक राग बड़हंत” ही बताना 
रह गया है। प्रचार में 'बड़हंस' राग सारंग का एक प्रकार माना जाता है। इसे 
काफी ठाठ के वर्णन में आगे सारंग राग के साथ ही बताना चाहिए था, परंतु इसे 
लक्ष्यसं गीतकार ने इसी ठाठ में माना है और प्राचीन ग्रंथों में भी यह राग इसी 
ठाठ में पाया जाता है, अतः मैं तुम्हें इसको खमाज ठाठ के रागों के साथ ही बता 
रहा है। फिर भी सारंग के भेद समझाते समय आगे और भी इस राग के सम्बन्ध में 
हम विचार करेंगे । 


'बड़हंस' नाम हमारे कानों को विचित्र लगता है। किसी-किसी संस्क्ृत- 
ग्रंथ में 'बलहंस', 'वृद्धंस/ आदि नाम भी मुझे दिखाई दिए हैं। 'संगीतसार! में 
'पठहंसिका' नाम भी दिया हुआ है। हमारे संगीत में इस प्रकार के उलटे-सीधे 
बिगड़े हुए नाम अन्य भी हैं, अतः हमें इस नाम के लिए आइचरयें करने की 
आवश्यकता नहीं है। हम प्रचार की दृष्टि से 'बड़हंस' नाम ही स्वीकार करेंगे। 
यह राग सारंय का एक प्रकार है, अतः इसमें सारंग का भाग होना स्वाभाविक 
ही है। यह गाने में भी सारंग-जंसा ही दिखाई पड़ता है, यह स्वीकार करता 
पड़ेगा । हमारे यहाँ सारंग का मुख्य अंग गांधार और घेवत का लोप करना 
माना गया है। तुम्हें यह सामान्य नियम ही मान लेना चाहिए। जितना अधिक 
गांधार दिखाई देगा, उतना ही सारंग लुप्त होता जाएगा । जब तुम आगे काफी 
ठाठ के अन्तगंत सारंग और उसके प्रकारों को सीखोगे, तब तुम्हें यह पता लगेगा 
कि इस राग के अनेक प्रकारों में इस विवादी स्वर का ( गांधार का ) प्रयोग किया 
जाता है। प्रायः गायक लोग किसी एक टुकड़े में बिवादी स्वर का स्पष्ट प्रयोग 
कर दिखाते हैं और फिर बाद में विवादी को छोड़कर मुख्य राग के नियमित स्वरों 
पर ही विस्तार करने लयते हैं। वे गायक यह जानते हैं कि विवादी स्वर का 
अल्प मात्रा में उपयोग यदि अवरोह में किया जाए, तो राग-हानि नहीं होती और 
राग का नाम ही बदल जाए, इतना फेरफार भी नहीं होता । अतः वे ऐसे टुकड़े ही 
इस प्रयोग के लिए पसन्द करते हैं, जिनमें विवादी स्वर स्पष्ट रूप से कभी-कभी 
आरोह में दिखाया जा सके । यह मूखखेता नहीं है, बल्कि कुशलता है, इसे ध्यान में 
रखना चाहिए; परन्तु इसे जात-बूझ्कर राय की रंजकता बनाए रखते हुए प्रयोग 
करने में ही कुशलता है । 


२७२ भातखंडे संगीत-शास्त्र 


सारंग के भेद धंवत और गांधार की सहायता से कंसे और कितने ही क्‍यों 
न होते हों, परंतु सदंव श्रोताओं के सम्मुख प्रत्येक भेद में 'रेमपमरे, सा . 
स्वर-समृह गायकों को दिखाना ही पड़ता है; क्योंकि इसी स्वर-समूह से सांरंग 
की पहचान होती है। ऋषभ स्वर ही सारंग का प्राण है। उसे महत्त्व देने पर 
गांधार को कभी महत्त्व प्राप्त नहीं हो पाता। जो लोग “बड़हुंस' में ध-ग स्वर 
वज्यं करते हैं, वे उप्तमें कोमल निषाद को वादी बनाते हैं। तो भी उन्हें उपयुक्त 
सारंग का स्वर-समुदाय दिखाना ही पड़ता है। कोई-कोई गायक बड़हंस में स्पष्ट रूप 
से धवत स्वर लेते हैं। इस राग के विषय में बहुत मतभेद हैं। कोई आरोह में 
घेवत का प्रयोग 'ध नि प' इस प्रकार करते हैं, कोई केवल अवरोह में ही धवत के 
प्रयोग को स्वीकार करते हैं। मैंने यह राग दो प्रकार से सुना है। पहले प्रकार में 
आरोह-अवरोह दोनों में धंवत का प्रयोग होता है और दूसरे प्रकार में धेवत 
बिलकुल “असत्प्राय' होता है। यदि लिया भी, तो कोमल निषाद की संगति में ही 
लिया जाता है। '“चतुर पंडित' ने केवल गांधार का लोप होना ही माना है, परंतु 
यह भी स्वीकार किया है कि प्रचार में अनेक बार गायक लोग गांधार और धेवत 
दोनों को वज्यं करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आरोह-अवरोह में धेवत का प्रयोग 
करते से एक अलग स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। परंतु 'मप धनिसां' जेसा सरल 
अवरोह सारंग में अच्छा नहीं दिखाई दे सकता। मेरे विचार से धेवत का प्रयोग 
घतनिप, मपनिप, ध नि, म प, ध प, नि सा इस प्रकार किया जाना चाहिए। 
जिस गायक ने मुझे ग और ध, दोनों स्वर वर्ज्य कर यह राग सुनाया था, उसने बीच- 
बीच में मध्यम स्वर व्यस्त ( खुला ) लगाया था। इस प्रकार के प्रयोग से उसके राग 
में बड़ी विलक्षणता उत्पन्न हो गई थी । मैंने तुम्हें जो मतभेद सुनाए हैं, उनसे तुम्हें 
कुछ उलझन तो नहीं हो गई ? 


प्रशन : जी हाँ, थोड़ी-सी उलझन इस धेवत के कारण हो गई है ! 

उत्तर : अच्छा, में वह राग फिर से समझाता हूँ | सुनो, प्रचार में सारंग एक 
प्रसिद्ध राग है। इसकी स्वरमालिका तुमने तेयार की ही है। 'सारंग' के अनेक प्रकार 
प्रचार में हैं। सारंग का प्रधान लक्षण--इसमें सदेव गांधार और धेवत का पूर्ण रूप से 
वज्य करना माना है। सारंग रे, म पनिप म रे, सा” स्वरों के प्रयोग करने पर 
तत्काल स्पष्ट हो जाता है। अब यदि सारंग का नवीन प्रकार तेयार करना हो, तो 
क्या किया जाएगा ? उसके प्रधान लक्षण में थोड़ा-सा परिवतंन कर देनें १९ दूसरे 
प्रकार उत्पन्त हो सकते हैं। यदि बिलकुल सारंग का भाग न रह पाया, तो नया राण 
अवश्य हो जाएगा, परंतु वह सारंग का प्रकार नहीं हो सकेगा । हमें अब सारंग का 
एक उपांग ( भेद या प्रकार ) उत्पन्त करना है, अर्थात्‌ हमें सारंग के मुख्य अंग को 
यथावत्‌ कायम रखते हुए कुछ अन्य परिवर्तेन या घुमाव करना चाहिए। यह तुम्हें 
समझ में आ गया है न ! 

प्रश्न : जी हाँ, यहाँ तक हम ठीक-ठीक समझ गए ! 


प्रथम भाग २७३ 


उत्तर : अब आगे सुनो ! “बड़हंस' को हमें सारंग का एक प्रकार न मानकर 
उसे एक स्वतंत्र राग मानना है, अतः इसमें सारंग के नियम जोड़ने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। 


प्रन्‍न : तो क्या कोई इसे सारंग का प्रकार मानते हैं ! ' 


उत्तर : हाँ, प्रचार में तो इसे लोग सारंग का प्रकार ही मानते हैं, परंतु ग्रंथों में 
इस राग में तीन्न गांधार का प्रयोग कर यदि कोई गाने लगे, तब हमारा प्रचलित सारंग 
किस प्रकार दिखाई दे सकता है। हमें तो इस राग को 'बड़हंससारंग” ही मानकर 
आगे बढ़ने में सरलता होगी । जबकि हमने इसे 'बड़हंससारंग'” मान लिया, तब हमें 
कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि सारंग का थोड़ा अंग बना रहे और सारंग के नियम 
में परिव्तंत भी हो जाए। इसी विचार से जानकार लोगों ने इस राग में सारंग का 
प्रधान अंश 'रे म प मे, रे, सा' को कायम रखते हुए, इस राण के विवादी स्वर घेवत 
का प्रयोग युक्तिपू्वेक राग में करने की कल्पना निकाल ली। विवादी की व्याख्या 
तो तुम्हें याद होगी ही । किसी ने धेवत का प्रयोग केवल अवरोह में ही थोड़ा-सा 
किया। किसी ने इसे आरोह में 'मनाक्‌ स्पर्श” रूप से प्रयुक्त किया और किसी ने इसी 
स्वर को अवरोह में मीड़ के रूप में प्रयोग करना स्वीकार किग्रा । आरोह में घेवत का 
प्रयोग करना कठिन होने के कारण कुशलतापूर्ण कायये है। सरल तान 'प घ निसां 
कानों को बिलकुल बुरी लगती है, अतः 'नित्तिप, धनिप, मप, सां, निप, धप, धमप, 
रेरेमप, धनिप, मरे! इस प्रकार प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में तुम यह जान ही लोगे 
कि धेवत स्वर बिलकुल दु्बेल या गौड़ अथवा अनम्यस्त रूप से प्रयुक्त हुआ है। इसको 
ओर श्रोताओं का लक्ष्य नहीं होता । 'निनिपमरे, सा भाग सुनते ही श्रोतागण समझ 
लेते हैं कि सारंग राग गाया जा रहा है। राग का मुख्य नाम निश्चित करने के बाद 
ही वे, उत्तरांग में क्या है, यह देखते हैं ! 


प्रदन : आपने एक प्रकार ध-ग स्वर वज्यंकर गाने का भी बताया है। इस 
प्रकार को प्रत्यक्ष स्वर-विस्तार द्वारा समझाइए ! 


उत्तर : वह इस प्रकार है :-- 


निनिप, मपनिप, म, रेसा, रेम, मप, निनिपमरे, सा, म, मप, रेसा, पम, मप, 
नि, सां, सांरेंसां, नि, मप, निनिपम रेसा, सारेसानि, निसा, रेमपमरेसा । 


मप, पनिप, नि, लि, सांसां, सां, ररेंसां, ति, रेसांनि, पपम, निनिप, म, रेसा, 
सारेनि, सारेमप, निप, निनि। 


इस प्रकार में बीच-बीच में खुला मध्यम कितना अच्छा दिखाई देता है। इसी 
प्रकार कोमल निषाद पर रुक जाने से राग में कितनी विचित्रता आ जाती है । 
'संगीतसारकर्त्ता' ने बड़हुंस का स्वरूप इस प्रकार माना है :-- 


'निसानिसा, रेमपम, पनिधनिप, मपमप, रेम, गमरे, सा, निसान्सा, रेमप, रेमप, 
निधनि, मपमप, रेम, गम, रेसारे, सा, मप, धनिप्तां, सां, निसारेसां, पनिधतनि, मपमप, 
रेमगम रे, सारेसा' इत्यादि । 


२७४ भातखंडे संगीत-शाख्र 


इसमें तीत्र गांधार अत्यन्त अल्प अर्थात्‌ 07806-र७४ जेसा आया है। ऐसा 
लेखक के लिखने से पता चलता है, क्योंकि उसने इस स्वर को लिखकर कालवाचक. 
( समयविश्रांतिसूचक ) कोई चिह्न नहीं लगाया है | ऐसा विश्वांति-चिह्न मध्यम स्वर 
पर लगाया गया है, अर्थात्‌ मध्यम स्वर लेते हुए गांधार का थोड़ा-सा कण लेने का 
भाव ग्रंथकार का है । 

नादविनोद' में बड़हंस का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है :-- 

रेरेसारेमममम, पपनिनिपपमम, रेरेरेम, रेमपधपम रेसा ( स्थायी ) 

मममपपपनिनिनिसांसां निसांरेरेंसांघधप, मममपप्धप, धपप, मरे, लिनिपमरे5ड, 
मरेमप, निपमरेसा ( अन्तरा ) 

इस ग्रंथकार ने केवल अवरोह में ही .धवत लेना स्वीकार किया है । अन्‍्तरे 
में एक जगह पर 'निनिपमरे» स्वर लेते हुए ऋषभ पर आन्दोलन लेना बताया है, 
अर्थात्‌ यहाँ पर थोड़ा-सा गांधार लेने का इशारा किया है। तुम्हें तो ध-ग-बज्यं- 
प्रकार मानकर चलना ही अच्छा है। बड़हंंस का नियम यदि कोई पूछे, तो “गांधार- 
लंघनम्‌” कहना ही पर्याप्त है । 

बड़हंस का वादी स्वर पंचम है। यह सारंग-प्रकार है, अत: इसका गायन-समय 
दिन का दोपहर का समय ही माना जाता है। सारंग में मध्यम अधिक प्रयुक्त होने के 
कारण 'सूहा' राग का आभास होना संभव हो जाता है, परन्तु 'सूहा' में थोड़ा-सा 
कोमल गांधार भी लिया जाता है, अत: वह इससे अलग हो जाता है ! 

अब हम कुछ ग्रंथों की इस राग के विषय में सम्मति देखें :-- 

संगीतसारामृते -- 


बडहंसः सग्रहांश! कांमोजीमेलसंभवः । 
*_ ९) माप कप $ 
संपूण। सायमंबष गेयः संगीतकों विद! ॥ 
इस ग्रंथ में इस राग का उदाहरण इस प्रकार दिया है: - 
परे, गमपमरे, मगरे, सा, रेगरे, सारेसानिधुपु, धृस्ता, रेमगरे, ममधप, 
सांसां, निधप, घपमग, पमग, मगरे, सारेसा, निपु, धृसा, रेरेसा ।/ 
इस प्रकार से 'बड़हंस' गाने का आजकल प्रचार नहीं है । 


रागलक्षरों -- 


हरिकांबोधिमेलाब संजातश्व सुनामकः । 
बलहंस इति ग्रोक्तः सन्यासं सांशक ध्रुव ॥ 
आरोहे गनिवर्ज च पूणवक्रावरोहकम ॥ 


इस ग्रंथ में आरोह-अवरोह निम्नलिखित रूप से दिए हुए हैं :-- 
'सारेमपधसां; 'सांनिधपधमगरेसा ।' 


प्रथम भाग २७४५ 


संगीतपा रिजाते-- 
घबडहंसः . सदागेयः  शंकराभरणख्रे! । 
पड़लादिः पंचमांशः स्यान्न्यासो$पि पंचमस्वरः || 
अवरोहे गहीनः स्यादारोहे तु धवनितः | 
एक प्रसिद्ध गायक ने मुझे बताया कि मधुमाध और मेघ राग के मिश्रण से 
'बड़हंस' हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है । 
“चत्वा रिदच्छुत रा गनिरूपरो --- 
बल्लहंसश्वगांधार:. देवहिन्दोलपावकों । 
पंचमस्य कुमाराः स्युश्चत्वारः प्रथिताह्ययाः ॥ 


इस ग्रंथ में स्वर-विवरण न होने से स्पष्ट राग-स्वरूप नहीं समझा जा सकता । 
कोई-कोई इस प्रकार का निर्णय कर देते हैं कि शुद्ध स्वर के ठाठ में सिर्फ गांधार वर्ज्य 
करने से इस राग की उत्पत्ति होती है। इस रीति से बड़ह्स का आरोह-अवरोह 
'सारेमपघनिसां; सांनिधपमरेसा होगा। 'रागतरंगिणी' में यह राग सारंग ठाठ 
में बताया है । द 


प्रइन : आपने बताया ही है कि 'रागतरंगिणी” का शुद्ध ठाठ काफी है। इस 
ग्रंथ के शुद्ध और विक्रत स्वरों की जानकारी तो हमें हो गई है, अब इस ग्रंथ के 
राग-जनक ( ठाठ ) और बता दीजिए ? 


उत्तर : इस प्रकार के राग-जनक 'रागतरंगिणी' में ऐसे माने हैं :-- 
तारतु संस्थितयः प्राच्यो रागाणां दादश स्मघताः । 
याभी रागाः प्रगौयंतते प्राचीना रागपारगेः ॥ 
भेरवी टोडेका तदह॒द्गीरी कर्णाद एवं च। 
केदार इसनस्तइ्त सारंगो मेघरागकः ॥ 
धनाश्री पूरवी किच घुखारी दोपकस्तथा | 
एतेषामेव संस्थाने येये रागा व्यवस्थिताः ॥ 
यथा यद्रागसंस्थानं. तत्तथेव. वदाम्यहम्‌ । 
यह मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि इस ग्रंथ का केदार ठाठ हमारा शुद्धस्व र- 
ठाठ (बिलावल ठाठ) है। इसमें 'ईमन ठाठ' इस प्रकार ग्रंथकार ने उत्पन्त किया है :-- 
एवं सति च संस्थाने मध्यमः पंचमस्य चेत्‌। 
भृह्नाति दे श्रुती राग इमनो जायते तदा ॥| 


सब ठाठों के स्वर बताने से कोई लाभ नहीं; क्योंकि उनका उपयोग तुम इस 
समय नहीं कर सकोगे । 'बड़हुस' राग का सारंग ठाठ प्रचलित खमाज ठाठ को ही 
समझना चाहिए। इस ठाठ में ग्रंथकार ने इस प्रकार के राग उत्पत्त किए हैं 4-- 


:ह संगीत- 
२७६ भातख डे संगीत-शास्त्र 


सारंगस्व्रसंस्थाने. प्रथगा पटमंजरी | 
वृन्दावनी तथाज्ञेया सामनन्‍्तो बडहंसक। ॥ 
0४9. एश।०7१ साहब ने 'बड़हंस' के अन्तर्गत 'मारवा, रोराणी, चेतीं, दुर्गा 
व धनाश्री' रागों के नाम बताए हैं। इनके ग्रंथों में प्रत्यक्ष संगीत में उपयोगी सिद्ध 


होनेवाली अधिक जानकारी मुझे नहीं दिखाई दी। हाँ, ऐतिहासिक जानकारी की 
दृष्टि से इनके ग्रंथ बहुत मनोरंजक हैं । 


(0४४. 029 साहब ने दक्षिण-पद्धति के अनुसार 'बड़हंस” का आरोह-अवरोह 
इस प्रकार बताया है-सा रे म प धसां । सां निधपम रेमगसा। 
अब तुम्हें 'चतुर पंडित' द्वारा बताए हुए इस राग के लक्षण, जिन्हें तुम्हें विशेष 
रूप से याद रखना चाहिए, बताता हूँ :-- 
कांमोजीमेलके$प्यत्न बडहंसो मतों बुध: 
केश्चिदन्येवेशिंतो$सी शंकराभरणे पुनः 
बादित्वं पंचमे प्रोक्तममात्यत्व॑ तु पड़जके । 
गानमस्य समीचीनं हितीयप्रहरे दिने। 
सारंगस्य विशेषोयं संमतः स्वेतो5धुना । 
गांधारस्येव लोपो$त्र स्वीकृत स्तेन हेतुना ॥ 
ग्रन्थेषु घगलोप्यत्वे मतेक्यं नोपलम्यते । 
लंघनं तु तयोलेक्ष्ये सुमतं तद्िदां ध्रुव ॥ 
स्यादुव्यस्तत्वं मध्यमे तन्‍नन रक्तिप्रदायकम्‌ । 
गलुप्तत्वाइुवेत्सद्यः सुहायाः प्रस्फुटा भिदा ॥ 
सारंगस्य विभेदास्ते मेले5स्मिन्‌ केश्चिदी रिताः। 
अस्माभिस्तु मता एते हरिग्रियारव्यमेलने ॥। 
मैंने तुम्हें जिस गांधार-धेवत-वज्यें स्वरूप को गांकर दिखाया था, वही तुम्हें इस 


समय स्वीकार कर चलना है। काफी ठाठ के अन्तगंत सारंग के भेद बताते हुए इस 
राग के विषय में तुम्हें और भी कुछ कह सुनाऊंगा । 


प्रिय मित्रो | मैंने इस समय संगीत के उपयोग की साधारण जानकारी के साथ- 
साथ प्रथम तीन ठाठों के रागों का वर्णन यथासम्भव सरल भाषा में अपने निश्चय के 
अनुसार सुना दिया है। अब हम यहाँ पर विश्रान्ति लेंगे। अगले समय मैं तुम्हें शेष 
राग भी समझा दू खे। इस बीच में तुम्हें मेरी बताई हुई बातों पर अच्छी तरह 
विचार करने का समय भी प्राप्त हो जाएगा । ;$ 

मैंने तम लोगों से 'लक्ष्यसंगीत' ग्रंथ की पद्धति को स्वीकार करने का बार- 
वार आग्रह किया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि “चतुर पंडित” ( लक्ष्यसंगीतकार ) 


न 
अन्‍न्‍्कक्रयकवर,. 


प्रथम भाग २७७ 


कोई अलौकिक बुद्धि का व्यक्ति था, अतः उसका मत सर्वेमान्य होना ही चाहिए ! 
मेरे कथन का उद्देश्य इतना ही है कि इस समय हम लोग अन्य विद्या-कला-कौशल 
में प्रवीणता प्राप्त कर चुकने पर भी इस विषय के लिए केवल निरक्षर गायकों की 
दया पर आश्रित रहकर जो अँपेरे में ठोकरें खाते रहते हैं, इसकी अपेक्षा यदि 'चतुर 
पंडित' द्वारा तेयार की हुई सुव्यवस्थित और सुसंगत पद्धति को अपनाने लगें, तो कोई 
नुकसान नहीं होगा । 
खमाज ठाठ में संस्कृत-ग्रंथकारों ने अन्य कई रागों के नाम बताए हैं, परंतु 
वे प्रचार में नहीं हैं, अतः मेंने तुम्हें नहीं बताए हैं। जो-जो राग बताए हैं, उनके लक्षण 
उत्तम तैथार करना ही पर्याप्त हो जाएगा । 
प्रदन : इस ठाठ के सारे राग ध्यान में रखने की यदि कोई युक्ति हो, तो हमें 
बता दीजिए, जिससे हमें सरलता हो ? 
उत्तर : इस ठाठ के रागों के नाम बताते हुए “'चतुर पंडित' ने इस प्रक्रार 
कहा है :-- 
कांमोजीमेलजारागा विभक्तास्ते द्विधा बुध । 
गांशका यंशकाश्वेति रहस्यं गुणिसंमतम ॥ 
खम्माज्यंगा मता गांशा; सोरव्यद्भास्तु यंशकाः | 
तत्त्॑ं त्विदं स्मरेज्रित्य॑ लक्ष्यमागविशारदः | 
खम्माजी रागश्रीदु र्गा खम्बावती तिलंगिका । 
गांधारांशे मता वर्गे मममंज्ञेगीववेदिमिः ॥ 
सोरणी देशिका चव कामोदस्तिलकान्वितः | 
जयावन्त्यादिका वर्ग ह्वितीये लक्षिताः पुनः | 
इस इलोक का भावाथ इस प्रकार होगा :-- 
खमाज ठाठ के अन्तगंत रागों के दो वर्ग किए जा सकते हैं। पहले वर्ग में 
गांधारांश” राग ( जिन रागों में वादी स्वर गांधार लिया जाता हो ) आते हैं और 
दूसरे वर्ग में 'ऋषभांश' राग लिए जाते हैं। खमाज, झिझोटी, रागेश्वरी, खंबावती, 
तिलंग आदि राग पहले वर्ग में और सोरठ, देश, तिलककामोद, जयजयवंती, नारायणी, 
प्रतापवराली आदि राग दूसरे वर्ग में आ जाते हैं। झिझ्योटी राग इस ठाठ का 
आश्रय-राग है । यह सहज ही ध्यान में रखा जा सकता है। 
आरोह-अबरोह में रे-ध स्वर न लिए जानेवाला राग केवल तिलंग ही है 
और इसी प्रकार आरोह-अवरोह में ऋषभ और निषाद वज्य करनेवाला राग नाग- 
स्वरावली' है। इन दो रागों का अन्य रागों में मिलने का भय ही नहीं होता। 
नारायणी और प्रतापवरात्री में आरोह में ग-नि वज्य किए जाते हैं, परन्तु दोनों 
के अवरोह भिन्‍न हैं। नारायणी के अवरोह में गांधार नहीं है ओर प्रतापवराली के 
अवरोह में निषाद नहीं है। नारायणी में गांधार सदंव न लेने से उसमें सारंग का 


रष्द भातखडे संगीत-शास्त्र 


आभास हो जाता है। सारंग के अवरोह में निषाद स्वर बहुत महत्व का और 
विचित्रता-उत्पादक स्वर है। यह स्वर प्रतापवराली” में सदेव नहीं लिया जाता, 
अवरोह में ही प्रयुक्त होता है। खंबावती के आरोह में ऋषभ स्वर लिया जाता है और 
अबरोह में ग म सा' प्रयोग करते हुए अनेक बार घड्ज से मिलाया जाता है। ऐसा 
न करमे १२ 'खंबावती' नहीं दिखाई दे सकती । 


प्रघन : यह तो खंबावती की एक प्रधान पकड़ ही आपने बताई है ' 

उत्तर : ठीक है ! यह स्थान ऐसा ही महत्त्व का है। दुर्गा राग में ऋषभ, 
पचम, ये दोनों स्वर नहीं लिए जाते; 'रागेश्वरी' में केवल पंचम नहीं लेते; यही भेद 
ध्यान में रखना चाहिए । यह न भूलना चाहिए कि बिलावल ठाठ को दुर्गा से इस 
दुर्गा का कोई सम्बन्ध नहीं है । ये दोनों अलग-अलग राग हैँ । 

प्रदन : नहीं-नहीं ! उस दुर्गा में तो ग, नि स्वर वर्ज्य हैं और इस दुर्गा में 'ग' 
स्वर वादी है ! 

उत्तर : तुम्हें ठीक याद है ! दुर्गा ओर रागेश्वरी का उत्तरांग प्राय: एक-सा ही 
दिखाई देता है । 

प्रशन : जी हाँ ! क्‍योंकि दोनों में बागेश्वरी का अंग दिखाया जाता है! यही 
कारण हैन !? 

उत्तर : हाँ, यही बात है ! सोरठ-अग के राग बहुत हैं, जेसे--सोरठ, तिलक- 
कामोद, देस, जयजयवन्ती आदि; परंतु इन्हें अलग-अलग करना कठिन नहीं है । 


प्रहन : सोरठ के आरोह में ग-ध वज्ये हैं, अवरोह में मरे स्वर का प्रयोग 
इसकी प्रधान पहचान है; यही आपने बताया है। देस के आरोह में गांधार लिया 
जा सकता है और उसको पहचान के योग्य न्यास 'निध प' स्वर-समुदाय है, अतः ये 
दोनों राग अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं ? 

उत्तर : तुम ठीक कह रहे हो । तिलककामोद में यद्यपि अन्तरा सो रठ जसा ही 
आरम्भ होता है, तो भी न * ० । 


प्रइत : परंतु वहाँ पर सोरठ का 'म रे! अंग कहाँ हैं? और तिलक में तो मन्द्र- 
निषाद का अपन्यास बहुत चमत्कारपूर्ण और स्वतन्त्र है ही ? 

उत्तर : ठीक है ! जयजयवन्ती में दोनों गांधार लिए जाते हैं । गायक वहाँ मंद्र- 
पंचम से मध्यऋषभ पर मीड़ लेकर जाते हैं, यह ध्यान देने की बात है । 

प्रदन : जी हाँ, यह भी हमारे ध्यान में है कि छायानट में यही मीड़ होने पर 
इसको कंसे अलग किया जाता है ? 

उत्तर : शाबाश ! जयजयवन्ती का अंतरा अनेक बार सोरठ के अंतरे-जैसा 
बारोह में होता है, परंतु अवरोह में इन दोनों रागों कर भेद आगे जाकर स्पष्ट 
हो जाता है। हाँ, गारा' राग में भी दोनों गांधार लगाए जाते हैं, इसे कहीं 
'जयजयवन्ती' न समझ लेना ! 


प्रथम भाग ४६ 


प्रश्न : नहीं-नहीं ! हम यह भूल नहीं कर सकते । “ारा' में ऋषभ वादी 
' नहीं, सोरठ का अंग नहीं, ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं। हमें यह अच्छी तरह याद 
है कि गारा' में यमन और झिझोटी का मिश्रण अत्यन्त कुशलतापूर्वक् अज्ञात रूप से 
किया हुआ है ! ह 


उत्तर : ठीक है ! तुम्हें यह तो याद ही होगा कि गौड़मल्डार' में गौड़ ओर 
मल्हार का मधुर योग किया गया है । | 


प्रहन : गौड़ का भाग 'रेग रेम ग! और मल्हार का भाग 'रेरेममपप, 
म पे, धसां, ध प म' है। इन्हीं का योग इसमें किया गया है ! 


उत्तर : हाँ, इसके सिवाय अंतरे में बिलावल का थोड़ा-सा भाग भी आ मिलता 
है और इसके मिलने से राग-व चित्र्य भी बढ़ जाता है । 


प्रइन : शुद्ध ठाठ को आपने शुद्ध पात्ती के समान बताया है न ? केवल पिलने 
की कुशलता आवश्यक है, अन्यथा राग-वचित्र्य केसे दिखाई दे सकता है ' 


उत्तर : बिलकुल ठीक कहते हो । बड़॒हंस' को हमने एक सारंग-प्रकार माना 
है । इसे नारायणी से अलग मानना चाहिए। 


प्रश्न : वह सहज ही किया जा सकता है। तारायणी में 'मप ध खां! प्रयोग 
किया जा सकता है, परंतु यह प्रयोग बड़हंंस में घातक हो जाता है। बड़॒हंस में गांघार 
और  धेवत वज्य करने को ही हम आजकल मान्यता देते हैं । घेवत वज्य न मानकर 
असत्प्राय भी माना जा सकता है ! 

उत्तर : शाब्राश ! शाबाव !! तुमने इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझ 
लिया है, यह देखकर मुझे अत्यन्त प्रतन्‍तता हो रही है। मुझे यह भी दिखाई देता है 
कि आगामी प्रस्तंग में यदि मैंने तुम्हें रागों की जानकारी व्याख्यान के रूप में बताई, 
तो भी तुम सहुज ही उत्तम रूप से समझ सकोगे। तुम्हें इस प्रकार से प्रश्न विचारने 
का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा । खेर, अब तुम्हें छुट्टी देता हूँ । 


प्रकाशक : 


संगीत कार्यालय, हाथरस ( उ७ प्र७ ) 


क्रमिक प्रुस्तक-मालिका || लेखक : वि० ना० भातलंडे ] 


प्रथम भाग (हिंदी) : दप्त ठाठों के १० आश्रय रागों की स्वरलिपियाँ इसमें दी गई 
हैं तथा आरंभ में प्रथम वर्ष के विद्याथियों के लिए बहुत-से अलंकार और पलटे दिए हैं। 
आकार १८” % २२” अठपेजी, पृष्ठ-संख्या ६४, मुल्य ३), डाक-व्यय प्रथक । 
दूसरा भाग (हिंदी) : यमन, यमनकल्याण, बिलावल, अल्हैयाबिलावल, खमाज, 
भरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी तथा तोड़ी--इन १२ रागों की थ्योरी 
तथा आलाप-सहित ३१६ चीजों की स्वरलिपियाँ दी गई हैं । 
आकार १८» २२“ अठपेजी, पृष्ठ-संख्या ५०८, सजिल्द मूल्य १८), डाक-व्यय पृथक्‌ । 
तीसरा भाग (हिंदी) : भूपाली, हमी र, केदार, बिहाग, देस, तिलककामोद, कालिगड़ा, 
श्री, सोहनी, बागेश्ी, व्‌ दावनीसारंग, भीमपलासी, पीलू, जौनपुरी ओर मालकौंस-- 
इन १५ रागों की थ्योरी व आलाप-सहित ५१२ चीजों की स्वरलिपियाँ दी गई हैं । 
आकार १८ » ६२” अठपेजी, पृष्ठ-संख्या ७६४, सजिल्द मुल्य २५), डाक-व्यय पृथक्‌ । 
चौथा भाग (हिंदी) : शुद्धकल्याण, कामोद, छायानट, गोड़सारंग, हिडोल, शंकरा, 
देशका र, जयजयवंती, रामकली, पुरियाधनाश्री, वसंत, परज, पूरिया, ललित, गौड़मह्ठा र, 
मिर्यामकछार, बहार, दरबारीकानहुड़ा, अडाणा, मुलतानी--इन २० रागों की ५३२ चीजों 
की स्वरलिपियों के अतिरिक्त शास्लीय विवरण और आलाप भी दिए हैं । 
आकार १८ ८ २२ अठपेजी, पृष्ठ-संख्या ५६६, सजिल्द मूल्य २५), डाक-व्यय पृथक । 
पाँचवाँ भाग (हिंदी) : चंद्रकांत, सावनीकल्याण, जंतकल्याण, श्या मकल्याण, मालश्री, 
हेमकल्याण, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल, औद्भवदेवगिरी, सरपरदा, लच्छासाख, 
शुक्लबिलावल, ककुभ, नटनारायण, नटबिलावल, नटबिहाग, कामोदनाट, बिह्दागड़ा, 
पटबिहाग, सावनी, मलृहाकेदार, जलधरकेदार, दुर्गा, छाया, छायातिलक, गुणकली, 
पहाड़ी, माँड, मेवाड़ा, पटमंज री, हंसध्वनि, दीपक, झिझोटी, खंबावती, तिलंग, दुर्गा, 
रागेश्वरी, गारा, सोरठ, नारायणी, सावन, बंगालभरव, सौराष्ट्रंटंक, अहीरभेरव, 
प्रभात, ललितपंचम, मेघरंजनी, गुणकरी, जोगिया, देवरंजनी, विभास, झीलफ, गौरी, 
जंगूला, त्रिवेणी, श्रीटंक, मालवी, रेवा, जे तश्री, दीपक, हंसनारायणी तथा मनोहर आदि 
७० रागों की २५१ चीजों की स्वरलिपियाँ रागों के शाख्रोक्त विवरण-सहित दी गई हैं । 
आकार १८०८ २२ अठपेजी, पृष्ठ-संख्या ५३६, सजिल्द मूल्य २५), डाक-व्यय पृथक । 
छठा भाग (हिंदो) : पूर्व्या, पू्वकल्याण, मालीगौरा, जेत, वराटी, विभास, पंचम, 
भटियार, भंखार, साजगिरी, ललितगौरी, सेंचवी, सिंध, बरवा, पंजाबी बरवा, घनाश्री, 
घानी, प्रदीपकी, हंसकिकणी, पलासी, मध्यमादिधतारंग, शुद्धसारंक, बड़हंससारंग, 
सामंतसारंग, ध्ियाँ की सारंग, लंकदहनसारंग, पटमंजरी, सूहासुधराई, सहा, सुघराई, 
दहाना, नायक्रीकान्हरा, देवसाख, कौशिककान्हरा, मेधमछार, सू रमछार, रामदासी 
मछार, नटमहछार,मीराबाईकी मह्लार, चरज्‌की महछ्ार, चंचलससमहार, रूपमंज री मह्ला र, 
श्रीरंजनी, आभोग, चंद्रकोंस, गौड़, मालगृंजी, देसी, कोमलदेसी, गांधार, देवगांधार, 
खट, खटतोड़ी, जंगला, झीलफ, गोपिकावसंत, सिंधभेरवी, बिलासखानीतोड़ी, मोटकी', 
भूपालतोड़ी, उत्तरी, गुणकली, बसंतमुखा री, लाचारीतोड़ी, बहादुरीतोड़ी अंजनीतोड़ी-- 
इन ६८ रागों की २३७ चीजें स्वरलिपि, आलाप तथा शाखरीय विवरण-सहित दी गई हैं । 
आकार १८ 2 २२” अठपेजी, पृष्ठ-संख्या ५४८, सजिल्द मूल्य २०), डाक-व्यय पृथक । 
प्रकाशक ; संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०) 


'संगोत कार्यालय के प्रका: 


[१ दिसंबर, १६७४ | 


& कंठ-संगीत (ए००४ ४एक्वए) 


बाल संगीत-शझिक्षा (भाग १, २ व ३)-- 
कक्षा ६, ७ व ८ के लिए; मुल्य क्रमज्नः २), 
ह २)५० व ३) 
पंगीत-किशोर--कक्षा ६-१०; सुल्य ४) 
गांधव संगीत-प्रवेशिका---प्रवेशिका' परीक्षा 
के लिए शास्त्रीय व क्रियात्मक शिक्षा; मू० ५) 


हि० सं० प० क्रमिक पुस्तक-मालिका (भाग 
१ से ६ तक)--भातखंडे-पाठ्यक्रमानुसार 
मूल्य क्रमदाः ३), १८), 
२५), २५), २५) व २०) 
स्वर-मालिका--पं ० विष्णुनारायण भातखंडे 
हारा संकलित ६२ रागों में १२३ सरगमें; मु०४) 
संगीत-अर्चंना--क्रमिक पुस्तक-सालिका,भाग ३ 
को तान-आलाप-सहित गायकी;. मूल्य १०) 
संगीत-कादंबिनी--क्रमिक पुस्तक - मालिका, 
भाग ४ की तान-आलाप-सहित गायकीं;मूल्य ११) 
मारिफुन्नगसमात (भाग १) थ्योरी व १०था्ों 
के राग; मल्य २२) 
मारिफुन्नगमात(भाग २) २३२ प्राचीन चीजें; 
मूल्य १२) 
मारिफुन्तगमात (भाग ३) प्राचोन होरी और 
ध्ुपद; मूल्य ४) 
अप्रकाशित राग--(भाग १, २ व ३)-- 
२०६ चीजें; मूल्य क्रमशः ४), ४) व ५) 
मधुर चीजें--१११ राग-बंदिशें;. मूल्य ५) 
लक्षण-गीत अंक--१२६ लक्षण-गीत; मूल्य ८) 
राग अंक--४४ रागों में ५१ चीजें; मूल्य ८) 
राग-रागिनी अंक--५ शोध-निबंध व ७० से 
अधिक रागों में लगभग १०० बंदिशें;मूल्य १०) 
बिलावल ठाठ अंक --६४ राग-रचनाएँ;मू० ८) 
कल्याण अठ अंक---७७ राग्र-रचनाएँ; म्‌०८) 
भरव ठाठ अंक--5४ राग-रचनाएँ; मूल्य ८) 
खमाज ठाठ अंक--८८ राग-रचनाएँ; म्‌० ८) 
काफी ठाठ अंक---७६ राग-रचनाएँ; मू० ८) 
। मारवा ठाठ अंक--८८ राग-रचनाएँ; भू० ८) 
आसावरीं ठाठ अंक--४८ राग-रच० म्‌० ८) 
| भैरवी ठाठ अंक--६६ राग-रचनाएँ; मूल्य ८) 
| प्रपद-धमार अंक---६० राय-रचनाएँ; मू० 5) 
'तराना अंक--१२३ राग-रृचाएँ; मूल्य: ८) 





ठुमरी-गायकी--४५ स्वरबद्ध ठुमरियाँ; मू०७) 


संगीत-सागर--गायन, वादन व नृत्य; मु०१२) 
कर्नाटक-संगींत 'अंक-- शास्त्र व शिक्षा; सू० ६) 





भंक्ति-संगीत अंक--१०२संस्वरं भजन; भू०८) 
संगीत-अष्टछाप---७३ स्वरबद्ध प्रबंध; मू० १०) 
मर पा ३३४ १ व २)--भावार्थ व स्व॒र- 
लपि सहित १२० पद; मूल्य क्रमशः ४) व ४ 
रवींद्र-संगीत--२५ स्वरबद्ध गीत; मूल्य है 
काव्य-संगीत अंक--५०स्व॒रबद्ध कोव्य;मूं ०८) 
गजल अकं--८ई स्वरबद्ध गजलें;। मूल्य ८) 
राष्ट्रीय संगीत---५३ स्वरबद्ध गीत; मूल्य ८) 
लोक-संगीत अंक--१३७ सस्वरगीत; मूल्य १०) 
फिल्‍मी शास्त्रीय गीत अंक--लोकप्रिय फिल्मों 
के ५० स्वेरबद्ध शास्त्रीय गीत; मूल्य १०) 
फिल्‍मी गजल अंक--मदाहूर फिल्मों को 
३५ स्वरबद्ध गजलें; मूल्य ६) 
फिल्‍मी उल्लास-गीत अंक--प्रसिद्ध फिल्मों के 
३५ स्वरंबद्ध उल्लासपूर्ण गीत; मूल्य ६) 
फिल्‍मी विरह-गीत अंक--प्रंसिंद्ध फिल्मों के 
३४५ स्वरबद्ध विरह-गीत; मूल्य ६) 
फिल्‍मी युगल-गान अंक--प्रसिद्ध फिल्मों के 
३५ स्व॒रबद्ध युगल-गान; मूल्य ६) 
फिल्‍मी प्रण॑य-गीत अंक--प्रंसिंद्ध फिल्मों के 
३५ स्व॒रबंद्ध प्रंगंय-गीत॑; मुल्य ६) 
फिल्‍मी भजन अंक+--अ्रसिद्ध फिल्मों 


३५ स्व॒रबद्ध 23 चहन 8: लय ६) 
फिल्‍मी सांस्कृतिक गीत अंक--लोः 
फिल्मों के '३५ स्वरबद्ध सांस्कृतिक गोत; मूल्य ६) 
फिल्‍मी विविध गीत अंक-१--फिल्मों के 
३५ स्वरबद्ध गीत; मूल्य ६) 

फिल्‍मी विविध गौंत अंक-२--एिल्सों के 
३५ स्वरबंद्ध विविध गीत; मूल्य ६) 

फिल्‍मी विक्धि गीत अंक-३--फिल्मों के 
३५ स्वरबद्ध विविध गीत; घुल्य ६) 


७ शासंत्र व इंतिहास (०णए & सोज०ः' 
संगीत-शांस्त्र--कक्षा' १२ तक; मूल्य ३)५० 
हाईस्कूल संगीत-शास्त्र-कक्षां १ ०तकोमुं०१)१५० 
संगीत-विंशा रद--वर्ष १ से ५ तक मूँ” १२) 
राग-कोष--१४३८ रांगों का विवेरणए मूं० ४) 
भातखंडे संगीत-पाठमाला--प्रथम वर्ष; ३) 


, भातखंडे संगीत-झास्त्र (भाग १ से ४ तक)- 


भातखंडे-पाठयक्रमानुसार वर्ष १ से ७ तक 
मूल्य क्रमशः १४), १६); १८) व रे२) 
संगीतैं-पद्धतियाँ का तुलेनरत्मिक अध्ययन - 
प्रादीन १० संगींत-ग्रंथों के सारभ्सहित; मू० ७) 


6त्तर-भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास-- 
भातखंडे के भाषणों का संग्रह; ५) 
भारतीय संगीत का इतिहास---सुगम 
ऐतिहासिक अध्ययन; पुल्य €) 
अलाउद्दीन खाँ स्मृति-अंक --सचित्र जोवनी३) 
'संगीत” रजत-जयंती अंक--२० शोध-निबंध 
घहथा २००० संग्रोत-ग्रंथों की सूची; मूल्य ८) 
संगीत-निबंधावली--२३ निबंध; मुल्य ७) 
संगीत-चितामणि--उच्च शिक्षार्थियों व शोध- 
फर्ताओं के लिए ३२ विस्तृत शोध-निबंध; मू०३५) 
संगीत-पारिजात (अहोबल-कृत)--५०० इलोकों 
से संपन्‍्त हिंदी-टीका-सहित; मूल्य १२) 
संगीत-दपेण (दामोदर-कृत)--हिंदी-टीका- 
सहित 'संगीत-रत्नाकर' का सार-रूप; मुल्य ६) 
स्वरमेल-कलानिधि (रामामात्य-कृत)--दक्षिण- 
पद्धति का आधार-प्रंथ, हिंदी-टीका-सहित; मु ०४) 
दत्तिलमु (दत्तिल मुनि-कत)--२४४ इलोकों से 
संपन्‍न हिंदी-टीका-सहित; सुल्य ४) 
पाइ्चात्य संगीत-शिक्षा--स्टाफ नोटेशन को 
धास्त्रोय व क्रियात्मक सचित्र शिक्षा; सुल्य १२) 
भावाज सुरीली केसे करें--स्वर फो मधुर 
बनाने के लिए सचित्र उपाय व ओषधियाँ; मू०६) 


|] वाद्य-संगीत (57प7शा4। शप्र४०) 
वाद्य-वादत अंक---सचित्र वाद्य-शिक्षा; मुल्य १०) 
ताल अंक--सचित्र तंबला-शिक्षा; मूल्य ८) 
ताल-प्रकाश--बर्ष १ से ८ तक; मूल्य १२) 
ताल-मार्तेड---एम० स्यूज० तक; मूल्य १०) 
तबले पर दिल्‍ली और प्रब--बी ० स्यूज०से 
एस० स्यूज० तक शास्त्र व क्रियात्मक; मूल्य ९६) 
कायदा और पेशकार--क्रियात्मक; सू० ४)५० 
मृदंग-तबला-प्रभाकर (भाग १ व २)--शुरू से 
_क्रियात्सक शिक्षा; मूल्य क्रमशः ५) व ५५० 
मृदंग अंक-श्लोध-निबंध व सचित्र दिक्षा;मृ०१० ) 
सितार-झिक्षा---सचित्र शिक्षा व गत-तोड़े ८) 
सितारूमालिका--वर्ष १ से ८ तक; मूल्य १२) 
बेंजो-मास्टर--सचिच्र शिक्षा व धुनें; मू० ४) 
गिटार-मोस्टर--सचित्र शिक्षा व धुनें; मु०४) 


म्यूजिक-मास्टर (हिंदी)--हार्मोनियम, तबला। 
व बासुरी सिखानेवालो सरल पुस्तक; मल्य ५ ) 
म्यूजिक-मास्टर (उर्द)--हारमोनियम, तबला 
व बासुरी सिखानेवाली सरल पुस्तक; मूल्य ५) 
रविशंकर के आरकेस्ट्रा--६०बंदिशें;म्‌० १२) 
के नृत्य (729706) 
नृत्य-मारती--सचित्र नृत्य-शिक्षा; छ) 
नृत्य-नाटिका अंक--भारतीय बेले; म्‌ू० १० ) 
नृत्य अंक--सचित्र विविध नृत्य-सामग्री; मू०८) 
कथक नृत्य (भू० लेखक : शंभू महाराज)-- 
उच्च शिक्षा व दुर्लेभ सचित्र सामग्री; मू० १५) 
कथकलि नृत्य-कला--सचित्र शिक्षा; सू० ८) 
भारत के लोक-नृत्य-२००सचित्र नृत्य;म्‌ृ०१०) 
नृत्य नाटिका अंक--लेख एवं १२ भारतोय 
नुत्य नाठिकाएँ। मू० १०) 
७ 'संगीत' मासिक पत्र 
गत ४० वर्षों से संगीत-कला की सैवा में 
संलग्न शास्त्रीय संगीत का यह प्रतिनिधि मार्सिक 
पत्र है। इसका वार्षिक मूल्य २०) तथा साधारण 
एक अंक का मूल्य १)४० है | विदेशों के लिए 
इसका वाषिंक मूल्य २४), शि० २७, $ 3/50. 
इस मासिक पत्र की सन्‌ १९६१, ६२, ६३, ६४, 
६४, ६६, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२ तथा ७३ की 
फाइलें बिक्री के लिए अभी उपलब्ध हैं । प्रत्येक 
फाइल का मूल्य १४) तथा डाक-व्यय पृथक है । 
दीपावली--छूद ३१ दिसंबर-७४ तक 
प्रत्येक फाइल १०) डाक-व्यय पृथक । 


७ 'फिल्म-संगीत' की फाइले 
यह पत्र कुछ वर्षों-पूर्व जब मासिक-रुप में प्रका- 
शित होता था,उस समय की केवल सन्‌ १९६३ तथा 
६७ की बारह-बारह अंकों की फाइलें ग्रमी उपलब्ध 
हैं। प्रत्यक फाइल का मुल्य १४) तथा डाक-व्यय 
पृथक्‌ है । 
७ स्यूजिक-मिरर (४02८ शारर07) 
अँग्र जी माषा में प्रकाशित सचित्र मासिक पत्र 
म्यूजिक-मिरर' के उपलब्ध कुल छह अंकों की पूर्व॑- 
फाइलें बिक्री के. लिए अ्रमी मौजूद हैं। प्रत्येक 
फाइल का मृूल्य१४), तथा डाक-ठ्यय पृथक है। 


बस कं 
ध्कक स पर 
७७७७७७एएशरश/शणणभाणणाभाााा५ 99 __________लु 3 3 न आज कअ आल .. 3 का 33 हल, ३ आड़ कक क का काका कक ३ 3 का कल नल कक नकल की... शक पलक लकी क नमक शकबई ह 
४५ 





प्रकाशक : संगीत कार्यालय, हाथरस (छ० प्र०) 


